भारत के महान साधक 


एकादश्‌ खण्ड 


प्रथम प्रकाशन, अक्टूबर, १९८९ ई० 


प्रमथनाथ भट्टाचार्य 


नव भारत प्रकाशन, दरभंगा 


भारत के 
महान साधक 


ज्त- न 


ग्यारहवाँ खण्ड 


प्रमथनाथ भट्टाचार्य 


नव भारत प्रकाशन 


प्रथम प्रकार्थन 
अक्तृूवर-१६८९० 


अनुवादक : प्रो० डॉ० रमाकान्त पाठक 
प्रो० डॉ० ललितेश्वर झा 
श्री जगदीश्वर प्रसाद सिंह 
प्रो डॉ० भारती श्रीवास्तव 


( सर्वाधिकार सुरक्षित ) 


प्रकाशक : निर्भय रांघव मिश्र 
नव भारत प्रकाशन 
लहेरियासराय, 
दरभंगा (बिहार 


मुद्रक : ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय प्रेस, 
कामेदवरनगर, दरभंगा । 


प्रच्छद पट : श्री सुप्रकाश सेन 


मूल्य -पेंतिस रुपये मात्र 


जिनका महती क्॒पा से 
'आरत के महान याद्रक्‍ठ' 
का प्रकाशन संभव 
छो सका 
उन्‍हीं महापुरुष 
श कालीवद गुह्ाायाय के कर-कमलों में 
प्रकाशक बन्दृग्या यमविंसत 


भ्रूमिका 


भारतवर्ष ने विश्व को मानव-जाति को अपनी सम्यता के आरंभिक काल 
में ही कुछ स्थायी अवदान दिये थे, जिनका सदुपयोग नये विश्व-समाज श्रौर 
नये विश्व-मानस के निर्माण में प्रगली पीढियों की मी सहायता कर सकता है । 
ऐसे अवदानों की सूत्री में संस्कृत भाषा, ग्राम-गण-तंत्र, सह-जीवन-पद्वति, 
अनासक्त गार्हस्थ्य-धममं, ब्रह्म-विद्या, प्रक्रिया-योग और सम-भाव-साधना का स्थान 
भी निश्चय हो महत्त्व-पूर्ण है। पर इस देश का, अपने कोटिन-कोटि निवासियों 
के प्रति जो सर्वाधिक उज्ज्वल और रसमय अवदान है, वह है असंख्य श्राष्या- 
त्मिक महापुरुषों के लोक-पावन चरित वी श्रब्याहत, अजस्र परंपरा श्रौर उनके 
अनुभवों ओर वचनों का अनाविल, अक्षय कोष । 

अनंत श्रौर श्रखंड ब्रह्माण्ड के जो भ्रनधिगम्य और अगरोचर स्वामी हैं, 
उनको भ्रहैतुकी कृपा का भ्रवतरण मुख्यतः ऐसे ही महापुरुषों के रूप में होता 
है, जो निष्काम माव से अपना सब-कुछ भगवान्‌ के चरणों पर सौंप कर, उनके 
ग्रपने हो गये हों, और जिनके माध्यम से भगवान्‌ के ऐश्वयं, माधुर्य और 
कवल्प की विभूतियाँ जन-साघारण के प्रति प्रकट होतो रही हों ! ऐसे महापुरुषों 
को इस देश की जनता भगवान्‌ के ही लीला - विग्रह के रूप में जानती-मानती 
श्राई है। उसकी दृष्टि में ऐसे महापुरुषों का स्मरण, श्रवण, दशंन, कीत्तेन, वंदन 
और सान्तिष्य भगवान्‌ की ही ध्ाराधना श्रौर प्रसादन के सुगम उपाय हैं । 
इतना ही नहीं, वह तो ऐसा भी मानतो आई है कि भगवान्‌ के वैसे सच्चे भक्त, 
भगवान्‌ के ही लोकगोचर प्रतिरूप हैं। जिस तरह गंगा की महिमा पूजा-कलश 
के गंगाजल में विद्यमान है तथा बह्मयाण्ड को पिंड से और परमात्मा को आहध्मा 
से श्रनूमव का विषय ठनाया जा सकता है, उसी तरह श्रवाडइ_ मनोगोचर 
भगवान्‌ को मी, उनके सच्चे मकतों के माव्यम से जीवित अनुभव के रूप में, 
देहवारियों के द्वारा पाया जा सकता है | इस विश्वास के अनुसार मगवान्‌ श्रोर 
भक्त, विषय झ्रौर प्राश्नय की तरह, एक ही रस या आस्वाद की प्रतीति के, 
परस्परावलंबी विमाव हैं; श्रर्यात्‌ मक्तस्तु मगवान्‌ स्वयम्‌ ॥' 

ऐसा कहना श्रनुचित न होगा कि भारत की घरती का भौगोलिक सीमाकने 
किसी विजेता-सम्राद के ऐतिहासिक पराक्रम का परिगाम नहीं । किसी समुद्र 


( २ /: 

गुप्त की तलवार, किसो सिकंदर के बच्छे, किसी श्रशोक्त के शिलालेख के प्रति 
मारत का जनता श्रपने स्वदेश के अस्तित्व के लिए ऋणी नहीं । भारत के चित्त 
के निर्माण में भी किसो फ्रांयड, डाविन, माक्‍स, नीत्से या नेपोलियन की 
कारीगरी की करामातों का कोई उल्लेखनीय योगदान कभी झंकित नहीं हो 
पाया । उसकी भौगोलिक सीमा हांकराचायं, रामानुज, कबीर, नानक, चैतन्य- 
देव, ज्ञानेश्वर, रामतीर्थ और गाँवी-विनोवा की पद-यात्राश्रों-तीर्थ-यात्रा ओं- 
की उपज है और उसके चित्त की रचना को है व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, 
तुलसीदास और रवीन्द्र नाथ ठाकुर जैसे कवियों ने, परमहंस रामक्ृष्ण देव, 
रमण महर्षि, योगिराज भ्ररविद और ब्रह्मषि विनोबा-जेसे विश्वमानवों के प्रति- 
पद-निदिध्यासनों ने किवा अन्दाल, अक्क महादेवी, लल्ला, मुक्ताबाई, मोराबाई 
ग्रर ताज-बीबी जंसी सवंस्व-त्यागिनी प्रेमयोगिनियों के नृत्यों और गीतों ने । 
इसलिए मारतवासियों को शास्क-वर्ग के उस इतिहास में कभी गहरी 
दिलचस्पी लेने की जरूरत नहीं हुई, जो अशोक, अकबर शभ्रौर कर्जन के 
करिश्मों के लतीफे गढ़हर धन्य होता रहा हो । मारत की जनता को दिलचस्पी 
तो उन आध्यात्मिक महापुरुषों में ही हो सकती है, जो उसके मन-प्राणों में 
जन्मान्तरीण पुण्य-संस्कार की तरह रसे-वसे है श्रोर अनादि श्रनुश्नुतियों की 
प्रजत्नर रसधारा के श्रालम्बन होकर उसके देनंदिन जीवन को पावन, सरस, 
सुगं घित और उत्फूलल करते रहे हैं । 


ऐपे महापुरुर्षों में कुछ का पता इतिहांस तो क्‍या, पुराणों को भी नहीं 
है। दूसरी ओर उनमें कुछ बसे महायुरुष भी हैं, जिन्होंने गोरखनाथ, 
तुलसीदास, समर्थ रामदास, सरमद, बाबा लाल, गुरु गोविन्द सिह और 
ऋषि दयानंद की तरह, इतिहास के नायकों से आमने-सामने की लड़ाई में 
लोहा लिया था श्र उन्हें श्रपती हैत्ियत पर पुनविचार करने के लिए विवज्ञ 
कर दिया था | उनमें स्वामी हरिदास ओर त्यागराज-सरोखे गायक भी हैं, 
और तुकाराम, नरसी मेहता और सूरदास-जैसे कवि मी । उनमें ऐसे विभूति- 
संपन्‍न महापुरुष भी हैं, जो बामाक्षेपा, साईं बादा और मेहर बाबा की तरह 
निर्जन-वासी थे और ऐसे असाधारण महापुरुष भी हैं, जो तुकाराम, परमहंस 
रामकृष्ण और विजय कृष्ण गोस्वामी की तरह जनसाधारण के बीच रहकर, 
उनके सुख-दुःख में शरीक होना अपने लिए आवद्यक मानते थे। उनमें कुछ 
आज भी इस घरती पर विद्यमान हो सकते हैं, और कुछ की कथाएं, सहस्ना- 
व्दयों पहले से ही अगस्त्य, बश्षिष्ठ, अ्रन्धती, मरीचि, पंगिरा श्रौर भ्रूव को 
तरह, आकाश में नक्षत्र बनकर, पूरे ब्रह्माण्ड को उद्मासित कर रही हैं । 


( हरे ) 


आकाश के नक्षत्र बनकर ऊपर उठने वाले पश्लरौर घरती के लोकालय को 
फूल बनकर आमोदित करने वाले महापुझषों की प्रलग-अलग कोटियाँ अवश्य 
हैं । मगर मूल बंगला ग्रंध--'मारतेर साधघक--के लेखक श्री शंकर नांथ राय 
(श्री प्रभथ नाथ भट्टाचायं) ने सुचतुर मालाकार की तरह, नक्षत्रों और फूलों 
को साथ-साथ गूंथने की जो सम-माव-कला दिखाई है, उसके प्रति कृतज्ञता 
निवेदित किये बिना हम नहीं रह सकते । यही कारण है कि उक्त ग्रंथ का जो 
हिंदी माषान्तर नवमारत प्रकाशन फी ओर से अनेक खण्डों में मारत के महान 
साधक के नाम से प्रकाशित हो रहा है, उसमें मी लगमग वही पद्धति अपना 
ली-गई है । चरित-क्रम में 'मारतेर साघक” श्रौर 'मारत के महान्‌ साधक' में 
किचित्‌ भ्रन्तर दिखाई दे सकता है, कितु उक्त अम्तर के बावजूद, मूल बंगला 
ग्रंथ के स्वारस्प को हिंदी माषान्तर में मी सुरक्षित रखने का चेष्टा हमने 
तत्परतापूवंक की है । 


युग प्रवत्तंन को पृष्ठमूमि में गप्त महायोगी श्रीयुत्‌ कालीपद गृह राय 
( महर्षि याज्ञवल्क्य ) ने जागरण के प्रथम दिनों में ही स्व० श्री प्रमथः नाथ 
भट्टाचायं को प्रादेश दिया था कि “हिमाद्वि' पत्र के सम्पादक की हैसियत से 
वह प्रत्येक सप्ताह महापुरुषों की जीवनियों पर प्रकाश डालते रहें । आज के 
विषम काल में महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ना ही सच्चा सतूसंग है । उसी 
प्रादेश-पालन में लगभग २५ वर्ष प्रमथ बाबू ने जीवनियों का तथ्य संग्रह कर 
उन्हें प्रांजल भाषा में लिखा जो साहित्य की दृष्टि से भी बंगला भाषा में 
अपना स्थान रखता है। उसके प्रपने मूल्य के अलावा परम पृज्य श्री कालीपद 
गृह राय, जिन्हें हम 'दादा? कह कर पुकारते हैं, के आदेश का मी महत्व है १ 


वत्तमान युग की कुशिक्षा-ग्रस्त उन्मत्त यथाचारी पीढ़ी को आस्तिकता 
ग्रौर सदाचार के पथ पर वापस मोड़ने की दिशा में “मारत के महान्‌ साधक 
सरीखे ग्रंथों की ग्रपरिहायं उपयोगिता है । भारतवर्ष के जन-जीवन ने पराजय, 
अपमान, विध्वंस, अ्रराजकता, उत्पीडन श्रौर दासत्व की एक-से-बढ़कर-एक दारण 
पीड़ा का श्रनुभव पिछले डेढ़ हजार वर्षों के दर्म्यान किया है| मगर वेसे दुदिनों 
के काल में भी, वह कभी, आज की तरह हताश, अधीर, निरुषाय और 
निरवलंब नहीं हुआ था । इसका सबसे बड़ा कारण शायद यही है कि उसको 
सांस्कृतिक विरासतों पर स्वदेशी सत्ता के हाथों-जेपे संगठित श्राक्रमण पिछले 
दो दशकों के मीतर लगातार किये जाते रहे हैं, बसे आक्रमणों की क्रम-बद्ध 
निष्ठुर योजना विदेशी आक्रामकों श्रौर शासकों के बूने की बात न थी । 
विदेशी राजसत्त। के आक्रमणों से उप्ते अपनी रक्षा करने में वेसी कठिनाइयों 


( ४ ) 


का सामना नहीं करना पड़ा था, जैसी कठिनाइयों का सामना उसे इन दितों 
फरना पड़ रहा है। देश का पुरुषार्थ श्रोर स्वाभिमान जिन विश्वासों के सहारे 
पिछले बीस हजार वर्षों तक अयने पाँव पर खड़ा था, वे अब एक-एक कर 
टूटते चले जा रहे हैं । देश के जन-जीवन को उत्साह, एकता, श्रास्तिकता श्ौर 
सदाचार की प्रेरणा से नई संजीवनी प्रदान करने वाले लोक-गुरुप्रों की एक 
संपूर्ण पीढो ही, पिछले तीन दशकों के भीतर, अन्तर्घान होती चली गई है, 
ओर उसकी स्थान-पूत्ति का कोई विकल्प न पाकर देश का जन-जीवन 
निरवलंब भ्रौर दिडःमूढ़ हो गया है। इसी का फल है कि स्वतंत्रता, प्रजातंत्र 
और नव-निर्माण की डींगों के बीच, हम नेतिक, घारित्रिक और सांस्कृतिक 
पतन के गत्त में लगातार फिसलते जा रहे हैं श्रौर श्रपनी जिस गरिमा के बोध 
ने हमें आज तक टिकाये रखा था, उसकी मोनारों को हम अपने ही हाथों 
तोड़ने में विजय के भिथ्या गवे का अनुभव करके अपनो निलेंज्जता को 
विज्ञापित फर रहें हैं । 
मारत के इतिहास में वेन, कराल जनक, सहस्रार्जुन श्रोर घुंघुमार- जैसे 
प्राततायी सम्राटों के शिरइछेंद की घटनाएँ पहले भी घटित हुई थीं, पर 
महात्मा गाँधी-सरीखे विश्ववंच्च संत को गोली मारनेवाले बधोन्माद को जन- 
जीवन ने इसके पहले कभी प्रश्नय नहीं दिया था ! इस देश के जन-जीवन को 
शिक्षित श्रौर नगर-निवासियों की उस कौतुक-लोलुप दर्शकों की पीढ़ी से भी 
कमी वसा घनिष्ठ परिचय न था, जो ब्रह्मवि विनोत्रा माँवे के महा-परिनिर्वाण 
को अनखा कर, क्रिकेट के खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए लाखों की भीड़ 
में उमड़ पड़े और इसके लिए लज्जा था पदचात्ताप का रंच मात्र अनुमव मी 
उसे नहो!' इमलजिए, सुछरात को विब्र पिलाने वाले यूनान, खिस्त को 
शूली पर चढ़ाने वाले यह॒ुदिया और मंयूर का प्रत्यंगच्छेदद करनेवाले ईरान 
की तुनना में मारतत्रयं अपने जित गोरव-बोध के कारण, अपने को विद्विष्ट 
मानता था, उप्क्ा आवबार हो अब खण्डित हो गया है। 
मगर महापुरुषों को अपमानित कर गे करनेवाली पीढ़ी केवल 
ऐतिहासिक सनल्निपात के उन्माद की उपज है, ऐसा मान लेना भी हमें 
यथाचारवादी नात्तिकता की ही ओर ले जा सकता है। इस प्रसंग में गो रक्षा» 
सत्याग्रह-शिविर के सर्वोदयों बंधु श्री ब्रजमोहत शर्मा ने अपनी पुस्तिका- 
कालातीत पुछ्त की सत्य-प्रावता'-में कुछ विचारणीय रहस्यों का 
उपस्थापन किया है। वे लिखते हैं-- 
“इन दिव्य विमृतियों को एक कोटि में ऐसे लोग हैं, जो स्वयं 
लोकझातात हुंते हुए मो लोकोद्धार के लिए, साधारण लोगों के बीच, उन्हीं के 


( ५ ) 


जैसे होऋर रहते हैं और उन्हें अपने साथ लेन्चलने का प्रयास करते हैं। इस 
तरह स्वयं युगातीत, कालातीत होते हुए मी वे युग-प्रवत्तंक के रूप में प्रकट 
होते हैं। लेकिन “* * उन्हें इस करुणा की कीमत भी चुक्रानी पड़ती है ।... 

“मगवान्‌ राम सोता को श्रपने साथ रखें, यह भ्रयोध्या की जनता को 
मंजर न हुप्रा । श्रन्तत: उन्हें सीता-जैसी पतिब्रता पत्नी तथा सदा छाया 
की तरह साथ रहनेवाले लक्ष्मण-जेसे माई का मी त्याग करना ही पड़ा ।... 
श्रीकृष्ण अपने स्वजन-बांधवों को भी उनन्‍्मत्त होने से नहीं रोक पाये और 
अन्ततः यादवों ने उनझछो आँखों के सामने अपने-आप का संहार कर हो 
लिया ; . .अप्रतीकार और अ-हस्तक्षेप की मूमिका में स्थिर मगवान्‌ महावीर 
और भगवान्‌ बुद्ध पर मी क्या-क्या न बीता ।...गाँधीजी को, ( जिन्होंने हिंदू 
घममं को विश्व-घर्म के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई ) एक हिंदू कहलानेवाले ने ही, 
राष्ट्र और घममं का सत्रसे बड़ा दुश्मन मानकर, गोली मार दी ! महापुरुषों 
पर सबसे अधिक निमंम प्रहार उन्हीं लोगों के द्वारा होते श्राये हैं, जिनका दावा 
रहा है कि वे उन्हीं के बताये मार्ग पर चलते रहे हैं । 

“क्राका कालेलकर द्वारा उद्घुत एक पाइचात्त्य-लेखक का यह वचन इस 
सिलसिले में अत्यन्त मामिक है--“महापुरुषों को उनकी महानता के लिए किस 
प्रकार की सजा दी जाय, यह निश्चय न कर पाने पर, नियति ने उन्हें अपने 
ही प्रनुयायियों के हाथों दण्डित कराया है ।! 

योग के कलाश-शिखर पर आारुढ़ होने के दो मार्गों की चर्चा मारतोय 
साहित्य में मित्रती है --(१) विहंगम मार्ग और (२ ) पिपीलिका-मार्ग । 
आनेवाले युग में विहंगम-मार्ग की उपयोगिता संदेहास्पद हो गई है । यह स्वयं 
ब्रह्म॒षि विनोबा भावे ही, घोषणा कर गये हैं। वे कह गये हैं कि विश्व के शेष 
लोगों को ग्रधम, अयोग्य, श्रपात्र और हीन मानकर, भ्रव यदि कोई पहाड़ की 
गृहा में केवल श्रपनी मुक्ति के निर्मित्त आजोवन तपस्था करता रह जाय, तो 
मी उसे मुक्ति नहीं मिलेगी श्रोर उसका वह प्रयास पूरे तौर पर विफल हो 
जायगा । इसलिए ब्रह्म विनोबा ने श्रपनी स्वस्ति केवल पिपीलि का-मार्ग को 
दी है। मगर चींटी को तरह कतार वाँध कर, साथ-साथ, एक ही लक्ष्य तक 
पहुँचने को आ्राप्राण चेष्टा का अनुशासन--पिपीलिका -- मार्ग का ग्नुशासन-- 
मनुष्य जाति भगवान्‌ की अ्रस्तीम कृपा के बिना क्या कमी सीख पायेगी ? 

मगर सबको साथ लेकर चलने की टेक--पिपीलिका मार्ग की टेक-- 
महात्मा गाँधी और बह्मवि विनोबा भावे-जैसे जो महापुरुष अपनाते हैं, उम्हें 
मी प्रलय-समुद्र में श्रकेले ही तरना पढ़ता है। भारतवषं-जैंसा आध्यात्मिक 


( ६ ) 
देश मी कया प्रलय-समृद्र में आज तक अकेला हो तरता नहों रहा ? उसकी 
निरुपायता की इस स्थिति पर भी बावा ने विचार किया था । वे हमें प्राववासन 
दे गये हैं-- 

“आप मायूस न होइये। जिप्तसे ब्रह्म-विद्या निकली, श्रध्या्म-विद्या 
निकली, उस भारतीय संस्कृति को आ्राप सं भालें, तो श्राप दुनिया को बचानेवले 
होंगे भर श्रापको दुनिया को वचाने का माग्य प्राप्त होगा । 

( पृ० ३१, मूदान-गंगा, खंड-४ ) 

“जब प्रलय के समय सारी दुनिया जलमग्न हो जाती है, तो अकेला 
मार्कण्डेय ऋषि तेरता रहता है और फिर वह्दी दुनिया को बचाता है। उसी 
तरह श्राज भी दुनिया में विचारों से, वचन से, व्यापार से, शस्त्रास्त्रों से, 

एटम वम से, हर तरह से प्रलयात्मक प्रयत्न हो रहे हैं। प्रलय के इन सारे 
प्रयत्नों पर जो देश मार्कण्डेय की तरह भ्रकेला तैरेगा, उसीके हाथ में दुनिया 
का नेतृत्व आयगा । 

“मैं यह अमिमान से नहीं, वल्कि नम्नता-पू्व॑ंक बोल रहा हूं । 

( पृ० १५१-५२, मूदान-गंगा, खंड-१) 
पिछड़े ४३ वर्षों से प्रलय-समद्र में एक्राकी तैरनेवाली हिम्मत के एक 
श्रनूठे स्वप्न-पुरुष को मैं मी देखता रहा और उसी सम्मोहन में उसे मार्कण्डेय 
ऋषि की ही भाँति जरा-मरण से अतीत मानकर प्रसम्न होता रहा । लगता है 
वृद्ध हो जाने पर मी, हृदय के मोतर, हर कोई, एक हठो शिक्षु की ही तरह 
नादान रह जाया करता होगा । वह सच्चाई की हर पीड़ा को झेलने के लिए 
तेयार रह कर मी अपने सत्रसे ज्यादा मीठे सपने को टूट जाने की सहमति 
नहीं दे-पाता । 
विपीलिका-मार्ग पर चींटियों की कतार में, सबसे पिछलीं चींटी की 
हैतियत से, ४३ वर्ष पूर्व, मैं अनजाने ही क्यों और कैसे शरीक हो गया था, यह 
आज तक समझ नहों सका। उस समय काँग्रेत्त सोश्यलिस्ट पार्टी के नाम से 
चींटिरों की वह कतार पुकारी जाती थी । कवीर पहले ही बता गये थे-- 
“चींटी चावल ले-चली, मिली राह में दाल 
दोनों साथ न छ्व॑ सके, एक ले, एक दे डाल ।” 

चींटी का छोटा-सा मुह चावल के साथ-साथ दाल को मी संभाल ले, 

यह संमव नहीं । सो पार्टी का चावल छूट गया और “नव भारत प्रकाशन” की 
दाल श्रा गई । १९५२ में वहीं से समाजवादी ग्रंय-माला के कई ग्रंथ प्रकाशित 
हुए। उनमें 'जीवन के तीन प्रध्याय/ ही तया था। “क्रान्ति कंसे हो ?” तो 


( ७ ) 

पुराना ग्रंथ था, जिसे बिहार फी पहली स्वदेशी सरकार के द्वारा १६४८ ई० में 
ही जप्त कर लिया गया था, मगर इसके बावजूद उसको तीन लाख प्रतियाँ तब 
तक हार्थो-हाथ बिक चुकी थीं । 

भारत के महान्‌ साधक के प्रथम खण्ड का प्रकाशन १६६४ ई० के 
फरबरी महीने में हुआ था । 'तव मारत प्रकाशन” की नई साथंकता का भ्रारंभ 
इसके साथ हो हो गया था । उस खण्ड को मूमिका लिखी थी डॉ संपूर्णानन्द 
ने और उसके प्राकक्रथन के शब्द थे महामहोपाष्याय पं० गोपीनाथ कविराज 
के। मैं उसके श्रनुवादक-मंडल का एक सदस्य था, तब सी और श्राज भी ! 
उस समय श्रनुवादकमंडल के सदस्य की हो हैसियत से परम पृज्य पं७ श्री 
रामर्नंदन मिश्र जी, स्वयं मी, शरीक हुए थे । पिपीलिका-मार्ग यही तो है । 

उसी ग्रंथ के ग्यारहवें खण्ड का प्रकाशन १९८५६ में जब होने जा रहा है, 
तो उसकी भूमिका लिख देने को जिम्मेदारी मुझ पर श्रा पड़ी है । बीच के २५ 
वर्षों में क्या कल्प-तरुओं को यह भरण्य-मूमि देखते-ही-देखते निरस्त-पादप हो 
गई ? यदि नहीं, तो एरंड कोद्रमन कहकर एरंड ही कहा जाना चाहिए । 
मगर आज्ञा-पालन का जो निश्चित कर्त्तव्य है, उसमें नम्नता के बहाने प्रमाद 
करने का अपराध मैं वारंवार नहीं कर सक्‌गा । 

मगर बीच के वे पच्चीस वर्ष किस तरह बीत गये, यह सोंचने पर कलेजा 
म॒ह को आा जाता है। प्रथम खण्ड जिनके करब्कमलों में समपित किया गया 
था, वे वबहुजन-परमाश्रय बहुजन परमाराध्य श्री कालीपद गहराय १९६६ ई७० 
के अक्तूबर मांस की १६ वीं तारीख के दिन ढाई बजे अपराह्न में मरत्त्य शरोर 
का त्याग कर गये । इसके लगभग १२ वर्षों के बाद, हमारे बृहत्तर परिवार 
की आश्रयदात्री--सर्वेसहा, सर्वे-वत्सला माता--पाराशरकुल की राजलक्ष्मी - 
श्रीमती राज किशोरी देवो भी, भ्रपनी जन्मान्तरीण स्मृति के निष्ठुर कान्हा को 
कोस कर, करुणामय तथागत की कुृपालृता को सराहती हुईं, दीपक राग की 
तरह, मृत्यु की श्रेंघियाली रात को चोरती हुई, संसार से सदा के लिए चली 
गई ॥। 

मृत्य की उस रात को आँसुओं को तरह पीकर णो पहली पीली सुवह 
उगी, उसमें हमने देखा कि चक्रवाकी के विछोह ने चक्रवाक फो एक ही रात में 
बढ़ा बना दिया है। वाबूजी के वृद्ध हो जाने की कल्पना भी झुझे प्रसह्म 
थी । 

परम पूज्य पंडित श्रीरामनंदन मिश्र को, उत्ती दिन, पहले-पहल, छ्ड़ी 


चर 


टेक कर दमशान-यात्रा के उदास राजपथ पर, चलते देखा गया । चलने के 


३ 


( 5 ) 


पहले वे केवल इतना ही बोल पाये-- 'ग्रापलोगों की माँ को, कितना कठोर 
होकर, मगर कितने प्यार के साथ मैंने विदा कर दिया ! जो साठ वर्षा तक, 
जीवन के कंटक-मार्ग पर, हर डग पर साथ देती रहीं, उनके विना एक पग 
चल पाना मी अझ्रमी कठिन लग रहा है| मगर धीरे-बीरे अकेले चल पाना भी 
गअम्पास के वल पर, आतान हो जायगा। 


चक्रवाक यदि अपने विह॒ंगम-मार्ग से श्रकला ही जाना चाहता, तो वह 
कंलास-शिख र से उतर कर धरती पर क्यों श्राता ? हमारी तरह की श्रगणित 
पिपीलिकाओं को, श्रपने साथ ले चलने की अपार करुणा के कारण हो तो 
उसने इस पिपॉलिका-मा्गं को चुना था। सोश्यलिस्ट पार्टी को चावल की 
तरह मुह से गिरा देना और नव-मारत-प्रकाशन को दाल की तरह म॒ ह से 
लगा लेना, चींटियों की जरूरत भले हो, मगर चक्रत्राक के लिए तो वह प्रेम 
और करुणा का एक खेल मर था। 

इमशान-यात्रा के पथ पर, उसो दिन, पंदल चलते-चलते मझे अपने वहत्तर 
परिवार के एक पश-सदस्य के भाग्य से ईएष्या होने लगी । कहने को, यों, तो 
वह कुत्ता ही था-- जमदरबा । माँ उसे अ्पने ही हाथों खिलातीं और वाबेजी 
के हो पेरों से सटकर वह लगातार व्यान-मर्न पड़ा रहा करता । ३२ वर्ष की 
उम्र पार कर जब वह बेतरह बूढ़ा प्रौर बीमार हो गया और उत चरणों के 
पास पड़े रहने का एकाथिकरार जिस दिन उससे छीन लिया गया, उस दिन 
उसकी आंखों ने बेबी के प्रांत बहाये थे । मगर मत्य की घड़ी में उसने जब 
अपने शिर के पाप बावू जो को अचानक खड़ा देखा, तो वह खशी से पागल 
हो गया । मुमूषु ने अयनी लठकती गद॑त उठाई और चारों ओर गर्व-प्वंक देख 


कर घोषणा की-- 'मौं-मौं' । प्रपना हठ पूरा कर लेने के बाद वह मृत्य के अंक 
में शिशु की तरह सो गया था। 


मनुष्य कुत्ते को भाषा नहीं समझ पाता। 'भां - भों! कर उसने क्‍या 

कहा ? 
कवि गुरु रवीन्द्र नाथ ठाकुर की काव्य-पुत्री ने गन्तुक पिता की राह रोक 
कर कहा था-- “जेते ना दिवो ।” जमदरबा जाते-जाते, अपने आगत स्वामी 
का चुनोती दे गया-- “जेते ना दिलाम ।” हाँ, जीते-जी उसने न तो माँ को 
जानें दिया, न ही वाबू जो को वृद्ध होने दिया | वह कितना माग्यशाली था ! 


भगवान्‌ हमारे बोच वार-वार ग्राते हैं, पर हम उन्हें नहीं पहचान पाते । 
कामरूप जगन्नाथ के ऐसे श्रनेक भ्रप्रत्यभिज्ञ य लीला-विग्रहों की कथा न कभी 


( ६ ) 


किसी इतिहास या पुराण में समा पायी है, न ही 'मौरत के महान्‌ साधक' 
“प्रन्थ-मालाके किसी एक खण्ड में कमी समा पायेगी । जिन्होंने उन्हें पहचानने 
को सामथ्य॑ उन्हीं के द्वारा दी गई दिव्य भ्रांखों के सहारे पाई थी, उन्हें 
मी, उनकी ओर देखते रहने का साहस साथ न दे सका। वे भी घबड़ा कर 
पुकार उठ थे । 
४ भ्रदुष्टपूर्वी. हृषितो$स्मि दुष्ट्वा 
मयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 
तदेव मे दर्य देव खरूपं 
प्रसीद देवेश . जगन्निवास । 


जिमके पास हमारे प्रलापों की पहुँच नहीं, उनके पास हमारी प्राथंना क्‍या 
पहुँच पायगी ? समवत: हाँ, क्योंकि न्याय करने का कोंग तो मनुष्य मी करता 
द्वी त्राया है श्रोर करता ही रहेगा, मगर क्षमा करने का ढोंग उसके व॒ते को 
बात नहीं । क्षमा की क्षमता मगवान्‌ की अपनी विभूति है । 

खित्त ने कहा था--“धरती पर सन्‍्तों का जितना लहू बहा है, वह एक- 
न-एक दिन, तुम्हारे शिर पर अवश्य पड़ेगा ।” वह शाप घरती के सिर पर 
पड़ा । तमो तो प्रलय के समुद्र में माकंप्डेय ऋषि श्रकेला तंर रहा है । 

मगर खिस्त ने तो यह मी कहा था - “्यारे पिता, इन पार्षियों को क्षग्त 
कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करने जा रहे हैं ।' 


क्या खिसत का यह आश्यीर्वाद मी फलित होगा ? 


प्रलय-समुद्र में अ्रकेला तरना तो मार्कण्डेय ऋषि के ही वश की बात है । 
मगर प्रलय के समुद्र-तट पर खड़ी मांनव-जाति के लिए प्रार्थना करने का 
श्रधिकार केवल खिसल्‍त का नहीं, हम पिपीलिकाप्नों का भी है। 
हे रस-हपेश्वर प्रियतम, हे प्रेम-पुरुषोत्त म, हे महर्षि याज्ञवल्क्य, हे दादा 
जगन्नाथ देव के दारु-विग्रह को, अपने को शून्य बनाकर पूर्ण कर देनेवाले 
जीवन-यज्ञ के हे अमृत-मेघ, हे मुवनाकार वामदेव, हे विदेह कदणा के सदेह 
अवतार, हमने आपके प्रति निरस्तर अपराध-ही-प्रपराध किये । श्रापको 
असोम श्रोर अहैतुक्को कृत की अ्रजल्ल-वुष्टि को हमने श्रपने प्रति व्यर्थ कर 
दिया । मगर फिर मी श्राप हमारे द्वी अपराधों को नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के 
प्रत्येक अपराघ को क्षमा कर दें । है नीलकठ, आपका यह विष-पान ही, 
प्रशेष सुष्टि के लिए नव-जीवन-दान बनेगा । हमारे पास पष्चात्ताप के ऑसू 


( १० ) 
के सिवा कुछ नहीं, जिसे हम ग्रापके चरणों पर अध्यं के रूप में निवेदित कर 
सकें-- 


सखेति मत्वा प्रसम॑ यदुकत॑, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, 


प्रजानता महिमान॑ं-तवेदं, मया प्रभादात्‌ प्रणयेन वापि 


यच्चावहासार्थ मसत्कृतोडति,. विहार -- शब्यासनमोजनेषु 
एकोथ्यवाप्यच्युत तक्ष्वमक्षं, ततक्षामये.. ट्वामहमप्रमेयं॑ 


पिताउपिलोकस्प चराचरस्य, त्वमस्य पृज्यइच गुरुगंरीयान्‌ 


न व्वत्समो5स्त्यम्पघिक:. कुत्तोबन्यो, लोकत्रयेथ्प्यप्रतिमप्रमाव 


तस्मात्‌ प्रणम्य प्रणिधाय काय॑, प्रत्तादयेत्वामहमीश मीडयम्‌ 
पितेव पुत्रल्य सखेव सख्य:, प्रिय: प्रियायाहंसि देव सोढुम्‌ 


दरभंगा -+-षधस्नाब्कआाल्ल प्वाठ८्छ 
२६-५०१६८६९ 


प्रकाशकोय 


भारत के महान साधक के ग्यारहवें खण्ड को प्रकाशित करते 
हुये हमें अपार हुए हो रहा है। इसके मूल लेखक स्व० प्रमथ नाथ 
भद्टाचार्य के प्रति हम कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य १५ 
वर्ष महापुरुषों को जीवनियों के संत्रह में लगा दिया। हम अपने 
अनुवादकों के प्रति भी हादिक कृतज्ञता अपित करते है। 

हिन्दी के पाठकों के समक्ष मूल बंगला पुस्तक का हिन्दी रूपान्तर 


उपस्थित है। इसकी महत्ता और उपयोगिता का निर्णय उन्हें ही 
करना हैं । 


देश के सब क्षेत्रों के महानुभावों से हमें हर तरह को सहायता 
मिली है। उनको इस सहायता के बिना इसका प्रकाशन कभी संभव 
नहीं होता। हम उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते | इस अवसर पर 
उन महानुभावों के प्रति हम अपनी आंतरिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। 

इस ग्यारहवें खंड को, इस रूप में प्रेस में भेजने के पहले, जिन्होंने 
आरंभ से अन्त तक, एकबार स्थयं देख लिया था, हमारे बृहत्तर 
परिवार के वे पितृदेव--परम पूज्य पं० श्रीरामनंदन मिश्रजी- गत 
२७ अगस्त १६८६ की रात के सवा दस बजे अपने स्थल शरीर का 
त्याग कर गये। आज इस संसार में न इस ग्रथमाला के प्रेरक 
महापुरुष श्रीकालीपद ग्रुहराय हैं, न इसके मूल बंगभाषा रूप के 
प्रस्तोता श्री प्रमथनाथ भट्टाचाये ओर न ही इसके हिंदी भाषान्तर के 
प्रवत्तक और अनुष्ठाता पं० श्रीरामनंदन मिश्रजी। मगर यह बात 
क्रेवल मर्त्यं कलेवरों केही ग्रसंग में सच है। उनकी अमृतमय 
उपस्थिति तो हमारे बीच सदा बनी रहेगी। तभी, हमें आशा और 
विश्वास है कि उनका यह ॒ अनुष्ठान, उन्हीं की कृपा के सहारे, अन्त 
तक चलता रहेगा। 
लहेरियासराय निर्भय राघव मिश्र 
१७,१० ८6 प्रकाशक 


आचाये रामानन्द 
अद्व त आचार्य 
अवधूत नित्यानन्द 
रूप गोस्वामी 
राम ठाकुर 


स्वामी रामानन्द 


आचायें रामानन्द 


रात को श्रंघियाली अमी तक साफ नहीं हुई। श्राकाश के छितराव 
में टके दो-चार तारे भी श्रमो तक टिमटिमा ही रहे हैं। मोर में ही जाग 
जानेवाली काशी की सड़कों पर भी ग्रमी तक चलनेवालों के पाँवों की श्रावाज 
सुनायी नहीं पड़ रही है | मगर रामदत्त तो ऐपा कुछ होने के पहले ही जाग 
जाया करता है। उसे चृपके-चुपके बगोचों से फूल बटोर लाने के निमित्त 
ऐसा ही नोरव श्रोर निर्जंजन समय चाहिए। वह हाथों में फूलडाली लिये 
चुपचाप सड़क पर बेतहाशा वढ़ा चला जा रहा है | चींटी के चलने की भी 
ग्रावाज होती होगी, मगर रामदत्त जब फूल चूराने के लिए दबे पाँव विदा 
होता है, तो कोई आवाज नहीं हो सकती । 


सेकड़ी गलियों के घुमावदार रास्ते से होकर वह पंचगंगा महल्ले के 
उस बड़े बागान में पहुँच चुका है। बागान चोतरफ दावारों से घिरा है । 
इतना बड़ा वागान शायद काशी में दूसरा दिखायी नहीं पड़ता । श्रौर, इस 
वागान के फूलों का तो कहना ही क्या ? वेसे फूल दुल॑भ हो कहे जायेंगे । 
उनके लिए रामदत्त-जैसे वाहक को लोम न होता तो भला किसे होता? 
करीने से फैली हुई झाड़ियों की कतार में रंग-रंग के सुगंधित फूल रात 
गुजरने से पहले ही खिलखिला उठते हैं। शायद रामदत्त को उन्होंने पहचान 
लिया है और वे उसे देखते ही प्रसन्न होकर हँस पड़ते हैं। सुगंधि की घारा 
में इन फूलों की हँसी अन्धकार में भी छिपी नहीं रह पात्ती। ताजा-ताजा 
मोंगड़ं, लजीली णूही, सकुमार चमेली श्रौर ज्ञालीन मालती के फूलों को इस 
तरह खिलते-खुलते देखकर रामदत्त के प्राण जड़ा जाते हैं। फूलों से उसकी 
पुरानी दोस्ती है, संमवत्तः अनेक पुराने जन्मों की दोस्ती । कमी-कभ्ी रात 
के अन्त में और कम्ी-कभी दिन उगने के थोड़ा पहले के क्षीण आलोक में 
चहारदीवारो को फलाँग कर वह बगीचे के भोतर फिसल जाता है । एक-एक 
खूत्रयूरत फूल के पास जाता ग्रौर चुपचाप उन्हें श्रपनी फूलडाली के हवाले 
कर छेता है। यह कुछ एक वार की बात नहीं; उसके दैनन्दिन प्रात:कृत्य का 
श्रनिवायं अंग हो गया है । 
११/१ 


२] [ मारत के महान साधक 


श्राखिर गुर्देव की पूजा के लिए पौ फटने के पहले ही ताजा-ताजा 
सुगधघित खूबसूरत भोर पूरे तौर पर खिले हुए फूल चाहिए न ? श्रौर सो मी 
प्रचुर मात्रा में! बालक रामदत्त गुरु की इस आवश्यकता को पृत्ति प्रतिदिन 
उत्साहपूर्वक करता है | लेकिन दबे पाँवों चोर-गली के घुमावदार रास्तों से 
गुजर कर उस बड़े वागान में पैठ जाना और फूलों से मरी फुलडाली के साथ 
वापस लीट आना कोई झासान और निरापद काम तो नहीं है! यों तो 
ग्राश्मम में बहुतेरे लोग हैं, किन्तु ताजा खिले हुए सुगंधित लाल, पीछे, नीले 
शभ्रौर उजले फूलों की जैसी दुलंम बानगी रामदत्त एकत्र कर सकता है और सो 
भी सुत्रह होने के घठे-भर पहले द्वी, यह चमः्कार किसो दूसरे के वश की 
यात तो नहीं है । यह भी ठीक ही, है कि पुष्प-संग्रह के इस चतुदिक साहसिक 
कायं में अनेक बिध्न-वाधाएँ ग्राती रहती हैं। किसी ने यदि रामदत्त के इस 
साहप मरे कौशल का सुराग पा लिया तो जान आफत में फंस सकती हैं 
ग्रोर प्राप्तानी से रामदत्त छटकारा नहीं पा सकता--इस तथ्य का पता रामदत्त 
मे अधिक मला किस दूसरे को होगा ? 


चतुर उंगलियों से फलों को घड़ाघड़ संकलित करते समय वालक 
रामदत्त इसीलिए छोने की तरह चौकन्ना बना रहता है। लो, फलडाली तो 
अब्र लवालव मर गई ! नहीं, श्रब श्रौर नहीं, श्राज इतना ही काफो है। कोन 
जाने कोई देख ही ले, फिर बड़ी विपत्ति हो जायगी । ज्यादा लोम करना ठीक 
नहीं । कोन जाने क्या करते क्‍या हो जाय ? 


वनी झाड़ियों की श्राड़ में अपने को छिपा-छिपा कर रामदत्त अब 
बागान से निकलने के लिए दीवार के पास सरकता चला झा रहा है। इसी 
बीच किसी गंभीर कंठ-ध्वनि ने ग्राक्रोशपूर्वेफ गर्जन किया : “कोन है रे, कौन 
है वहाँ ? कौन फूल चुरा रहा है ? ठहर ! ” 


अप्रत्याशित विपत्ति को तजंना फो सुनकर रामदत्त के प्राण उड़ गये । 
एसा तो कभी नहीं हुआ था । अब वह क्‍या करे ? क्‍या फूलों से मरी फन्नडाली 
को हाथ में लिये दीवार को फर्लांग जाना, मय की ऐसी स्थिति में उसके 
लिए संभव होगा ? यदि उसने हिम्मत गे काम लिया तो भी विपत्ति से 
छुटकारा नहीं मिलेगा | वागान जिस आश्रम का है, उसमें उसकी ही उम्र 
के बहुतेरे छात्र निवास करते हैं। उनमें से कुछ रामदत्त से भी ज्यादा तेज 
दौड़ने वाले हों तो रामदत के लिए भाग पाना संमव नहीं होगा । सभी चारों 


ओर से घेर लेंगे। ग्रपराध स्वीकार कर लेना ही उचित होगा । भागने की 


भ्रांचार्य रामानन्द | | ३ 


चेप्टा से कोई लाम नहीं । झोर-गुल सुनकर, पता नहीं, नगर के कितने लोग 
एकत्र हो जायें, इसका ठिकाना ही क्‍या ? लगता है, आज आसानी से छटकारा 
त मिलेगा । या 


तब तक तजंना करनेवाले कंठ-स्वर ने डॉटकर पूछा : “कौन हो 


? ञे ज्‌ ञअ पििप 
तुम ! चुय मत रहो, बोलो, जवाब दो ! आश्रम के फूल तुम रोज-रोज क्यों 
चुरा लिया करते हो ? ' 


"चुरा लिया करता हूं ! नहीं, इसे चोरी कौन कहेगा ? देवता के 
लिए ही तो सग्रह करता हूँ ये फूल, कुछ अपने लिए तो संग्रह नहीं फरता ! 
इसे क्‍या चोरी कहा जायगा ? ” --रामदत्त ने मन-ही-मन वितके किया और 
पूछनेवाले के पास जाकर सीघे-सीधे बोला--'अपने लिए कुछ संग्रह करता 


चछ 


होऊ, तो उसे भले ही ग्राप चोरी कहें, देवता को अ्रवित करने के लिए फल 
चुनना तो चोरी नहीं है ? 


पुछनवाले ने आइचयंपूर्वक प्रतिरोध किया--“बड़े शोखु- हो जी ! 
कैसी निराली युक्ति दी है तुमने ? अपराध को छिपाने के लिए बड़ा अच्छा 
बहाना ढूंढ़ लिया तुमने ! जरा श्रौर पाप्त आप्रो तो ! तुम्हें निकट से देख 
हो लू! 

भ्रंघवाली साफ होती जा रहो थी, इसलिए रामदत्त को मुख छिपाने 
का कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ा । वह भय, विस्मय और संभ्रम से हृतृवाक्‌ 
हो उठा । सामने खड़ी सौम्य ग्राकृति को पहचान कर वहू और अधिक घबड़। 
गया । हाय रे, ये तो स्वयं स्वामी राघवानन्दजी महाराज है * पूरे मारतवर्ष 
में इस महापुरुष को कौन नहीं जानता ? रामानूज-संप्रदाय के अग्रणो 
प्राचार्य हैं--पही श्री राघवानन्द स्वामी । काशीधाम के साधकों के बीच उनके 
प्रभाव और प्रतिष्ठा की कोई सीमा ही नहीं ।. लेकिन इसके पहले मठ के 
प्रांगण से बाहर निकलकर जन-सावारण के दृष्टि-पथ में उन्हें प्रकट होते हुए 
तो किसी ने नहीं देखा था ! ये तो मंदिर के गर्म-गृह में प्रायः निरन्तर 
ध्यानासन में ही बैठे रहा करते हैं । वे स्वयं कंसे आ गये ? यह असंमव 
कार्ये रामदत्त के ही दुर्भाग्य पे घटित हुआ। आज उस्तकी चोरी पकड़ी जानी 
थी--ऐ सा निएचय नियति ने शायद पहले ही कर रखा था, सन्‍न्यया प्रहले 
सुबह पुष्व-संप्रह के दैतन्दित गोपनचर्या का रहस्य अंततत, स्वयं राघवानन्दजी 
महाराज के सामने, इस तरह, क्यों अचानक ही प्रकट हो जाता ? 


] | भारत के महान साधक 


>4ॉ 


प्रियदर्शन वालक की आँखों में आँसू मर प्राये थे और आत्तता के 
श्रात्रत से उत्तका मोला कंठ-ए्वर गदगद हो उठा था । स्वामी राघवानन्द का 
हृदय द्रवित होने लगा । वे अपने करुणा-घन रूप को छिपाये नहीं रख सके । 

ग्नेहपूर्ण स्वरों में ढाढ़स देते हुए उन्होंने कहा--“वत्स, अमी ता तुम 
निश्विन्त मत से निर्भव होकर अपने श्राश्वत को लौट जाओो । मैं तुम्हें वचन 
देता हु कि तुम्हारे लिए भय का कोई कारण नहीं है । और, यह भी सुन लो; 
अभी तत्काल जाकर अपने आचाय॑ को मेरा संवाद कह देता । श्राज ही किसी 
समय ग्राकर वे मुझसे मिल जाये ।' 

बालक रामदत्त के मुख से पूरा वृत्तान्त सुन लेने के बाद उसे अपने 
साथ लिये उसके शिक्षा-गृह थोड़ी हो देर वाद, स्वामी राघवानन्दजी महाराज 
के निक्रट उपस्थित हुए | बोले -“मह।राज, पूरी बात सुन लेने पर मुझमें 
रहा नहीं गया। इसोलिए अ्रसमय में उपस्थित होना आवश्यक हो गया । 
आपने ठीक ही बताया है । ज्योतिष-विद्या में मेरा जो यत्किचित्‌ प्रवेश है, 
उसके ग्राधार पर मुझे भ्रारम्म में हो कुछ वेसा ही प्रतीत हुआ था, किन्तु 
मेरे हाथ में तो कोई उपाय है नहीं । उपाय तो झ्राप-सरीखे लोकोत्तर महापुरुष 
के ही पास है। में इतना हो निवेदन कर सकता हू कि रामदत मेरा परम 
स्नेहमाजन छात्र है । इसे आपकी कृपा प्राप्त हो, इससे अभ्रधिक प्रसन्नता की 
बात मेरे लिए और क्या होगी ? हम सभी जानते हैं कि आपकी योग-विभूति 
प्रसावारण है । इच्छामात्र से ग्राप नियति के लेख को पलट सकते हैं।” 

मन्द मुस्कान के साथ स्वामी राघवानन्द ने प्रशरित-वाक्य को भ्ननखाते 
हुए कहा--“आचाय॑ महाशय, श्राप इस तरह अस्त-व्यस्त न हों। आपको 
श्रनुरोध करने की ग्रावश्यकता न होनी चाहिए । आपको बताने में हज नहीं । 
मुझे गत राष्रि-वेला में ही एंता लगा था कि रामदत्त आश्रम के बड़े बागान 
में फूल तोड़ने के लिए अ्रहले सुत्रह श्रानेवाला है । उसी समय इसके श्रायुष्य 
के उपचार को ईइ्वरेच्छा, आदेश बनकर मेरे सम्मुख उपस्थित हो गई थी। 
इसके प्राक्तन अभिलेख का उपचार पूरा कर दिया गया। इसीलिए आवश्यक 
है, इसके नूतन जीवन-पथ पर इसे अविलंब प्रतिष्ठित कर देना। मैं यह भी 
श्रापफो वता दूँ इसे एक महान्‌ कम के प्रति संलग्न कर देने की ईश्वरीय 
आज्ञा भी मुझे मिल चुकी है। जन-कल्याण के निमित्त आवश्यक है कि इसे 
अभी धरती से विदा नहीं होने दिया जाथ ।”' 

बालक रामदत्त के ग्राचायं आनन्द से खिल उठे । अपने प्रिय शिष्य को 
उसी समय उन्होंने उत्साहपुवंक स्वामी राघवानन्द जी के आश्रम को सौंप 


आ्रवायं रामानन्द ] [ ७ 


दिया । दूसरे ही दिन स्वामी राधवानन्द ने वालक रामदत्त को संन्यास को 
दीक्षा दे-दी और उसे संन्यासी के रूप में नवीन नाम प्राप्त हुम्ना - रामानन्द । 


काशी में ऐसी जनश्रुति है कि दीक्षा के कुछ ही दिन बाद रामानन्द 
के जीवन का निर्धारित मृत्यु-लग्न उपस्थित हुआ ग्रौर गुह स्त्रामी राघवानन्द जी 
महाराज ने अपती असाध।रण योगशक्ति के बल पर उस मृत्यु का निवारण कर. 
दिया । उसके वाद गरु के आशीर्वाद से स्वामी रामानन्द ने सुदीध परमायु 
शोर विपुल कर्मशक्ति प्राप्त की । 

रामानगदी-सम्प्रदाय के मत के अनुसार स्व्रामी रामानन्द एक सो 
ग्यारह वर्ष तक जीवित रहे और अगणित मनष्यों को भक्तिधमं के ऐश्वर्य से 
मंडित करने में उन्होंने गुरु के द्वारा दी गई आयू का सदुपयोग किया । 

मक्ति-साधना के श्रेष्ठ संवाहक के रुप सें स्वामी रामानन्द ने अपने 
को प्रकट और श्रग्रसारित किया । भक्ति-आन्दोलतन को उन्होंने एक उदारतर 
श्राध/र दिया । उस आधार को असीम मानवता-बोघ के द्वारा उन्होंने एक 
नवीन श्रालोंक प्रदान क्रिया । स्वामी रामानृत के द्वारा प्रवत्तित मक्ति-तत्त्व 
के इस नवीन रूप ने नये ऐश्वयं और अपरूप माधुर्य की ज्योति फैला दी और 
सामाजिक जीवन के प्रत्येक स्तर को उसके सहारे मंगलमय गवदान प्राप्त 
हुए । इसके पीछे शक्तिघर झाच!य॑ स्वामी रामानन्दर के जीवन और वाणों 
का जो अतुलनीय माहाभ्म्य है, उसका वर्णन संभव नहीं । रामानन्द-संप्रदाय के 
लक्ष-लक्ष साथकों ने मारतवर्ष को ग्रध्यात्मिक साधना की जो विभृति दी है 
वह सच्म॒त्र अपरिमेय है। 

मध्ययंग के अधिकांश भक्त, साधक और रहस्थवादी संतों को मावधारा 
पर स्वामी रामानन्द का गंभीर प्रमाव पढ़ा है। कबीर तो उनके साक्षात्‌ 
शिष्य कहे जाते हैं। इसमें भी संदेह नहीं कि गोस्वामी तुलसीदास की 
भक्तिधारा का मूल उत्स भो स्वामी रामानन्द की भावधारा में ही ढूृढ़ लिया 
गया । नानक, दादू, रंदास और बंगाल के गौड़ीय भक्तों पर भी स्वामी 
रामानन्द को भत्तिवारा का प्रचुर प्रभाव पड़ा था। एक दृष्टि से- कहा जा 
सकता है कि उत्तर भारत का जो मध्यकालीन भक्ति-साहित्य है उसके 
आदिपुरुष के रूप में स्वामी रामानन्द ही सर्वाधिक स्मरणीय व्यक्तित्व हैं । 

दक्षिण भारत में भक्तिसाधना की एक प्राचीनतर धारा थी। कुछ 
विद्वान उस घारा को द्वापर युग के भ्रतिम चरण की उपज मानते हैं । नयनमार 
शैव-मक्तों और झ्रालवार वैष्णव-मक्तों की यगपत्‌ भक्तिधारा दक्षिण मारत 
को अनेक सहस्राब्दियों तक आप्लाबित किये रही । ध्ालवार व॑ंष्णवों के प्राचीन 


८] | भारत के महान साधक 


तमिल साहित्य को नाथमुनि, यामुनाचायं श्रौर आचार रामानुज के कालान्तर 
में नयी शास्त्रीय प्रतिष्ठा दी | रामानुज का विशिध्टाईत सिद्धान्त उसी घारा 
का दाशंनिक प्रतिपाद्य वनकर भारतीय वेदान्त को नया आलोक प्रदान कर 
गया । उक्त तीनों ही आचाय॑ वत्तंमान तमिलनाडु के निवासी थे और उसी 
अंचल के इदं-गिरदद उनके जन्म-स्थान थे, जिस अंचल को झालवार वेष्णव 
सक्तों की ग्रीतिधारा ने मक्ति का भ्रमिनव रस प्रदान कर सरस बनाया था । 
इसलिए क्वीर-पंथ की उस प्राचीन अनुश्रुति को प्रामाणिक मानने में कोई 
कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जिसके अनुसार भक्ति की जन्म-मूमि को द्रविड़- 
देश के नाम से पुकारा गया था और उत्तर भारत में उस्ते नये सिरे से प्रतिष्ठित 
शोर प्रवाहित करने का श्रेय आचाय॑ रामानतद स्वामी को दिया जाता रहा 
है। अपने व्यक्तित्व और साघनशक्ति के बल पर रामानन्द ने उत्तर मारत में 
मक्तिघारा को किस प्रकार से एक नथे ञ्रान्दोलन के रूप में विकसित किया, 
यह वृत्तान्त अबतक ठीक-टीक ज्ञात नहीं हो सका है । कितु उत्तर मारत के 
भक्तों ओर साथकों के बीच झ्राचाय॑ रामानन्द को जिस पूज्य भाव से निरन्तर 
स्मरण किया जाता रहा है, वह अपने-आप में एक प्रामाणिक ऐतिहासिक 
तथ्य है । 
डा० रामह्ृष्ण भण्डारकार ने अपने ग्रंथ वेष्णविज्म, शेविज्म ऐण्ड ग्रदर 
रेलिजन्स में थ्राचायं रामानन्द का जो परिचय दिया है, उसके अनुसार 
आचार्य रामानन्द का जन्म खिस्ताब्द की तेरहवीं शताब्दी के उत्तराद्धा में-- 
१२६६ ई० में--माना जाता है। प्रयाग के पाप्त मालकोट नामक एक प्राचीन 
स्थान पर इनका जन्म हुआ था | ये गौड़ ब्राह्मण-वंश के रत्न थे । इनके पिता 
का नाम था--श्री पुण्य सदन ग्रौर माता का नाम सुशीला देवी । इनके 
बचपन के नाम को चर्चा, इस जीवन-वृत्त के आरम्भ में ही की जा चुकी है। 
काशी में अ्रध्यवन के समय ये रामदत्त के नाम से ही पुकारे जाते थे । 
कहते हैं कि पहले मालहोठ शैव-मतावलंबी ब्राह्मणों का साधना-केन्द्र 
था । एक बार आचाये रामानूज अपने शिष्यों के साथ उस स्थान पर तीथ॑ंयात्रा 
के क्रम में आ-पहुंचे थे । उनके व्यक्तित्व के माधर्य ग्रीर ऐश्वर्य के प्रमाव से 
मालकोट की जनता बाप्यायित हुई थी और आचार्य ने उस अंचल में ए 
विष्णु मंदिर की स्थापना क्र दी थी। मंदिर में स्थापित विग्रह की प्राण- 
प्रतिष्ठा अपने हाथों करने के बाद आचार्य रामानज वहीं से श्रीरंगम की 
ओर सीधे लौट गये थे । मालक्रोट में वैष्णव धर्म के स्थापन के लिए उनका 


यह _उद्याग कालान्‍्तर में आचाय॑ रामानन्द के श्राविर्भाव के रूप में सफल हम्रा 
“-एसा मानना स्वामाविक है । 


आचायें रामानन्द ] [ ६ 


माता-पिता ने-श्रपने प्रियदर्शन शिशु का लालन-पालन यत्नपूर्वंक किया: 
था । बालक रामदत्त का उपनयन-संस्कार आठवें वर्ष के आरम्भ में ही कर 
दिया गया। इसके बाद कुल-मर्यादा के अनुरूग शास्त्रों का अध्ययन करने के 
लिए रामदत्त को काशी भेजा जाना उचित ही था । बालक की प्रतिभा श्रौर 
मेवा का तो कहना ही क्या ? गाँव की चतुष्पाठी के छात्र के रूप में ही 
रामदत्त की बद्धि की प्रशंसा मुकत-कंठ से की जाने लगी थी । केवल सहपाठियों 
के बीच नहीं, अ्रध्यापकों और ग्राम के वयोवृद्ध पंडितों के बीच भी बालक 
रामदंत्त को आदर की दृष्टि से देखा जाता था । 

गाँव के बड़े बढ़े कहते, “माई पुण्यसदन, श्राप सचमुच बड़े माग्यवान्‌ 
ढँ। मगवान्‌ विष्ण की क्रपा के त्रिना ऐसे प्रतिभाशाली पुत्र का पिता होना 
संमव नहीं है । इसकी पढ़ाई-लिखाई में किसी प्रकार की चूटि नहीं की जानी 
चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि इसे गाँव के वाहर वाराणसी के किसी 
बड़े पंडित के विद्याश्रम में मंज दिया जाय । इसमें संदेह नहीं कि काशी की 
पंडित-मंडली के वीच रहकर यह वालक देश का दिकक्‍पाल पंडित बन जायगा 
श्रौर अपने जन्म-स्यात का नाम उज्ज्वल करेगा । 

पुत्र की प्रशंसा सुनकर पंडित पुण्यसदन की आँखों में आनन्द के भँसू 
मर श्राते । कृतज्ञतापूवेक वे ग्राम-वृद्धों के अनुरोध को शिरोधायं करते हुए 
कहते 3$-- “आपलोगों का श्राशीर्वांद मगवान विष्णु की कृपा से सफल हो, 
यह तो मैं मी चाहता हूँ । किन्तु इतनी कम उम्र में उसे वाराणसी-जंसी बड़ी 
नगरो में अकेला छोड़ दूँ, यह सहन नहीं हो पायेगा । बच्चे कीर्मा तो 
रो-रोकर जान दे-देगी । भ्रौर थोड़ा बड़ा हो जाय, तमी ऐसा करना संभव 
होगा । काशी है भी तो दूर ! गाँव का लड़का उसे देखकर ही घबड़ा 
उठेगा ।” 

उपनयन के बाद के चार वर्ष किसी प्रकार से उधेर-तन में बीत गये । 
इसी थीच ग्राम की चतुष्पाठी में रामदत्त ने घर्मंशास्त्रों के एक-से-एक दुरूह 
पाठ सीख लिये । बारह वे की उम्र पूरी करने से पहले ही बालक रामदत्त 
नवपंडित के रूप में गाँव-पड़ोस में स्मरणीय हो उठा । ऐसी विलक्षण प्रतिभा 
के विकास के लिए पग्रगली पढ़ाई ग्राम-चतुष्पाठी में संभव नथी। यह 
समझने में पुण्यसदत को भ्रब कोई कठिनाई नहीं रही । 

उन दिनों वाराणसी उत्तर भारत का ही नहीं, पूरे देश का सर्वोच्च 
विद्या-केन्द्र थी । दिग्दिगन्त से प्राय हुए आचाय॑ भ्रौर झास्त्रविद्‌ ब्राह्मणों ने 
काशी में स्वान-स्थान पर विद्याश्रम स्थापित कर रखे थे। श्रध्ययन-पश्रध्यापन, 
११२ 


१० |] | भारत के महान साधक 


विदचार-विनकं, घमंसभा और यज्ञ के अनुष्ठानों से काशी नगरी आप्लावित 
रहा करती थी । इसी नगरी में एक दिन बालक रामदत्त भी अगले श्रध्ययन 
क॑ लिए उपस्थित हुआ । 

शास्त्र के उच्चतर पाठ के लिए एक स्मात॑ आंचाये की चतुष्पाठी में 
उसे सॉंपकर पुण्यसदत्त मालकोट लोट गये । इसी आचार्य की देव-पूजा के 
निमित्त पुष्प-सं ग्रह करसे के क्रम गें, उस दिन, राघवानन्द स्वामी से बालक 
रामदत्त का नाटकोय साक्षात्कार संमव हुआ था । समर्थ गुर राघवानन्द के 
आशीर्वाद से बालक रामदत्त किस प्रकार आचाय॑े रामानन्द रवामी के रूप में 
परिवत्तित हो गया, यह कथा आरम्म में ही बतायी जा चुकी है। 

नये शिष्प को पाकर आाचाय॑ राघवानन्द की प्रसन्नता अजस्र हो चली ! 
अनेक प्रकार के यत्न और मनोयोग के साथ वे नवसंन्यस्त ब्रह्मचारी को 
साधना के गंभीर रहस्यों के क्षेत्र में प्रेरित करने लगे । गृरु को इसका 
प्राभास हो चुका था कि रामानन्द जन्मजात सात्विक प्राधार से संपन्न महापुरुष 
हैं श्रोर विश्वके कल्याण के लिए उनका ईद्वरीय शक्ति के द्वारा सथ्यः 
सदुपयोग ग्रवश्यंभावी है। इसीलिए वेष्णण साधना और श्ञास्त्र के निगढ़ 
तत्त्वों से उन्हें परिचित करा देना, उन्होंने अपना पुनीत कत्तंव्य मान जिया । 
शक्तिमान शिष्य को उन्होंने केवल भ्रमोघ पात्रता ही प्रदान नहीं की, कृपा प्व॑ क 
उनके अल्पाय-योग का भी उन्होंने योगशक्ति से निरसन कर दिया । गरु के 
उदार दाक्षिण्य के श्राश्चित होकर स्वामी रामानन्द शने: शनै: विद्या श्रौर 
साधना के शिखर का आरोहण करते चले गये । 

गृह की ज॑ंसी असीम कथा थी, शिष्य की वेसी ही अमोघ धार णा- 
शक्ति थी। इस मणिकांचन योग का सत्परिणाम आगे चलकर स्वत: प्रकट 
हुआ । | 

उन दिनों आच्तायय रामानुज के विशिष्टाइत सिद्धान्त के दिक्‍्पाल 
ग्राचार्य के रूप में स्वामी राधवानन्द को प्रन्यतम माना जाता था। उनका 
जन्म भी दक्षिण भारत में ही हुप॥आा था। दक्षिण मारत से पंदल चलकर वे 
वाराणयी नगरी में किस प्रकार पहुंचे, इसको भी एक अभ्रद्भत कथा रामानन्दी 
संप्रदाय के वष्णवों के बीच सुरक्षित है। सच तो यह है कि शैवों की नगरी 
काशी में वष्णव धर्म का ध्वत्र स्थापित करनेवाले महापुरुषों में स्वामी 
राघवानन्द का स्थान आचाय॑ रामानज के वाद श्रन्यत्तम है। उन्होंने भक्ति 
साधना के जो मधुच्रक स्थांपित किये थे आंचायं रामानन्द को वेष्णव धर्म के 
प्रचार में और मक्ितितग्रानदोलन के उत्थापन में उनसे प्रचुर सहायता आगे 
चलकर प्राप्त हुई । 


आचार्य रामानन्द | | ११ 


ग्राचाय॑ राघवानन्द के विद्याश्रम में निवास करते स्वामी रामानन्द के 
अनेक वर्ष बीत गये । अत वे पूर्ण वयस्क युवक हो गये हैं ।॥ गुरु की कृपा 
से शाल्त्र श्रौर सावना के क्षेत्र में उनको उपलब्धि श्रौर उनको योग-विश्वृति 
को चर्चा काशी नगरी के पंडितों श्रौर साथु-संन्यासियों के बीच व्यापक रूप 
ले चुकी है। विशिष्टाद्वेत के अनुपम व्यास्याता के रूप में भी उनकी प्रसिद्धि 
उत्तर मारत में सवंत्र व्याप्त है। काशो के अभिजन समाज में उतकी- लोक- 
व्रिवता और प्रतिष्ठा की कोई सीमा नहीं रह गई । 


अचानक एक दिय आधदचाय॑ राघवानन्द ने अपने शिष्य रामानन्द को 
एकान्त में बुलाया और कहा--' वत्स, श्रोविष्णु की कृपा से साधन-मजन की 
दृष्टि से तुम काफी भागे बढ़ चुके हो । तुम्हारी ऐकान्तिकता गौर मक्ति- 
निष्ठा देखकर मुझे भी कम संतोष नहीं हुआ है। किन्तु इस तरह मठ में 
बेठकर शास्त्राभ्घास, योगाम्पास और साधघन-मजन करते रहने से तुम्हारे 
जीवन का उदय तो पूरा नहीं होगा । साधक की प्रकृत-परीक्षा तो मठ के 
घिरे विद्याश्रम में रहने से संमव ही नहीं है ।'' 


स्वामी रामानन्द ने विनयपूृवक पूछा--“मुझे क्या करना होगा ! 
कृपाकूर इसका ग्रादेश अपने प्रभन्‍मुख से कर दिया जाय ।” 

आचाय॑ राधवानन्द ने कहा-- मेरी राय है कि अब तुम परिव्रा।जन के 
लिए वाराणसी के बाहर जाकर इस देश की धरती से सम्यक्‌ परिचय प्राप्त 
करो । चली हुई राह पर चलना ओर परिचित बंघुग्नों के साथ लगे रहना 
संन्यासी. का धर्म नहीं है। श्राश्वम के निभृत स्थान में स्निग्ध वक्षों की छाया 
में बेंठकर मगवान्‌ का नाम जपता और साघत करता भी साधारण तपस्या 
नहीं हैे। वह तपल्‍्या तुमने पूरी की और उसका फल मी तुमने पा लिया । 
किन्तु भ्र्पारचित स्थान में संचरण करना और अपरिचित घरों के द्वार पर 
भिक्षाटन के लिए खड़ा होना और मी बड़ी तपस्या है। अपमान और फटकार 
सहकर निरालंब रहकर तुम साधन-मजन और नाम-जप कर सकते हो 
या नहीं, इसकी परीक्षा तो परिव्रजन के क्रम में ही संमव है। फिर ऐसा भी 
तो है कि तुम्हारे जीवन के कुछ उदंश्य और कत्तंव्य पूव्व-निर्धारित हैं । 
उन्हें प्रा करने के लिए तुम्हें पृथ्वी श्रौर उसके निवासियों से प्रगाढ़ और 
व्यापक परिचय प्राप्त करना चाहिए | जनसाधारण के अन्तर में अभाव और 
देन्य की जो चीख आलोड़ित हो रही है, उससे निकट परिचय प्राप्त किये बिना 
तुम नारायण से नेकट्य कंसे प्राप्त कर सकोगे ? ”? 


१२ | [ भारत के महान साधक 


स्वामी रामानन्द ने गुरु के अनुरोध को सादर शिराघार्य कर लिया 
और कुछ ही दिन वाद वे अपरिचित साधुओं की एक जमात के साथ परित्रजन 
के तीथं-पथ पर चल पड़े । 

जिस यूग में यात्रा की आज-जैसी सुविधा न थी, उस्त युग में करमोर 
से लेकर कन्याकुमारी तक और द्वारका से लेकर गंगासागर तक, भारतवपष 
की यात्रा कर लेता कोई श्रासान काम न था । कितु गुरु की कृपा पर भरोसा 
रखकर स्वामी रामानंद उसी कठिन कार्य के लिए उत्साहपूवंक विदा हुए । 


वाराणसी से साथुओं की उस जमात के साथ स्वामी रामानन्द पैदल 
चलकर लम्बी यात्रा के प्रथमान्त में सीधे बदरिकाभ्रम पहुंचे । वहाँ जाकर 
उन्होंने साथुओं के उस यात्री-दल से श्रपने को अलग कर लिया श्रोर मंदिर 
के निकट के ही एक झान्‍्त वनांचल में उन्होंने भगवान्‌ विष्णु के ध्यान में 
भ्रपने को दोर्घधकाल तक निमग्न किये रखा । इस दीघ॑ साधना के पश्चात्‌ वे 
गंगा की घारा के किनारे-किनारे पंदल चलकर पूर्व दिशा की ओर श्रमिमुख 
हुए । गंगा की यह तट-यात्रा तव तक जारी रहो जब तक गंगा समुद्र में मिल 
नहीं गई और स्वामी रामानन्द गंगा-सागर तीथ में पहुँच नहीं गये । कहते 
हैं कि गंगासागर पहुँचकर स्वामी रामानन्द दिव्प परममाव में अ्रचानक 
निमग्न हो गये। इसी महाभाव की दशा में सागर के उपकूल में उन्होंने उप्त 
साधना-मूमि का अनुसंघान कर लिया, जहाँ कपिल मुनि ने त्रता के आरम्भ 
में श्रमोध तपस्या की थी । स्थानीय लोगों के सहयोग से उन्होंने उस पुण्य भामि 
में एक छोटे-से मंदिर का निर्माण करा दिया । परिवर्त्तीकाल में यही स्थान 
मारत के लक्ष-लक्ष तीय॑या त्रियों का पुण्य-केन्द्र वत गया । श्राज भी गंगासागर 
के तीर्थ॑यात्री उस प्राचीन मंदिर को आचाय॑ रामानन्द के पुण्पमय स्मारक के 
रूप में प्रणति निवेदित करने, प्रतिवर्ष श्राया करते हैं । 

बाद के अनेक वर्ष परिव्रजन में व्यतोत कर स्वामी रामानन्द पुनः 
वाराणसी के उस विद्याश्रम में उपस्थित हुए, जहाँ पंचगंगा घाट के किनारे 
बड़े बागान में उन्होंने जीवन में पहली बार आचाय॑ राघवानन्द के दर्शन किये 
थे। सत्यमान्‌ शिष्य को प्राचीन विद्याश्नम में पुनर्वार प्राप्त कर आचाय॑ 
राधवानन्द के ग्रानन्द को जैसे कोई सीमा ही नहीं रह गई। रामानन्द उनके 
शिष्यों में अव्यतम हैं। शाल्त्रज्ञता, प्रतिभा ग्रोर साधन-संपन्नता की दृष्टि से 
उनकी भ्रद्वितीयता अ्रव पूर्ण रूप से प्रमाणित हो चुकी है। श्राचायं राघवानन्द 
की आन्तरिक इच्छा है कि अपने इसी शिष्य के हाथों में वे श्रपने मठ और 
ग्राश्नम को सॉंपकर श्रपनी वृद्धावस्था को निश्चिन्तता वी स्थिति प्रदान कर दें । 


प्राचाय रामानन्द | [ १३ 


रामानन्द ने उनके चरणों में प्रणति निवेदित की श्रौर उन्होंने अपने प्रियतम 
शिष्य को आशिष प्रदान किया । थोड़ी देर तक दोनों के नेत्रों से आनन्द के 
आँसू अ्जाने ही वहते रहे । 

दूसरे दिन स्तान, तर्पण श्रौर पूजा-हवन-कर्म से निवृत्त होने के पश्चात्‌ 
स्वामी रामातन्द मंदिर के अ्रगवासे के चबूतरे पर सुखासन में श्रा बंठे । 
आचायें राघवानन्द ने इस दृश्य को दूर से ही देखा श्रौर आह्वादित हुए । 
निकट पहुँतचकर उन्होंने कहा--“वत्स रामानन्द, इतने वर्षों बाद फिर तुम 
इस मठ में लोटकर आखिर भआ ही गये । मेरी इच्छा है क्रि आज भगवान्‌ 
विष्णु की पूजा और भोग-राग का समारोह जरा अधिक उत्तम ढंग से आयोजित 
हो । आज रसोई का काम तुम्हें अपने ही हाथों सम्पन्न करना चाहिए श्रौर 
प्रसाद के रूप में उसका उन्मुक्त वितरण आगत भक्तों के बीच तुम्हें अपने ही 
हाथों ऋरना चाहिए । मैं मी वही प्रसाद ग्रहण करूंगा ।” 


रामानन्द गुरु का आदेश सुनकर प्रसन्नता के आवेग में रोमांचित हो 
उठे । बड़े भाग्य की वात है कि इष्टदेव के भोग के लिए झ्राज मुझे ही पाक- 
कर्म का सौमाग्य प्रदान किया जा रहा है । इससे बड़ी वात यह कि वही प्रसादातन्न 
पूज्य गुर्दे स्वयं भी ग्रहण करंगे। वे उस्ती समय उठ और रसोईघर को शोर 
विदा हुए । 

रामानुज द्वारा प्रवत्तित वेष्णव-संप्रदाय में मोग-रंघन का कार्य अतीव 
निष्ठा और भ्रदुमुत कौशल की अपेक्षा रखता है । नियम यह है कि बाहर के 
लोगों का स्पर्श ही नहीं, दृष्टिपात मी उस प्रसंग में निवान्त वरजित है। यदि 
मल से भोग की वस्तु पर किसी ने निगाह भो डाल दी तो वह भोग नंवेद् 
के रूप में विप्रह के सम्मेश अगित नहीं किया जा सकता । इस सावधानता में 
पाककर्त्ता की आ्लोर से रंचमात्र भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए । त्रूटि होने पर 
मोग की सामग्री उच्छिष्ट को भाँति बाहर फेंक दी जाती है। इसलिए ठाकुर 
के मोग की स्तामग्री तेयार ऋरते समय अद्मृुत सावधानता को निरन्तर कायम 
रखता उप्त संप्रदाय में नितान्त आवश्यक मान लिया गया है । 


मठ की पाकशाला को इस संप्रदाय के लोग मंदिर के गर्म-गृह को 
ही तरद पवित्र मानते हैं। आश्रम के प्रत्येक साधु की, प्राण-पण से यही चेष्ट। 
रहती है कि शुचिता में किसी प्रकार का विष्न उपस्थित न हो । वे बारी-ब्रारी 
से बैठते और रंबन-शाला में मनुष्य तो क्य।, अन्य जन्तुओं को भी श्रवेश करने 
से यत्नपृव॑क रोकते रहते हैं । 


१४ ] | भारत के महात साधक 


आज परिब्रजन से प्रत्यावरत्तित होने के पश्चात्‌ स्वामी रामानन्द को 
गरुदेव ने मोग तेयार करने की ग्राज्ञा, कृपापूर्वक दे रखी है । इस समाचार 
से कुछ ऐसे साधुश्नों को निश्चय ही ईर्ष्या हुई, जो पूर्वकाल में उनके सतीर्थ 
रह चुके थे। समी ने साथ-ग़ाव विद्याव्ययन किया । आचाये राघवानन्द के 
शिष्य होने का गौरव उन्हें मी स्वामी रामानन्द की ही तरह प्राप्त है। फिर, 
ब्या कारण है कि गुरुदेव ने रामानन्द के प्रति ग्रतिरिक्त स्नेह प्रदशित करना 
इतन ग्रावश्यक मान लिया है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे रामानन्द को 
मठ का उत्तराधिकारी बनाने पर तुल गये हों ? ज्येष्ठ शिष्यों को छोड़कर 
बाद में श्रानेवाले शिष्प रामानन्द के प्रात यह आसक्ति क्या उचित है? कहीं 
ऐसा तो भहीं है कि मह॒न्त की गदही पर वे रामानन्द को बठाकर ज्येष्ठ शिष्पों 
को उनका सेवक बना देना चाहते हैं ? आशंका की इस कानाफूृती ने विद्याश्रम 
के साधुप्रों को क्षु्य और उत्तेजित कर दिया। 


वे मन-हो-मत विधघटन 
जपसल्यित करने के लिए आकल हो उठे । 


ईर्ष्याल सतीर्था की मंडली के प्रधान साधु ने आचार्य राघवानन्द के 
सामने हाथ जोड़कर निवेदन किया- प्रभो ! रामानन्द ठाकुर के भोग की 
पाकशाला में प्रवेश करे, इसके पहले ही कुछ आधद्यक बातों पर विचार कर 
लिया जाना चाहिए। हमारे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। आप कृपा करके 
यदि उन प्रश्नों के उत्तर दे-देते तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती ।?' 


आचाये राघवानन्द ने अपने पुराने शिष्यों को उस मण्डली को 
मुस्कुरातो हुई दृष्टि से देखा और बोले -“'ठीक तो है ! मैं तुम्हें प्रइत करने 


त्‌ रोकता तो नहीं हु ! पूछी, क्या. पूछना है? याद रामानन्द के विरुद्ध 


तुम्हें कोई अभियाग लगाना हो तो उसे भी बुला ही लो । उसके सामने ही 
तुम्हारे प्रश्न सुनू गा श्रोर उनके उत्तर भी दूगा । अ्रच्छा तो यह हो कि तुम 
श्रपने प्रश्न स्वयं रामानन्द से ही करो ।/' 


गुर के द्वारा चलाये जाने का संवाद सुनकर रामानन्द अविलम्ब 


उपस्थित हुए। फिर क्या था उनके आते ही ईर्ष्याल सतीर्थों ने प्रश्नों की 
झड़ी लगा दी। 


“क्यों मैया, तुम्हें यह पता तो हैं न कि हमलोंगों के श्री-संप्रदाय में 
भगवान्‌ विष्णु के महाप्रसाद को अत्यन्त पवित्रता और सावधानता के साथ 
प्रस्तुत किया जाता है ? 


“हाँ, संग्रदाय के सभी लोग इस तथ्य से परिचित है ।” 


आचाय॑ रामानन्द ] [ १५ 


“मोग प्रसाद रांवते समय और उसे इष्टदेव के सामने निवेदित करते 
सपय नियम-निष्ठा का पालन जिस सावधानता के साथ अपेक्षित होता है, वह 
तोतुम्हें ज्ञात हैन ?” 

'ग्रवश्य, अ्रवश्य | “--रामानन्द ने उत्तर दिया । 

“लेकिन तुम तो ग्रनेक वर्षो तक नाना तीर्थो' में और नाना जन-पदों 
में लगातार घूमते रहे । पता नहीं, परिव्राजक के रूप में तुम कहाँ-कहाँ फिरे ? 
केसे लोगों के साथ रहे ? किन पवित्र अ्रपवित्र स्थानों और व्यक्तियों से 
तुम्हारा संपक हुआ ? यह तो तुम्हीं बता सकते हो । अब यह बताओ कि 
भोग-राग के प्रसंग में जैमी पवित्रता अपेक्षित है, क्या, उस पवित्रता को 
तुम निरन्तर अपने ग्राचार-व्यवहार में कायम रख सके ? तुम किसी स्पश्ञ॑- 
दोष, किवा दृष्टि-दोष से कभी दूषित तो नहीं हुए ? गुरुदेव के सामने तथ्य को 
छिपाओ मत । सच-सच बता दो ।” 

रामानन्द ने नम्नतापूवंक उत्तर दिया-- “सच पूछी तो परिब्रजन के 
क्रम में स्वर्श-दोष और दृष्टि-दोष से अपने को बचा पाना तो सदा संभव नहीं 
होता । मठ के घेरे से बाहर जाने पर ग्राचारगत नियम-निष्ठा की रक्षा करना 
सदा संमव नहीं होता । जहाँ तक छुआछुत का सवाल है, जीवन को साधना 
के क्रम में, उसके प्रसंग में कोई प्रश्न उठाना बहुत आवश्यक नहीं कहा जा 
सकता । मैंने तो कमी-क्रमी यह भी सोचा है कि घट-घट-वासी नारायण के 
उपासकों को क्‍या भेद-बुद्धि के आधार पर प्रचलित घारणाओं के विरुद्ध 'घटने 
टेक देने चाहिए ? यदि इस भेंद-ब्रुद्धि का अन्त किया जा सके तो मझे प्रसन्नता 
ही होगी । 

सतीर्थ मण्डली के एक उत्साही सदस्य ने चतुरतापर्बक श्रागे आकर 
कहा - “इस तरह घुभा-फिराकर बोलने की जहूरत नहीं। छगप्राछत के 
सम्बन्ध में अपनी घारणा को तुम्हें साहसपर्वेंक साफ-साफ प्रकट कर देना 
चाहिए । 

रामानन्द ने सहज भाव से उत्तर दिया--“मैंने साफ-साफ ही कहा है। 
प्रमु जगन्नाथ की जब हम म््ति करते हैं, तब जगन्नाथधाम को रीति नीति 
को भी शिरोचार्य करना ही होगा । तुम पुरी के जगन्नाथ-मंदिर में तो जाप्रोगे 
भ्रौर जगन्नाथ का भजन भी करोगे, किन्तु उस मंदिर का प्रसाद यदि छुम्माछृत 
के दोष को न मानकर बाँटठा जाय तो उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करोगे । 
यही तो चुम्हारो राय है ? तो में भी स्पष्ट कह देता हु कि यह दुरंगो बात 
किसी जगन्नाथ-भक्त के लिए शोमनीय नहीं हों सकती। जो जगन्नाथ 


१६ | [ मारत के महान साधक 


का प्रेमी है वह जगत्‌ से घृगा नहीं कर सकता । वह जगन्नाथ के विग्रह को 
दर्शनीय मानें और महांप्रसाद को छुग्राछुत के कारण अपवित्र और गअग्राह्म 
समझे तो कहीं-न-कहीं मिथ्याचार के दोष से वह दूषित अवश्य माना 
जायगा ।” 

सतीर्थ मण्डली के एक अन्य सदस्य ने बीच में ही बात काटकर कहा -- 
“जया रामानन्द, तुम यह क्यों मूल गये कि जगन्नाथ सर्वंसमर्थ हैं। वे चाहे 
जो भी करें, मगर हम सीमित दक्तिव्राले बसा नहीं कर सकते | वैसा करना 
हमारे लिए न तो संभव है न ही उचित | इसीलिए तो आवचाय॑े रामानुज 
पुरुषोत्तम क्षेत्र से सरक झाये महाधाम श्री-क्षेत्र के प्रांगण में ? 

स्वामी रामानन्द ने अत्यन्त नम्नतापूर्वक उत्तर दिया--“आचाय॑ 
रामानुज हम सभी के पूज्य हूँ । उनके प्रति आदर-माव हमारा परम ककत्तंव्य 
है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने विवेक के प्रकाश की अवज्ञा 
करे। मैं तो पुरुषोत्तम-क्षेत्र-जगन्नाथ-क्षेत्र-की मक्तिधारा पर मख्ध हू। 
उसको मेद-विवाद-हीन उदार वेष्णवता को में मारतव्यापी प्रतिष्ठा प्रदान 


का) 


करना चाहता हु । 


रामानन्द का यह उत्तर सुनकर सततीर्थों की मण्डली उत्तजित हो 
उठी । एक ने रोप भरे स्वर में चीत्कारपूर्वक कहा-- “जगन्नाथ-धाम की वह 
रीति उस जगन्नाथ-घाम में ही रहने दो । इस मठ में वह रीति नहीं चल 
सकती । हमारे मीतर रहकर तुम हमारे संप्रदाय की रीति-नीति की अवज्ञा 
करोगे--इसे सहने के लिए हग प्रस्तुत नहीं हैं ।” 
इतनी देर तक श्राचायं राघवानन्द दशिष्यों की आपसी बातचीत को 
चुपचाप तटस्थ-माव से सुन रहे थे। कितु उत्तेजना का वातावरण प्रस्तुत होते 
देखकर उन्हें बोलना ही पड़ा । उन्होंने धीर स्वर में कहा--“तुमलोगों की 
बहूस मैंने सुन ली । श्रव वत्स रामानन्द, तुम मेरे भी एक प्रइन का उत्तर 
दो । क्‍या सचमृच तुम अपने इस क्रान्तिकारी मत पर कायम रह सकोगे ? 
इसकी बड़ी गहरी कोमत चुकानी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा क्रि 
कठिनाई उपध्थित होने पर तुम अपने इस मत का त्याग कर बैठो ? ” 
रामानन्द ने मस्तक क्षुकाकर विनयपूर्वक गरू से निवेदन किया» 
'धारुदेव जो कह रहे हैं विल्कुत वही बात मेरे मन में भी है। भ्रन्तर्यामी प्रभ 
घट-घट-वासी हैं। भगवान को प्रेप करनेवाला भगवान्‌ के भक्त के प्रति 
ग्रनादर करे, यह अनुचित ही नहीं, असंभव है । भक्तों के सबंध में वर्णंगत 
मेद-बुद्धि को मैंने कमी अपने चित्त में सम्मान की जगह नहीं दी। प्रमो, 


आचार्य रामानन्द ] [ १७ 


मेरे मन का यह विचार मेरे भ्रन्तर में आरम्म से ही मूलबद्ध है। श्रनेक वर्षों 
तक परिशन्नजन करके मैंने जो अ्नुमव प्राप्त किया, उस अनुमव के आधार पर 
मी मेरी यह घारणा पुष्ट ही हुई। मठ के बाहर जाने पर जिस वृहत्तर विश्व 
का साक्षारकार होता है उसने मझे मानव-समाज से वृहत्तर परिचय करा 
दिया है । उस समाज को मैंने घमं, दर्शन और इतिहास के प्रकाश में वारम्वार 
देखा है और मेरी घारणा उसके सहारे पभ्रौर भी दढ़तर हुई है । गुरुदेव, 
कृपया अपने इस शिष्य को श्राशीष दें कि धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने में जो 
बविध्त-बाघाएँ बाधा देती आई, उनसे मैं मयभीत नहीं होऊ ।” 

राघवानन्द महाराज थोड़ी देर तक मन-हो-मन कुछ विचार करते रहे ! 
इसके बाद उन्होंने उपस्थित आश्रमवासियों को घीर-कंठ से संबोधित करते 
हुए कहा--- “तुमलोग कान खोलकर सुन लो। मे अपना चरम सिद्धान्त 
निश्चित कर चुका हं। अमोतक गुरु-परंपरा के ग्रनुसार जिस आरादर्ण, 
आवयार, नियम और संगठन के द्वारा यह श्राश्रम चलता रहा है, उसमें किसी 
प्रकार का व्यतिक्रम करना मझे ग्रमीष्ट नहीं है । परंपरा पूव॑वत्‌ घलती रहेगी, 
किन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि रामानरद ने झपने अनुभव के बल पर जो 
कुछ कहा है वह उसके द्वारा उपलब्ध सत्य की विभूति है। मगवद्धक्ति और 
विश्व-प्रेम के गंभीर तल में प्रवेश किये बिना ऐसे सत्य किसी को उपलब्ध 
नहीं हो सकते | अरब श्राश्नम के प्रति अपने दायित्व को देखते हुए और आधायें 
के रूप में प्रपने शिष्य रामानन्द की घारणा पर विचार करते हुए एकही उपाय 
का श्रवलंबन किया जा सकता है कि श्राज औौर श्रमी रामानन्द को इस श्राश्र म- 
परंपरा के बंधन से - सांप्रदायिक घेरे की फैद से--सदा के लिए मुक्त कर दिया 
जाय ।” 

रामानन्द ने घरती पर दोनों घुटने टेक कर आचाय॑ की चरण-घूलि 
प्रपते मस्तक पर रख ली झ्ौर ग्रु-चरणों की वन्दना के पष्चात्‌ आश्रम से 
विदा लेने के लिए उठ खड़े हुए । रामानरद के प्राधान्य से ईएयया करनेवाले 
सतीर्थों की बहू मंडली भौचक हो उठी । किसी के मुख से एक भी शब्द नहीं 
निकला । 

अपने प्राण-प्रिय शिष्य के मस्तक को ग्राशीर्वादपूवंक सू घते हुए भ्राचार्ये 
राधवानन्द महाराज ने कहा-- “बेटे, तुम अपने द्वारा उपलब्ध सत्य का कभी 
कठिनाई के भय से त्याग न करोगे-- ऐसा दृढ़ विश्वास तुम्हारे प्रति मुझे है । 
में तुम्हें इसके लिए अनुमति देना हूँ कि तुम अ्रपने द्वारा खोजे गये नये पथ 
पौर निरन्तर आगे बढ़ते रहो श्रौर अपने-जैसे विचारवाले शिष्यों को मक्ति- 
११/३ 


जे डर 
श्८ | [ मारत कफ महान/साधक 


ग्रान्दोलन के नवीन उज्ज्वल पथ के रूप में संगठित कर सको । नये युग के 
लिए नयी मावधारा के साथ सामंजस्य करना निश्चय ही श्रावश्यक हो जाता 
है । तुम विष्व को भगवत्प्रेम की नयी ज्योति और नयी वाणी प्रदान कर दो । 
मैं प्राशिष देता हूँ कि तुम्हारे हाथों मानवन्‍जाति का कल्याण हो ।' 
श्राचार्य राघवानन्द तथा भ्राश्रमवासी साधुओं श्रौर पंडितों में से एक- 
एक के निकट जाकर ग्राचार्य रामानन्द स्वामी ने विदा होने की ग्राज्ञा मानी । 
इसके पदचात्‌ वे घीर पद से पंचगंगा के निकट के उस विद्याश्रम से बहिगंत 
हुए । 
आचार्य रामानन्द ने गुरु के भ्रान्तिम श्रादेश को पूरा करने में जान की 
बाजी लगा दी। शीघ्र ही उन्होंने वैष्णव भक्तों के एक नूतन संप्रदाथ की 
स्थापना की, जो कालान्तर में रामावत-संप्रदाय के नाम से ग्राचाय रामानन्द 
द्वारा प्रवत्तित परंपरा को जुगाता रहा । उस संप्रदाय के साधु रामानंदी 
साधुओं के नामसे, पूरे मारतवर्ष में, एक सदी के मीतर ही विख्यात हो गये । 
पंचगंगा-विद्याश्रम की रामानुज प्रवतित परंपरा के बंधनों से उन्हें 
पग्राचायं राघवानन्द ने ही सदा के लिए म॒क्ति दे दी थी ।. इसलिए अपने नये 
मत के प्रचार में किसी उचित बाधा का प्रन्‍न उनके लिए अनावश्यक हो 
गया। केवल काशी में ही नहीं, भारतवर्ष के समी प्रसिद्ध तीथ्थ॑स्थानों में घम- 
घूमकर अपने नये धर्मान्दोलन को उन्होंने व्यापक श्राधार प्रदान कर दिया । 


साघन के क्षत्र में त्याग और वेराग्य को आचाये रामानन्द के द्वारा 
सर्वोपरि प्राधान्य प्रदान किया गया | वें स्वयं तो सर्वेत्यागी संन्यासी के रूप में 
पहले ही संन्यास की दीक्षा ले चुके थे । वराग्य और कृच्छुसाघना की अचल 
भित्ति के सहारे उनके अनुयायियों ने अपने को नागा साधुओं के चार पृथक 
विमागों में विमकत कर लिया । कहना न होगा कि केवल वैष्णव धममं के 
प्रचार में ही नहीं, मुसलमाती शासन के ग्रत्याचारों से भारत के सनातन घ॒र्मा- 
वलंबियों की और उनके तीथ्थ॑स्थानों की रक्षा के क्रम में भी रामाानंदी साधुओं 
फी उक्त नागा-मंडलियों ने श्रदभुत साहस, सूक्ष और वीरता का परिचय 
दिया । 

श्राचार्य रामानन्द स्वामी भ्रसाधारण शजास्त्रवेत्ता थे! इसलिए यह 
स्वामाविक ही था कि सनातन घधमम के नाना शास्त्रों का अवगाहन करके वे 
अपने मतके समथ॑त में तथ्यों ग्रौर युक्तियों का संकलत भ्रौर व्यवस्थापन कर 
दें। इस कार्यो में उनन्‍होंते भ्रसाधारण “प्रतिमा ध्रौर कमेनिष्ठा का परिवय 
दिया है । 


आचार्य रांमानन्द ] | १६ 


उन्होंने शास्त्र-वाक्यों को उद्घृंत करके नव वेष्णव-आचार्य के रूप में 
घोषणा की कि जो भक्त सबकुछ छोड़कर भगवान्‌ की शरण में अपने को 
सदा के लिए सौंप देते हैं और प्रेम के साथ अखंड सेत्रा-ब्रत का पालन अपने 
आचरण द्वारा करते हैं, वेस्ते भक्तों के संबंध में जाति-मंंद और छुआछुत को 
प्रश्मय देना समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मगवद-मकत साधुओं के 
समाज में समी वर्ण के साधुग्रों को एक साथ साधना-ग्राराधना करने का और 
मोजत-पान करने का अधिकार है। भगवान्‌ के मंदिर में छोटे-बड़ का मेंद 
प्रासं गिक नहीं माना जा सकता । 

श्री-संप्रदाय की प्रतिष्ठा के क्रम में आचाय॑ रामानुज ने वेष्णव मवतों 
के लिए कठोर नियम बना दिये थे और आवचार-विचार के क्षेत्र में प्रनेक 
विधि-निषेधों को भ्रपनी स्वीकृति दे दी थी। आचाय॑ रामानन्द ने उनमें से 


अनेक को अनावश्यक घोषित कर दिया और अपने द्वारा प्रवत्तित वेष्णव« 


सप्रदाय का उदार द्वार अपेक्षाकृत बृहत्तर भकत-समाज के लिए उन्मुक्त फर 
दिया । - 


मध्य यूग के लिए यह बहुत वड़ी क्रान्ति थी। इस क्रान्ति का 
परिणाम कालान्तर में गौड़ीय वेष्णव संप्रदाय में मो प्रतिफलित हुप्ना, जिसमें 
केवल हिन्दुओं के लिए ही नहीं, मुसलमानों के लिए भी वेष्णव धर्ममूलक 
मगवत्प्रेम का द्वार खोल दिया गया था| 

आचाय॑े रामानन्द के साहइस और उदारता के परिणामस्वरूप मध्य 
युग के हिन्दू-समाज को संगठन और ग्रात्मविश्वास को एक नयो राह प्राप्त 
हुईं । जो लोग समाज के द्वारा युग-यग से अयमानित श्र लांछित होते रहे 
थे और जिन्हें गहित जीविका अपनाकर जीवित रहने के लिए समाज द्वारा 
विवश किया गया था, उन्हें मी वैष्णव भक्ति के रूप में एक नया अवलंब 
प्राप्त हो गया । उन्हें यह जानकर भरोसा हुआ कि मगवद्भकित के क्षेत्र यें 
छोटे-बड़े श्रौर उँच-नीच का भेद माननीय नहीं है और समाज द्वारा लांछित, 
ग्रममानित मानवों को भी मगवान्‌ की प्ाराधना के द्वारा जीवन का श्राघार 
और मुक्ति का आह्ाद प्राप्त कर लेने का अधिकार है। 

स्वामी रामानन्द की व्यक्ति-सत्ता में मगवत्प्रेम की श्रद्मुत दीप्ति श्रौर 
सरसता थी । इसलिए भगवान्‌ की सृष्टि के प्रति - सभी जीवों के प्रति श्रौर 
सभी मानवों के प्रति उनके प्रेम श्रोर करुणा की विभूति सहज उन्मुक्त थी । 
मुक्ति का पथ समी के लिए है और मगवान्‌ की आराघना का श्रधिकार भी 
सभी को प्राप्त है, इस तथ्य को वे प्रपने पूरे जीवन में प्रमाणित श्लौर उदाहृत 


करते रहे । 


२० | | मारत के महान साधक 


साधना के स्व-सुलभ संबल के रूप में उन्होंने भगवान्‌ के नाम-जप को 
पर्वांचिक महत्व दिया । जप को थे भक्तों का कल्पतरु मानते थे। वे कहा 
करते थे कि जो मक्तिकामों मकक्‍त मगगंवान्‌ के नाम-मन्त्र का निरन्तर जप 
करता है, उप्ते मात्र उतनी ही साधना थ परमामुक्तित प्राप्त हो जाती है और 
उसके सभी ग्राष्यात्मिक अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं । 


रामानन्दी साथुओं के एक विशिष्ट नागा-संघ को अवधृत कहकर 
पुकारा जाता है। उनके जिए सामाजिक आचार-विचार श्र धर्माचा र, किवा 
नियम-निष्ठा के विधि-निषेष के बंधन और भो ढीले कर दिये गयें। आचाय॑ 
राभानन्द ने ऐसे सवंपाशमुकत श्रवधृतों की एक भारतव्यापी मंडली संघटित 
की । थे श्रवधूत दल बांधकर निरन्तर यात्रा करते रहते एवं देश श्रोर धर्म 
फो रक्ना में उत्साहयूवंक प्राणों का विसर्जन कर देना अपना परम कत्तव्य 
मानते थे। काल्ान्तर में काशी के तुलसी-अखाड़ मे गोस्वामी तुलधीदास ने 
इन अजबधूतों की एक व्यायामशाला भी स्थापित कर दी थी। महाराष्ट्र के 
समर्थ स्वामा रामदास ने मी उसी नमूने पर लड़ाके साथुओं की जमात तैयार 
की थी और उन्हें देश और धर्म की रक्षा के लिए नियुक्त किया था । 

निरीश्वरवादी नास्तिकों, भगवदु-विमुख ताकिकों और विधर्मी आतता- 
यियों श समाज की रक्षा करना स्वामो रामानन्द अपने जीवन का लक्ष्य बना 
चुके थे। इस पुण्यकार्य में उनका उत्साह सचमुच श्रवृभुत था । श्रसामान्य 
शास्त्रज्ञान, आकर्षक व्यक्तित्व और अथक कमंनिष्ठा के द्वारा अपने इस लक्ष्य 
को वे आजीवन पूरा करते रहे । इसोका परिणाम था कि श्राचाय रामानन्द 
के प्राविर्भाव के पहले जनों, बौद्धों, कापालिकों और वामाचारियों की जो राष्ट्र- 
व्यापी वितंडा चल रही थी, उसे सर्वंत्षाधारण जनता के सहयोग से 
निष्प्रभाव कर दिया गया और अन्ततः उनका क्षत्र गुप्त भड़्डों के रूप में ही 
प्रवशिष्ट रहकर हार्न: शने: लुप्त हो गया । 

पूर्व के वेष्णव आाचारयों से श्राचायं रामानन्द के पार्थंक्य ओर बेशिष्ट्य 
क। विबलेषण करते हुए डा० झ्रार०जी० मण्डारकर ने लिखा है, ''हिन्दु-सवाज 
के निम्तवर्गीय अंत्यजों के प्रति अपार सहानुभूति और करुणा को वेष्णव-धर्मं 
के आरंम में ही प्रश्रय दिया जाने लगा था। फिर भी, आरंम में उस सहानु- 
भूति और करुणा का प्रकाश उन तक नहीं पहुंच पाया था, जिनके लिए उनका 
उपयोग था। यह भी कहा जा सकता है क्षि वेष्णब ग्राचार्यों का जो वर्ग 
मव्यकाल में प्रभावकारो ग्रान्दोलन के रूप में श्रग्नसर हुआ्रा उसमें उच्च वर्णों के 
प्रति अपेक्षाकृत श्रविक ममता थी। शाद्रों की एक सीता के भीतर ह्वी पूजा- 


प्रावायं रामांननन्‍्द | | २१ 
पाठ की सुविधा और धर्माचार को स्वतंत्रता प्रदान की जा सकी थी । वे उन 
वेद-पंथियों से उतनी उदारता को भी श्रपेक्षा नहीं रख सकते थे, जो मानते थ 
कि धर्मादरण के परिणामस्वरूप अ्रजित पुण्यफल के द्वारा जब तक द्विजवर्ण 
के घर में जन्म प्राप्त नहीं होता है, तव तक आध्यात्मिक जीवन औ्रौर मोक्ष- 
साधना का कोई प्रकृत अधिकारी नहीं हो सकता । वेष्णव आ्राचार्यों ने इस 
घारणा का प्रत्याख्यान करके द्विजेतरों के लिए नयी आशा का संदेश शभ्रवश्य 
प्रदान किया था श्रोर यह भी साधारण उदारता न थी । आचाय॑ रामानन्द 
इस अर्थ में उन पूव॑वर्त्ती वंष्णवाचार्यों से भिन्‍न कोटि के महापुरुष थे, क्योंकि 
उनकी उदारता जाति-वर्ग की सीमाओं को किसी भी प्रकार की स्वस्ति देना, 
कम-से-कम भक्त के क्षेत्र में, आवश्यक नहीं मानती थी ।” 

प्राचीन वैष्णव आचार्यों में अधिकांश श्राचार्य को जन्ममूमि दक्षिण 
मारत में थी। इसलिए यह स्वामाविक्र ही था क्र अपनी धर्मंसाधघना आर 
दाशनिक स्थापनाञ्रों का उपदेश देते समय उन्हें अपनी मातृभाषा में प्रयोग 
करना उत्तर भारतवर्ष में आकर सुविधाजनक नहीं जान पड़ता रहा हो । 
इस असुविधा को दूर करने के लिए वे संस्कृत भाषा का ही मुख्यतः सहारा लेते 
थे। किन्तु यह भी सच है कि संस्कृत भाषा मध्ययूग के पहले ही जन- 
साधारण के लिए पूरी तरह बोधगम्य नहीं रह गई थी । यह दूसरी बात है 
कि पूरी तरह से नहीं समझने के बावजूद संस्कृत मापा का आदर करना भारत 
के हिन्दू-समाज के समी वर्णों और वर्गों के लिए कत्तंव्य माना जाता था । पर 
यह तो मानना होगा कि संस्कृत माषा में उपदेश करनेवाले श्राचार्यों की बात 
आम जनता तक सहज ढंग से नहीं पहुच पाती होगी । आचाय रामानन्द ने 
जन-साधारण के बीच प्रचलित लोकमाषा में उपदेश देकर वेष्णव आचार्यों 
की उस परम्परा को मी शिथिल कर दिया । इस दृष्टि से वे वंष्णव भ्राचार्यों के 
बजाय संतों और आधुग्रों के श्रधिक निकट क्षहे जा सकते हैं। इसी तरह 
राधाक्ृष्ण की रागानुगा मक्ति से श्रोत-प्रोत मजनों के स्थान पर उन्होंने सीता- 
राम के मर्यादामार्गी मजनों को लोकप्रिय बनाकर एक श्रौर नयी विदिष्ट 
कीत्ति प्रजित कर ली । 


आ्राचायं रामानन्द को साधना एवं दाशेनिक स्थापना का मूल श्रांघार 
है-- मगवत्प्रेम । पुरुष हो या नारी, ब्राह्मण हो या चाण्डाल,--किसी मी विधि 
से मगवान की उपासना करनेवाला रामानन्द के लिए समान रूप से आदरणीय 
है। रामावत-संप्रदाय ने इसीलिए उन्हें समान आदर का अधिकारी मान 
लिया है। मगवान्‌ के भक्तों में परस्पर गंभीर बंधु-भाव की प्रतिष्ठा करके 


«२२ ] | मांरत के महान साधक 
आचाय॑ रामानंद ने विभेद की भित्ति को ही सदा क॑ लिए तोड़ दिया श्रोर 
मगवद्मक्ति का द्वार सबके लिए समान माव से उद्घाटित कर दिया। उस 
संप्रदाय के साधुओ्रों के बीच प्रचलित उक्ति इस तथ्य पर प्रचुर प्रकाश डालती 
है -- “धजाति-पाति पूछे चदहि कोइ 
हरि फो भर्ज सो हरि के होइ ।* 

रामानन्द के उपास्य इष्ट-देव इस हरि का स्वरूप क्‍या है ? वेहेैं 
कौन ? वि््णु के अवतार “रामायण' महाकाव्य के झ्रादर्श नायक सीतापति 
श्रीरामचन्द्र ही रामानन्द के इष्ट हैं। वही प्रभू रामावत-संप्रदाय को साधना 
के परम धन मी हैं। राममंत्र और राम-मजनावली के सहारे ही उन्होंने 
समाज के सभी वर्गों और वर्णों की जनता को परम आश्रय प्रदान करने की 
प्रतिश्ुत दी और इसी प्रतिश्रुति को पूरा करने में अपने संपूर्ण जीवन की 
उन्होंने लोक-कल्याण के निमित्त आहुति दे डाली । 

आज मी रामावत-संप्रदाय की उक्त मान्यता का अनुकरण करके 
उत्तर भारत की ग्राम जनता “राम राम, “जय राम, 'सियाराम, या 
सीताराम बोलकर ही परस्पर अभिवादत करते हैं। इसी से स्पष्ट है कि 
इस महापुरुष का उत्तरमारत के जन-साधारण पर इतना ही अधिक प्रभाव 
सहज मभाव से पड़ा है । 

चौदह॒वीं शताब्दी के अधिक्रांश॥ समय तक आचाये रामानरुद भारतवषं 
में परिभ्रमण करते रहे । उन्होंने खिलजीवंश के अंतिम काल को अपनी 
खुली आँखों से देखा था ओर तुगलक-वंश के शासन-काल से मी परिचय 
प्रदशित किया है ।। जिस समय अलाउद्दीन ने चित्तोर पर ग्राक्रमण किया था, 
उस समय आचाय॑ रामानन्द का तरुणाई के दिन थे। भौर जब मुहम्मद 
तुगलक दिल्‍ली से दोलतावाद ग्रोर दोलताबाद से दिल्ली तक के फेरे लगाकर 
नागरिकों को सजा दे रहा था उप्त समय तक वेष्णव ग्राबायं के रूप में 
उनकी ख्याति पूरे देश में फेल चुकी थी। कहते हैं कि तेमूर लंग के द्वारा 
किये गये ग्रामदाह, लूट-खसोट और जन-वध को रोमांचक कहानियों को भी 
उनके जीवन-काल में ही घटित होते देखा गया था । 

ग्रियसंन ने ठीक ही कहा था कि इन शअत्थाचारों ग्रौर दुर्दंशात्रों के नग्न- 
नृत्य को प्रतिक्रिया आरचाय रामानन्द के मन में गहरी छाप अवश्य छोड़ गयी 
थी। परम कृपालू दुष्टदलन श्रीराम के वीर-रूप की ग्राराधना की अपेक्षा 
उन्हें उसी प्रत्तंग में उपयुक्त जान पड़ी होगी। रक्षक के लिए लालायित 
हिन्दू-त_माज को उस समय भगवान्‌ के रक्षक स्वरूप को ही सर्वाधिक 


प्राचायं रामानन्द ] [ २रे 


आवश्यकता थी। ग्राचाय रामानन्द ने उस आवश्यकता की पृत्ति कर दी 
ओर जनता ने उन्हें प्रपने परम उद्धारक श्र नेता के रूप में उत्साहपूर्वक 
स्वीकृत कर लिया । 


रामानन्द के कुछ पद हिन्दी-माषा में रचित मिलते हैं । इससे प्रकट 
होता है कि उन्होंने अपने उपदेश की माषा में मुख्यतः हिन्दी-भाषा का हो 
प्रचार किया होगा। यहं संभव है कि रामानन्द के आविर्माव के पहले ही 
भारतवर्ष के तीथ॑-यात्रियों की बोलचाल की भाषा के रूप में हिन्दी साधारणत: 
पूरे देश में श्रौर मुख्यतः महाराष्ट्र और गृजरात से लेकर हिमालय तक के मू- 
भांग में प्रचलित और प्रतिष्ठित हो चुकी थी । इसके बावजूद देश की जनता 
को घामिक अत्याचारों ग्रौर राजकीय परिपीड णों से श्रात्मरक्षा करने के लिए 
एकता के जिस श्रान्दोलन और संगठन की अपेक्षा थी, उस शअ्पेक्षा की पूति के 
क्रम में हिन्दी को माध्यम बनाने का काम गो रखनाथ के बाद संमवतः श्ाचाये 
रामानन्द ने ही अपने हाथों में लिया। उनके अधिकांश शिष्यों के मजन 
ओर पद या तो हिन्दी में रचित हुए हैं या हिन्दी से प्रमावित श्रांचलिक 
वोलियों में। सुखानन्द और कबीर के मजन और पद इस दृष्टि से भी 
ग्रत्यघिक महत्त्वपूर्ण हैं। श्रंग्रजी शासन के यग में हिन्दी-साहित्य के जो 
इतिहास लिखे गये हैं, उनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रथम इतिहास संमवतः जॉजे 
एब्राहम ग्रियसंन का है और ग्रियर्सन का स्पष्ट विचार है कि रामानन्द के 
पहले हिन्दी बोलचाल की मिली-जलो खिचड़ी मात्र थो । उसकी साहित्यिक 
योग्यता तो आचाय॑ रामानन्द और उनके शिष्यों के अतुलनीय प्रभाव से ही 
विकसित और प्रतिष्ठित हुई । 


इसमें संदेह नहीं कि हिन्दी-साहित्य के सर्वाधिक उज्ज्वल साहित्य- 
प्रणेता के रूप में गोस्वामी तुलसीदास की अ्रतुलनीय महिमा विख्यात है । और 
इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि वे कबीर की तरह यद्यपि 
रामानन्द के साक्षात्‌ शिष्प नहीं थे, तथापि उनकी रचनाओं में सर्वाधिक 
प्रभाव आचाये रामाननद की ही साधना-शैली और विचार-शैली का पड़ा है । 
इस एक तथ्य के भ्राघार पर ही यदि हिन्दी-माहित्य के प्रति आचार्य रामानन्द 
के योगदान का आकलन किया जाय तो <ह यथेष्ट होगा । 


प्राचायं राघवानन्द के ग्रादेश से स्वामी रामानन्द ने जब अपने पृथक्‌ 
संप्रदाय का प्रवत्तन किया तो धीरे-धीरे उनके आस-पास उस समय के साधुओं 
प्रौर पंडितों का दल एकत्र होने लगा । उनमें अनेक की चर्चा उनके श्रंतरंग 
दिष्यों के रूप में मी की जा सकती है। इनमें हर प्रकार के लोग'थे-- 


२४ ] | भारत के महान साधक 


ब्राह्मण मी श्रोर श्रन्त्यज मी, कृतविद्य पंडित मी और निरक्षर साधारणजन मी, 
नारी भी और पुरुष मी । अनन्तानन्द, सुखानन्द, सुरेश्वरातन्द, नरहरियानन्द, 
योगानन्द, गालमानन्द, पीपानन्द, कबीर, धनानन्द, मवानन्द, सेनानन्द, रदास, 
पद्मावती और सुरेश्वरी को रामावत-संप्रदाय के साधुगण आचार्य रामानन्द के 
मुख्य शिष्यों के रूप में स्मरणीय मानते आये हैं । 

नाम से ही स्पष्ट है कि पद्मावती प्रौर सुरेदवरी को आचायें रामानन्द 
ने नारी होने के बावजूद दीक्षा दी थी। उनके पुरुष शिष्यों में कबीर जूलाहे 
थे, घतानन्द जाट थे, सेनानन्द नाई थे श्रौर रंदास चमार थे। इसीसे 
अनुमान किया जा सकता है कि रामानन्द की उदारता वचन तक सोमित न 
थी। उसे उन्होंने उदाहृत कर दिखाया था । 


श्राध्यात्मिक सावना के क्षेत्र में 4 समी शिष्य एक से बढ़कर एक सिद्ध 
हुए हैं । 

रामावत-संप्रदाय में श्रनन्तानन्द की सर्वाधिक प्रतिष्ठा इसलिए भी थी 
कि वे संमवतः उनके सरवंप्रथम शिष्य थे। दीक्षा-ग्रहण के पश्चात उनके 
जीवन में मगवत्‌-मभक्ति श्रौर विदव-प्रम की एक बेजोड़ उछाल आ्रायो थी । 
जोधपुर अंचल में साधन-कुटीर बनाकर उन्होंने राजस्थान और पंजाब के भू- 
मांग में आचार्य रामानन्द करे उपदेशों को प्रचारित करने का काम योग्यतापूर्वक 
संपादित किया । 

उस शअ्रंचल में अनन्तानन्द की योग-विमृतियों के चमत्कार की असंख्य 
कथाएँ प्रचलित हैं। एक बार इन्होंने एक सूखे हुए गूलर के पेड़ को छुकर 
उमर तत्काल पल्‍लवित झौर फलित कर दिया । शक्तिधर महापुरुष के स्पर्श 
को इस महिमा से प्रमावित होकर कहते हैं, कि जोधपुर के नरेश उनके 
चरणों पर सरेआम लोट गये थे । 

मकत-कवि सुखानन्द के जीवन में मी आचाय॑ रामानन्द की कृपा पूर्ण 
महिम्रा के साथ ग्रवतीर्ण हुई थी । उनके रचित गीतों, गाथाओओं और स्तोत्रों 
का उक्त क्षेत्र की जनता में ग्राज तक प्रचार है । 

मक्‍त कबीर को बड़े कौशल के सहारे आचाय॑ रामानन्द से “राम-नाम' 
की दीक्षा प्राप्त हुई थी । गुरु की वह कृपा कबी रदास के जीवन में किस प्रकार 
प्रतिफलित हुई, यह कबीरदास स्वयं बता गये हैं। वे निरक्षर थे औ्रौर 
जीविका के रूप में उन्होंने कपड़ा बुनने का कौलिक पेशा जीवन-भर स्वीकृत 
किये रखा था। इसके बावजूद विश्वसाहित्य की रहस्यवादी घार। में उनके 
दोहों भ्ौर पदों को महत्त्वपृर्ण स्थान दिया जाता है । 


स्राचाय रामानन्द ] [ २५ 


सुरेश्वरानर्द और उनकी पत्नी सुरेश्वरा--दोनों ही ने आचाय॑ 
रामानन्द से दीक्षा प्राप्त को थी । इन दोतों के संबंध में भी योग-विभूतियों 
की चमत्कारपूर्ण कथाएँ लोक-कंठ में झ्राज तक प्रचलित हैं । 


कहा जाता है कि एक वार अपने कुछ भक्‍तों के साथ सुरेश्व रानस्द 
तीर्वादन के क्रम में एक निर्जन प्रदेश में जा पहुंचे । लंबी राह पैदल तय 
करने के कारण वे वेतरह थक्ऱ गये थे। एक नगर के समीप पहुँचकर 
विश्वाव करने का स्थान ढ.ढ़ लेना इसीलिए आवश्यक हो गया था । 


वलान्त तांथेयात्रियों की सेवा में उसी समय एक अपरिचित व्यक्ति 
उपस्थित हुआ । वह बड़ा मध्रमाषी था। गले में तुलसी की माला प्रौर 
ललाट पर त्रिपुण्ड देखकर उसे वष्णवभक्तः मान लेने में यात्री-दल फो कोई 
कठिनाई नहीं हुई । थोड़ी देर तक कुशल-दक्षेम फी वार्ता कर लेने के बाद उसने 
व्रिनययूवक निवेदन किया-- “महाराज, सौभाग्य से इतने मगवज्भक्‍त साधुओं 
का मेरे नगर में पदापंग हुआ है ।* बड़ी कृपा होती यदि इस सेवक को आज 
सेवा-सत्कार का ग्रवसर प्रदात कर दिया जाता | थोड़ी ही दूर पर मैं भोज्य- 
वस्तुओं की दूद्धात लगाये बेठा हुं । मोजन की गरमनारम सामग्री आज्ञा 
पाते ही मैं सेवा में उपस्थित कर दूगा। यहाँ आकर इस श्रान्त-क्लान्त 
अवस्था में ग्राप स्वयं रसोई पकायें, यह अच्छा नहीं लगता ।” 


निवेदन करनेवाले के देन्य की कोई सीमा न थी। वेष्णव-जन की 
सेवा के प्रति उसके हृदय में प्रपार भ्नुराग था,--यह उसकी बातचीत से स्पष्ट 
हो गया । अन्तत: उसके द्वारा लायी गई सामग्री को इष्टदेव के नैवेद्य के 
रूप में आपित कर दिया गया और सभी ने वही प्रसाद ग्रहण कर लिया। 


भोजन के वाद थोड़ी देर तक और विश्राम कर लेना श्रावश्यक हो 
गया । सुरेश्वरानन्दजी बगल के प्रकोष्ठ में लेटेन्लेटे निद्रा का आवाहन करने 
लगे । अकस्मात्‌ उनका एक शिष्य औचक उपस्थित हुग्ना श्रौर उत्तेजित 
भ्रवस्था में निवेदन करने लगा--“गुरुदेव, सर्वनाश हो गया । आज हमसभी 
लोग एक पापी का ग्रास वनकर धर्मेच्युत हो गये । जिसने हमलोगों को उतने 
ग्रादर के साथ भोजन कराया है, वह वस्तुत: एक पाखंडी और दुराचारी ठग 
है। मुख्यतः वैष्णव-मकतों को अपने कपट-जाल में फेंसाकर निषिद्ध भोजन 
के द्वारा धमंभ्रष्ट करने में उसे अपार प्रसन्‍तता हुआ करती है। उसमे हमारे 

११/४ 


२६ ] [ भारत के महान साधक 


मोज्य पदाध॑ में मांस का चूर्ण मिश्रित कर दिया था और इतने आदर के साय 
उसे पड़ोस गया कि हमें संदेह करने का कोई कारण हो नहीं जान पड़ा | अरब 
इस संकट से उद्धार करा उपाय क्‍या हो सकता है ? ? 

शिष्य की वात सुनकर सुरेइवरानन्द उठ-बेठे । उन्होंने निविकार 
माव से इतना ही कहा--“तुमलोग व्यर्थ ही इस तरह चिंतित हो रहे हो । 
तुमलोग जो भोजन करते हो, क्या उसे ठाकुर का प्रसाद समनझ्नकर हो ग्रहण 
नहीं करते ? श्रौर यदि ठाकुर का प्रसाद समझकर ग्रहण करते हो तो इस 
प्रकार चिंतित क्‍यों हो रहे हो ? तुम्हारी चिन्ता तो यही प्रमाणित कर रही 
है. कि तुम्हारी भक्ति और विश्वास की नींव ही कथ्ची है। ऐसा न होता ता 
तुम इस प्रकार त्ीत्कार क्‍यों करते ? 

प्राचार्य सुरेशवरानन्द की वातें सुनकर समी हवके-अवक्के हो गये । किसी 
को कुछ कहते नहीं बना । 


यह स्थिति देखकर सुरेशइवरानरद ने पुनः कहा--“'ठीक है, तो ऐंसा 
करो कि जो भोज्य पदार्थ तुम खा चुके हो उसे वमन करके पेट से वाहर 
निकाल दो । संभव है कि भोज्य पदार्थ जिस रूप में खाया गया था उसी 
प्रकृत रूपमें वह बाहर आ जाने पर परिवर्तित हो जायगा ।* 


अन्तत: शिष्यों ने कोई उपाय न देखकर वमत करने को ही तंयारी 
की । आदठा, घृत, शाक, सब्जी श्रपने प्रकृत रूप में उनके पेट से निकलकर 
जमा हो गई, लेकिन मांस के छोटे-छोटे खंड भी निकल आये। यह दृदय 
देखकर आदचयें के साथ-साथ शिष्पों के क्षोम की भी कोई सीमा नहीं रही । 
अब गृर सुरेश्वरानन्द के के करने की बारी आई। उन्होंने कंठ में उंगली 
डालकर जब वमन किया तो केवल तुलसी-दल का ढेर निकला, ओर कुछ 
नहीं । 

यह दृश्य जता ही प्रदूभुत था. वेसा ही अविश्वपसनीय । देखकर सभी 
सकित हो गये ओर ग्रपलऊक दृष्टि से सुरेश्व रानन्द को निहारने लगे । 


सुरेश्वरानन्द महाराज ने हंसते हुए कहा- 'ग्रनजाने में जो भ्रखाद्य 
तुमलोगों ने भूल से खा लिया था वह गुरु की कृपा रो बाहुर निकल गया श्रौर 
मेरे पेट से, तो देख ही रहे हो, केवल तुलसीदल निकला है। लेकिन इन 
बातों को देखकर चकित व्यथ ही हो रहें हो । इसमें श्राइचर्य॑ की कोई बात 
नहीं । यदि हृदय में कलुष न हो और भोजत के पहले इष्टदेव के प्रति पूर्ण- 
मक्तिमाव से निवेदन करके मिली हुई मोज्यवस्तु को मगवान का प्रसोद बना 


आचाय॑े रामानन्द | [| २७ 
लिया करो तो उसमें तुलसीदल-जंसी ही पवित्रता झा जाती है । परमेश्वर 
ने गुह-कृपा का रूप घारणकर आज हमलोगों की आँखों के स|मने इस तथ्य 
की स्वयं प्रमाणित कर दिया है 

रामावतनसंप्रदाय में सुरश्वरानन्द को ही परम्परा में आगे चलकर 
गोस्वामी तुनतीदातजी का प्रावि्माव्र हुमक्‍ । रा/मानन्द के विशिष्ट शिष्यों 
में पीप|जी का नाव अति प्रसिद्ध है। ये राजपूत जाति के राजवंशीय पुरुष 
थे श्रौर उनके हाथों में एक बड़ी रियासत का शासन था। सुरेश्वरानन्द की 

शरण में वे किस तरह उपध्वित हुए--इस की भी अदुमुत कथा है। 

उनका समय मुख्यतः युद्ध-विग्नह, राज-कार्य और विलास-व्यसन के 
बीच में ही कटे, यही स्वरामाविक्त था । किन्तु इन सांसारिक व्यापारों के 
बीच उनके शासकीय जीवन की अच्तर्धारा में एक निगढ़ सात्तविक संस्कार 
निरंतर मूलबद्ध था। समय भऔर सुयोग मिलने पर वे अ्रपनी कुल-देवी की 
आ्राराधना में कभा-क्रमी घण्टों बेसुन होकर बेठ रहते, यह वात उनके राज- 
सेवकों से छिपी हुई नहीं थी । 

एक दिन वे इसी तरह कुनदेवों की पूजा में निमग्न बेंठे थे। तभो 
देवी ने स्वष्ट वाणी में निदेश किया--“वत्स, इस तरह अपना समय व्यथं में 
क्यों नष्ट कर रहे हो ? श्रच्छा होता कि तुम सीधे काशीघाम चले जाते । 
वहाँ आचार्य रामानन्द स्वामी तुम्हारी श्रतीक्षा कर रहें हैं। पहले उनकी 
कृपा प्राप्त कर लो तभी परममुक्ति के ग्रधिकारी हो सकोगे । 


देवी का ग्रादेश सुन लेने के बाद पीपाजी वाराणसी जाने के लिए 
अवीर हो गये । दूसरे ही दिन वे वाराणसी के लिए विदा हुए । संयोग से 
आचार्य राघानन्द उस समय वाराणसो में हो थे। पीपाजी ने देंन्य भाव से 
उनके सामने कर जोड़े खड़े होकर प्रार्थंता की --- महाराज, मैं तो भोग- 
बविलास में लिप्त और राजत्-मोह से ग्रस्त एक साधारण व्यक्ति हूँ । चमं>चक्षु 
रहते हुए भी ममं-चक्षु की दृष्टि से मैं श्रंचा ही हु । अपनी कुलदेवी की कृपा 
से भुझमें श्रालोक-संवान के लिए व्याकुलता जगी है। उन्होंने ही मुझे 
ग्रापके पास दरण पाने के निमित्त प्रेरित भी किया है। श्राप गुरु के रूप 
में मेरे-जैसे श्रधम का भार ग्रहण करेंगे, ऐसा आश्वासन भी मुझे कुलदेवी से ही 
मिला है। मेरी प्रार्थना है कि मुझगर कृपा को जाय और प्रभीष्ड के 

थ में मझे मी लगा दिया जाय । 

आचार्य रामानन्द ने पीपा की मनोंदशा और पात्रता की परीक्षा लेने 

की दृष्टि से कहा--“वत्स, मेरे भावावेग के सहारे तो परमवस्तु को प्राप्त 


२८ ] | भारत के महान साधक 


नहीं किया जा सकता । तुम श्रमी जिस मर्केट वैराग्य से भावाकुल हो, वह 
कब तक ठद्ट रेगा, इसका पता भो क्‍या है ? इससे मी बड़ी वाधा यह हे कि 
तुम्हारा जन्म हो शाक्‍तों के कुल में हुप्ना है । युद्ध-विग्रह मार-काट और भोग- 
विलास में हो अब तक तुमने अपना समय व्यतीत किया है। ऐसी स्थिति 
में तुम्हारा चित्त मगवान विष्णु के चरणों में कब तक टिक पायेगा ? --इस 
प्रइन पर तुम स्वयं ही विचार करके देखो । ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें दीक्षा 
देज्दू, यह उचित नहीं प्रतीत होता । ! 

पीपाजी ने विनयपूर्वक निवेदन क्रिया-- “भगवन्‌, आपकी कृपा से 
असंमव भी संभव हो सकता है। उसके सहारे मैं भ्रपने पुराने जीवन के 
समस्त संस्कारों और स्मृतियों को निश्चयपूर्वक चित्त से निमू ल करने को 
निश्चिन्त चेष्टा कर सकूंगा । आपके आदेश पर मैं जीवन की आहुति देने के 
लिए प्रस्तुत हु । 

भ्राश्रम के अगवासे से थोड़ी ही दूर हटकर एक पुराना गंभीर कूप था । 
उसकी श्रोर उंगली से संकेत करते हुए शभ्राचार्य रामानन्द ने कहा--'ये सारी 
बातें केवल कहने की हैं । मेरे श्रादेश के प्रति तुममें इतना गहरा भरोसा है, 
यह मैं कैसे मान लू ? यदि ऐसा हो है तो मेरे कहने से क्या तुम उस कुएं में 
कद पड़ोगे ? 

आचार्य के मुख से भ्रतिम वाक्य निकला ही था कि उनके चरणों में 
प्रणति निवेदित करके पीपाजी उस कप को दिशा में वेगपू्वंक दोड़ पड़ + वे 
उसमें क॒दता ही चाहते थे कि पीछे से श्राचार्य रामानन्द के शिष्यों ने उन्हें 
पकड़ लिया और वंसा करने से रोक दिया । पीपाजी को कुए में गिरने से 
बचाने के लिए आचाय॑ रामानन्द ने ही उन शिष्यों को उनके पीछे-पीछे लगा 
दिया था ॥ 

पीपाजी की इस तत्परता से श्राचायं रामानन्द विगलित हो उठे । 
उनके मुख पर प्रसन्नता को मुस्कान फल गई। उन्होंने मधर स्वर में 
कहा -बेंटे, तुम्हें मैं दीक्षा दूंगा । लेकिन शक्षात्त यह है कि दीक्षा के बाद 
तुम्हें इसी आश्रम में रहकर कठोर तपस्या करनी पड़ गी ।' 


गुद को इस परीक्षा में भी पीपाजी अन्ततः उत्तीर्ण हो गये । दीक्षा के 
बाद उनका नामकरण हुग्ना -पीपानरद । राज्य ओर परिजनों को छोड़कर 
वे आधारख्गुद्धि के लिए तपस्या में लीन हो गये । एक दिन गरु को आज्ञा 
से है और भी गंभीर तपस्या करने के लिए गहन श्ररण्य को दिशज्ञा में 
चले गये । 


आचार्य रामानन्द ] [| २६ 

पीपाजी की ब्रियतमा रानी भी उसके कुछ हो पूर्व श्राकर आचार्य 
रामानन्द से दीक्षा ले चुक्नी थी। पति के प्रति उनकी श्रसीम भक्ति थी, 
इपलिए उन्होंने मी आचार्य रामानन्द महाराज से पति के साथ ही तपस्या के 
हेतु उत्ती गहन ग्ररण्प में प्रवेग कर जाने की आज्ञा चाही गुरु की आज्ञा 
उन्हें प्राप्त हो गई । दोनों ने उस गहन अरण्य में साथ-साथ तपस्या की। 
मक्तमाल के रचथता ने इस राजदंपति की मूरि-भूरि प्रशंता को है। 
रामावत-संप्रदाय के साधुश्रों की मंडली में पीपाजी श्लौर उनकी मक्तिमती 
रानी की श्रनेक ग्रनुश्ुतियाँ, भ्रव तक, बड़ी श्रद्धा के साथ याद की 
जाती हैं । 

आचाये रामानन्द के एक प्रसिद्ध शिष्य थे--साधु रंदासजी । उनका 
जन्म चनार जातिके घरमें हुआ था। उस अत्यन्त निर्धन परिवार के पुत्र 
के रूप में रंदास को कठोर परिश्रम का जीवन बिताने के लिए बचपन से 
ही बाध्य होता पड़ा । उन्होंने श्रपने कुल की जीविक्रा को ग्राजीवन स्वोकृत 
किये रखा। चरम देन्य, विनवथ ओर आत्तंता को वे सजीव मूत्ति थे। 
लोगों के पाँव के लिए जूते बनाने के काम में लगे रहकर उन्होंने जीवन में 
ग्रतीम विनम्रता की आध्यात्मिक साधना को थी। अपने दैनन्दिन कार्यों में 
लगे रहकर वे निरन्तर इष्ट>पंत्र का जप॒करते रहते । हिन्दी के संत-कवियों 
में उनका स्थान अत्युच्च है। आचाय॑ रामानन्द की अ्रसीम कृपा ने इस 
गहस्थ भक्त को जीवन-काल में ही भारत-प्रसिद्ध कर दिय था। कहते हैं 
कि कृष्ण-प्रेम की अदुभृत बावली रानी मीरा बाई ने इन्हीं से दीक्षा पायी 
थी । 


भक्तप्रवर नामादास ने रंदास की अलौकिक विभूति की एक अ्रदुभुत 
कथा का हवाला दिया है । 


एक दिन रविदास की एक शिष्या ने--जो रानी झाली के नाम से 
प्रसिद्ध हैं-साधुओ्रों को एक बहुत बड़ा भण्डारा दिया। उस अवसर पर 
अपने गुरु रंदास को निमत्रित करना भी वे नहीं भूल सकीं। यथासमय 
स्वामी रंदासजी भण्डारे के स्थल पर निमंत्रित होकर उपस्थित हुए । 


स्वामी र॑दास को उपस्थित देखकर भण्डारे के लिए निमंत्रित साधुओं 
की भीड़ में विवाद और उत्तेजना फल जाना अप्रत्याशित नहीं था। साधु 
हो जाते के बावजूद जातिगत अभिमान छोड़ पाना उनमें बहुतों के लिए 
संमव नहीं हो सका था। ऐसे लोग आपस में विवाद करने लगे । सिद्ध- 
पुरुष हो जाने से ही तो कोई उच्च जातियों के सदस्यों के साथ एक पंक्ति 


ब्। 


३० | 
में बंठकर मोजन करने का अधिकारो नही हो जाता ? आखिर स्वामी रंदासजी 
का जन्म तो मोची जाति में ही हुआ है ना ? इस बात को स्मरण करने के 
साथ वहुत-सारे साधु पत्ते पर से उठ खड़े हुए और यह प्रकट कर दिया कि 
वे किसी भी स्थिति में रंदासजी के साथ, एक पंक्ति में बैठकर, भंडारे में 
मोजन नहीं कर सकेंगे । 
रानी झाली देवी को इस अश्रप्रत्याशित संकट का अ्रंदाज न था । 
वे बड़ी कठिनाई में पड़ गई । मंडारे का यश लूटने के लिए गुरु के प्रति 
असम्मान होने देना वे सहन नहीं कर सकती थीं। किन्तु वे इसके लिए 
मी उद्यत न थीं कि निमंत्रित साधुश्रों में से एक भी जन उस मभंडारे से 
उठकर नमूखे ही चले जाये। इस समस्या का समाधान ढू ढ़ पाना उनके 
लिए कठिन हो रहा था । 
अन्तत: साथ्रृतयन रानी ने अपने गृरु रंदासजी महाराज के चरणों में 
जाकर पूरे वृत्तान्त का विनय पूर्वक निवेदन कर दिया । 
स्वामी रंदास ने धीर-चित्त से रानी की प्रार्थना सुनी ओर उच्ती तरह 
वीर-कंठ से समस्या का समाधान मां वता दिया । उन्होंने कहा-- “तुमलोग 
तनिक भी मय या चिन्ता न करो। मन में दुविधा को स्थान दिये बिना समी 
ग्रागत साधुश्रों को मंडारे की पाँत में प्रार्थना पूर्वक बेठा दो । मेरे मोजन की 
बात अभी छोड़ो । प्राये हुए समी महात्मा, साघु मोजन करके जब विदा हो 
जायेंगे, तब मेरे मोजन की व्यवस्था तुम कर देना । इसके लिए मुझे जर। भी 
ग्पमान या कष्ट का झनुनत नहीं होगा । तुत्र निश्विन्त होकर साधुजनों को 
श्रम्यर्थना की व्यवस्था करो और अभी मेरी चिन्ता एकदम छोड़ दो ।” 
स्वामी रंदासजों ने जैसा कहा था, वेसी ही व्यवस्था कर दी गई। 
साधु्नों के पत्तों पर भोज्यसामग्री पड़ोस दी गई। सभी रुचिपर्वेक मोजन 
करने लगे । तभी एक ग्रदमृत दृश्य उपस्थित हो गया। प्रत्येक साथ ने 
आइचय पूर्वक देखा कि उनको बगत़ में रेदासजी की ध्यानमग्न मूर्ति हाथ-पर 
-दाथ रखे वेठी है। इस ग्रनौकिक चमत्कार का प्रभाव उनके हठ को भिटाने 
में बहुत दूर तक समर्य हुआ होगा, इसमें संदेह नहीं । 
भक्तकवि नामादासजी लिखते हैं--कि यह अ्रलौकिक चमत्कार स्वामी 
रंदास के इष्ट देव की कृपा हो का फल था! वे अपने चमंकार भक्‍त के हृदय में 
निरन्तर विद्यमान हैं और अपने प्रणप्रिय भकक्‍त की मर्यादा और सम्मान की 
रक्षा विकट-से-विकट परिस्थिति में भी करते रहेंगे, यह उस अलोकिक घटना 
के द्वारा रेदाम के ईष्टदेव ने हो सबत्रके समक्ष प्रमाणित कर दिखाया । 


[ मारत के महान साधक 


भाचार्य रामानन्द ] [| ३१ 


वाराणसी वेदान्त और शव धर्म के केन्द्रीय स्थान के रूप में प्रत्यधिक 
प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहो है। प्राचार्य रामानन्द स्वामी ने अनके वर्षो 
तक उसी नगर में श्रवस्थान करके उसे वैष्णवधर्म की पवित्र भूमि के रूप में भी 
प्रसिद्ध कर दिया । वैष्णव भक्ति आन्दोलन के 'केन्द्र के रूप में वाराणसी की 
प्रतिष्ठा स्वामी रामानन्द के कारण ही संमव हुई, इस तथ्य में संदेह नहीं । 
कालान्तर में मारतवर्ष के दूर-दूर के क्षेत्रों से वैष्णव साधुओं का वहाँ श्रागमन 
होने लगा । 

श्राचायं राघवानन्द सवागी ने गृह की हैसियत से श्राच!य रामानन्द 
को जो आशीर्वाद प्रदान किया था, वह अन्तत: सफल हुआ। भक्त धर्म के 
उदार प्रवत्तंक के रूप में ग्राचायं रामानन्द ने संपूर्ण भारत के वेष्णवों को एक 
लोकव्यापी सरल प्रेम-मार्ग का संचान दे दिया। उनकी योग-सिद्धि, वाग्मिता, 
प्रतिमा श्रौर ग्राचायत्व के सम्मिलित प्रभाव में वेष्णव धर्म को पूरे देश में 
असामान्य प्रतिष्ठा सहज ही प्राप्त हो गई । 

पहले ही बताया जा चुका है कि स्वामी रामानन्द गुरु-कृपा के प्रसाद से 

शताधिक वर्षों तक-- संभवतः एक सी ग्यारह वर्षों तक इस देश में संदेह 
विद्यमान रहे । जीवन के उत्तराद्ध' में वे मगवद्भकित और मगवत्कृपा ने 
अजस्र, प्रकाश की जंगम मत्ति के रूप में जन-साधारण के बीच पूजित होते 
रहें । उनका समग्र अ्रस्तित्व पूर्णतः इष्टमय हो चुका था। सर्वातिशायी 
परमप्रम की ज्योति: सत्ता उनमें मिरच्तर प्रोत-प्रोत रही, इसका अनुभव जन 
साधारण के द्वारा भी किया जा चुका था । 


नातक-पंथियों के ग्रंथ-साहिब में स्वामी रामानन्द को एक गाथा 
संकलित है । उस गाथा से प्रमाणित होता है कि अपने जीवन के उत्तर-काल में 
लोक-वंद्य आचाय॑ रामानन्द की प्रतिष्ठा और शक्ति कितनी प्रपरिमेय हो गई ; 
थी। उक्त गाथा में निम्नलिखित भाव की पंक्तियाँ कविता के रूप में 


“कहाँ, किस दिशा में में भला श्रव परित्रजन फरू ? 
प्रब जाना-पश्राना कहाँ रहा ? 

मैं तो श्रव सतत भासमान है -- 

दिव्य आनन्द के रसख्रोत में 

प्रपने गोपन पुर में निवास जो कर रहा हूँ । 

मेरा भ्रन्तर श्रब आना-जाना नहीं चाहता । 

इध र-उध र की वात छोड़ो; 


३२ ] [ मारत के महान साधक 


अब मैंने अपने उद्गम-स्थान में ही जगह बना ली है । 
याद आ रही है बीते हुए दिनों को बात 

स्मृति के रूप भ॑ 

कितनी सुगंधि 

कितना आनन्द 

फंल रहा है। 


श्रीखंड चंदन मैं घिसता हू , 

अपने दरीर में उसका लेप चढ़ाता हू 

किन्तु उम्तको शीतलता ओर सुगंधि पूरे विश्व को आइवस्ति प्रदान 
करता हें 

तीर्थों में ओर मंदिरों में जाता हु 

देवता की श्राराधना के निमित्त 

वहीं आविर्भूत हो गये हैं हम।र प्रालोकविहारी गुरुदेव 

मेरे हृदय में दिव्य ज्योति जलादी हूँ उन्होंने 

जानता हूं, जानता हूं, जीवन प्रभुकी अपार कृपा की परमशक्ति को 
जानता हूं । 


जानता तो हूँ वेदों को मी और पुराणों को भी 

किन्तु यदि उनमें मगवान की मधुमय कृपा का मधुमय स्पर्श ही नहों 
मिला-- 

तो वंसे वेद-पुराणों का महत्त्व ही कया है ? 

हे चिदानमभ्दमय सद्ुग्रो ! 

ग्रापके चरणों में मैंने श्रपने को सदा के लिए सौंप दिया हैं । 

सभी दुविधाओं श्रौर संशयों को आपने मिटा दिया हे मेरे चित्त से । 

रामानन्द ने परमोज्ज्वल सत्य को तुम्हारी कृपा से उपलब्ध कर 
लिया £ 

सारे विश्व में श्रोर उसके अणु-परमाण में वे ही तो श्रोत-प्रोत हैं ! 

यही सत्य मेरे प्राणों में उदभासित हो रहा है 

कृपालू सद॒गुरु की अ्रपार कृपा बरस रही है 

ग्रोर लक्ष-लक्ष कोटि पापों की कालिमा 

घल-पुछ कर, देखते-देखते ही, निश्चिक्न हो गई । 


प्राचार्य रामाननद ] | रे 


जीवन के श्रन्त में श्राचायं रापानन्द स्वामी ने अपने को लोक-चक्षु से 
गओसल कर कुछ दिन एकान्त-वास में व्यतीत करने का निए्चय किया था । उसी 
अवधि में एक दिन-१४१७ खिस्ताब्द या १४६१ संवत में उन्होंने अपने नश्वर 
शरीर का त्याग किया । इझरीर-त्याग के समय उनकी श्रायु एक सौ ग्यारह 
-- (१११) वर्ष की थी । अपने समय के अन्यतम श्रेष्ठ झ्राचार्य और वष्णव 
भक्तों के परमगरु सक्‍्ति-मगीरथ आंवचाय॑ रामानन्द स्वामी नित्य-लीला के 
मधुमय लोक में प्रवेश करने के पूर्व मगवदुभक्तों को एक सुदृढ़ आधार-मूमि 
प्रदात कर चुके थे । 


११/५ 


अठह्वेत आचार्य 


सेकड़ों बर्ष पहले की कथा है यह । महाप्रभ चेतन्य के आविर्माव के पूर्व॑ 
नवद्वीप की गणना भारत के श्रेष्ठ विद्याकेन्द्र के रूप में की जाती थी। वहाँ 
के अध्यापक एवं विज्ञ पंडितगण अपने ज्ञान-गौरव के लिये प्रख्यात थे । विद्या- 
गर्वी पंडितों के उन्मत्त ज्ञान के श्रहंक्ार, न्याय के विवाद एवं कूटतर्कों के 
विश्लेषण की भीड़ में मक्‍त वैष्णवों का दल जाने कहाँ विलुप्त हो गया था | 
प्रम-मक्ति की सरल, सहज कथा, नृत्य, कीत्तंन एवं नाम-गान जनेसाधारण के 
लिये उपहास की वस्तुएँ थीं। इसी संक्रांति-काल में क्ृष्ण-मक्त वेष्णव नेता 
के रूप में आचार्य श्री अद्वत ने एक नूतन श्रालोक, नयें प्रकाश को बिखेरा था 
जन मन में । 

गद्वताचायं असाधारण शझात्त्रवेता थे। प्रखर पांडित्य के साथ-साथ 
उनका जीवन प्रेम-मक्ति की अपूर्व सुबा से सिक्‍त था। ग्रतेक बर्षों की कठिन 
नेष्ठिक साधना के फलस्त्रह्ूप उन्होंने इस ज्ञान-मक्ति को प्राप्त किया था। 
मक्‍षत साधक श्रद्वत आचार्य वेष्णवों के प्रवीणतम नेता, प्रधान आश्षय एवं 
सम्बल थे। 


३६ ] [ भारत के महान साधक 

अद्वत आचाय॑ की घमं-प्रमा कभी शांतिपुर तो कमी नवद्वोप में नियमित 
रूप से संचालित होती थी । अपूर्व दीप्तिमय, प्रवीण साधक श्रपने भक्तों के 
साथ गीता और भागवत के इलोकों को व्याख्यायित करते थे। अश्वुपूरित 
उनके दोनों नयन छल-छुन कर उठते थे। भक्त श्रोताओं का अन्तर उसे 
युनकर एक दिव्य सिहरन से मर-मर उठता था । 

ग्रद्वेत प्रमु ज्ञानमिश्चित मक्ति की साधना का उपदेश उन्हें देते थे । सार- 
गर्भित व्याख्या एवं प्लावमय संवेदनों के मत्य मकति का शुश्र, सरस पुष्प 
पुष्पित करने का प्रयास करते थे। परंतु सारा देश उस समय दुस्सह अनाचारों 
से घिरा हुआ था। राष्ट्र की सहज गति अवरुद्ध थी । सब सोंचते थे कि इस 
दुर्वह क्षण में यह क्षीणक्राय मक्ति-घारा ईश्वर विमुख मनुष्यों का उद्धार क्‍या 
कर सकेगी ? इस उद्धार के लिये तो मक्ति की चार वेगवती धाराओं को 
ग्रावश्यकता है । उस घारा को दिशाझ्रों में विस्तारित करने के लिए एक नये 
भगीरथ को आवश्यकता थी । कहाँ था वह महाशक्तिधर यगप्रवर्त्तक महा- 
पुरुष ? कब होगा उसका आविर्भाव ? तिल, तुलसी और गंगाजल के साथ 
वृद्ध आचार्य प्रतिदिन श्रपनी यह प्रार्थना निवेदित करते रहते थे | सम्पूर्ण 
विश्व के मंगलार्थ कातर हो रो-रो कर विष्णु-गृह की मिद्ठी को भिंगो देते थे । 


अनेक वेष्णव-मकतों से परिवेष्टित आचार्य उस दिन बैठे हुए थे । पवित्र 
मागवत को मर्मस्पर्शी व्याख्या चल रही थी । इसी समय सुसंवाद देते हुए एक 
भकक्‍त ने कहा--“अभु ! घोर आश्चयं की बात है। जगन्नाथ मिश्र का पुत्र 
निमाई पंडित गया से एक परम वेष्णव भक्त के रूप में वापस लौट आया है। 
उनके पांडित्य का गव॑ जाने कहाँ चूर्ण हो उठा है। '्रृष्ण-कृष्ण” की पुकार 
कर उन्मत्त हो उठा है निमाई पंडित ! महात्रभु, उसके इस दिव्य उन्माद की 
छाया भी कम नहीं है। जिसने उग्रे एक बार देख लिया है, उसके आकुल 
ऋन्‍्दन को एक बार सुना है, मावविह्लल हो उठा है। तरुण निमाई पंडित 
कृष्ण प्रेम को जादुई शक्ति प्राप्त कर नवद्वीप लौटे हैं ।”' 


प्रात्रा्य का कोतू हल जाग्रत हो उठा था । दोनों प्रांखें अतीव उत्साह से 
प्रदीप्त हो उठीं थीं। भावविद्धल हो उन्होंने कहा --'माई तुम्हारी बात 
सत्य हो, तुम्हारी श्राशा फलवती हो । यही मेरी प्रार्थना है ।” 


कुछेंक क्षणों के मौन के बाद उन्होंने हंसते हुए कहा-- ' 'एक गोपन कथा 
मैं तुम्हें कह रहा हूँ । कल रात्रि के शेष प्रहर में मैंने एक स्वप्न देखा है । 
गीता के एक विशज्ञेष इलोक का निहितार्थ न समझ पाने के कारण मेरा मन 


अद्त आचार्य ] [ ३७ 
ग्रत्यग्त चंचल हो उड़ा धा। उववास करके मैं केबल उसी इलोक के विषय में 
चित्तन कर रहा था । तनी मैंने देखा हमसवों का यह निमाई पंडित मेरे 
सम्पुश्त॒ श्राविर्मृत हो उठा है। मुझे उद्वोधित कर कह रहा है-- श्राचार्यं, 
उठो, मन को श्रौर दुःखी मत करो”--कंसा ग्रदभमुत रहस्य था ? गीता के 
उस इलोक का ग्रव॒झ श्रर्थ एकबारगी ही मेरे सम्मुख उद्घाटित हो गया था । 
मेंरा सर्वांग श्रतीव पुलक से मर उठा था। जगन्नाथ मिश्र के उस पुत्र को 
मैंने पहले बीच-बीच में प्रनेक वार देखा था । वह भ्रपने बड़े भाई विश्वरूप 
के साथ अक्सर मेरे घर आया करते थे । यह अनेक दिनों की बात है | तुम 
लोगों का यह संवाद गत्पन्त शुम है । देखता हु, इस महावेण्णव के द्वारा 
प्रमु अपनी किस रहस्यपूर्ण लीला का सूत्रपात करना चाहते हैं ।” 
इस नाट्यलीला के प्नुष्ठित होने में अधिक विलम्ब नहीं हुआ । निमाई 
पंडित ने समस्त नवद्वीप को प्रेमर्भाक्त के श्रालोक से आलोकित कर दिया था, 
लोकहितकारी कृष्ण नाम की बारा से सम्पूर्ण देश के अ्रणु-प्रण, कण-कण 
को अभिर्तिचित कर दिया था। निएणाई पंडित अद्वेत आचाय॑ को आत्मसात 
कर लिया था । महाप्रभु श्री चैतन्य के एक प्रधान पापंद के एवं लोलानाट्य 
के अन्यतम सूत्रधार के रूप में उनका ग्म्युदय हुप्रा था । 
गौड़ीय वैष्णव शास्त्र में चेतन्य महाप्रमु एवं नित्यानन्द ग्रद्ेत आचाय॑ के 
परवर्त्ती हैं। चतन्य भागवत में निताई एवं गअद्वत को श्री चैतन्य की दो 
मुजाओं के रूप में अभिहित किया गया है । अद्वंताचायं के प्रति अभिमूत 
होकर मक्‍तकवि वृन्दावनदास ने लिखा है --“इनकी भत्रित के कारण हो 
चतन्य महाप्रभ अवतरित हुए हैं । 
गौड़ीय वेष्णव समाज में श्री चंतन्यदेव को प्रतिष्ठा महाप्रभु के रूप में 
है। तथा नित्यानन्द एवं अद्गताचाय की प्रतिष्ठा प्रभुओं के रूप में है। 
प्रभुत्व की यह मर्यादा अन्य किसी चेतन्य पाष॑ंद को प्राप्त नहीं थी । 
मक्तकवि कृष्णदास कविराज ने अद्वत के प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि भ्रपित 
करते हुए कहा है - 
“भक्ति के सहारे, विस्तोर्ण कर जीव को, 
ब्रह्म में मिला दिया, 
गीता और भागवत व्याख्यायित किये गये 
मक्ति के अनूठे उपदेश वे देते रहे, 
श्रौर नहीं कोई कायें, 
इसीलिये आचाय॑ नाम से पुकारे गये ।_ 


। 


३८ ] [ मारत के महन राधक 


चेतन्य-पापंद ग्रद्वत भक्तों के प्रमभ महाप्रम चेतन्य की भुजा एवं कृष्ण- - 
मक्तिदाता थे। इसके अतिरिक्त उनमें एक और गौरव की बात थी | वें 
सिद्ध महावेष्णव माधवेन्द्रपुरी के शिष्य थे। माबवेन्द्र पुरी के श्रंतरंग शिष्य 
ईश्वर पुरी से गया के पवित्र धाम में जिस मंत्र को श्री चेतन्य ने प्राप्त किया 
था उसोने उनके जीवन में एक नवीन रूपान्तर को उपस्थित किया था । 
इसीकारण माधवेन्द्र के शिष्य भ्रद्व॑ताचार्य को श्री चेतन्य, गुरु के रूप में श्रादर 
करते थें। सुयोग पाकर श्री श्रद्वत के चरणों की धूलि ग्रहण क.र सबों के 
समक्ष उन्हें असीम मर्यादा एवं गौरव प्रदान करते थे। चेतन्य दव की इस 
सहज मक्ति ते चेतन्य के चरणाश्रित वृद्ध वेष्णव भक्त उपद्रव से मर उठते थे । 
परंतु किसी वाद-प्रतिवाद का कोई परिणाम नहीं था। लौकिक लीलाशों के 
लिये महाप्रभु ने किसी समय धमं, शास्त्र एवं लौकिक मर्यादा का उल्लंघन 
नहीं क्रिया था, इपीलिये अद्व॑त के प्रति मक्ति निवेदित करने से उन्हें कभी 
विमख नहीं किया गया। 

श्री चैतन्य एवं श्रद्वेत के पारस्परिक संबंध अत्यन्त मधुर एवं ग्रन्तरंग थे । 
कवि कृष्ण दस कविराज की लेखनी से इस मृदु सम्पर्क का मनोरम स्वरूप 
इन पंक्तियों में फूट पड़ा है-- 


'माधवेन्द्रपुरी का शिष्य उन्हें जानकर, 
मानते रहे सप्रेम ज्ञानी गुए, प्रमु सदा, 
प्राचार्य श्रपने गोसाईं को, 


वर्म को रीति को मर्यादा देते हुए 
लौकिक लोलाओं से अ्रपित की वंदना । 
स्तृति - मक्ति समबेत । 

चेतन्य गोपाईं श्राचाय रूप में, 

उनके प्रम थ। 

जीवन का यही गर्वबोध उन्हें प्रिय था । 


समकालीन वेष्णव समाज के इस प्रवीण प्रतिभाशाली, नेता, महाप्रभु के 
अ्रन्यतम अन्तरंग पार्षद भद्वेत आचाय॑े का जन्म श्री हट्ट में हुआ था । श्राज 
का सुनामगंज महकुना अंचद्ध तब लाउड़ परगना के नाम से सुविस्यात था। इसी 
परगना के गअन्तगंत नवग्राम में अद्वेत इस भूमि पर भ्रवतीण हुए थे । 


उनके पिता कुबेर पंचानन लाउड़ के सम्राट दिव्य विंह के महापंडित थे । 
घमपरायण एवं शास्त्रविद मनीषी के रूप में उनकी यथेष्ट रव्याति थी | उनके 


अद्वत श्राचायं ] [ ३६ 
वंश के गौरत की परम्परा ग्रति प्राचीन थी। स्वनापथन्य नृसिह नाड़ियाल 
उनके पू्वज थे । पाठान युग में गौड़ाय हिन्द राजा गणेश का मन्त्रित्व ग्रहण 
कर नूसिह नाड़ियाल ने यथेष्ट प्रतिष्ठा श्रजत की थी। अदमृत मनीषा 
प्रचंड व्यक्तित्व एवं राजनेतिक सूक्ष्म ब॒द्धि को दुष्टि से उनके तुल्य व्यक्ति 
संपूर्ण गोड़ राजधानी में तब कम ही थे । 

कुबेर भ्राचार्य एवं उनको धमंपत्नी लाभादेवी अत्यन्त दुःखी एवं संतप्त 
थे। उनके अनेक पुत्रों ने जन्मग्रहण किया था। परंतु ऋूर नियति की 
प्रवंचना से एक भी जीवित नहीं रहा । और किसी पुत्र का जन्म होगा-- 
इस आह का उन्होंने परित्याग कर दिया था। तब क्या वंश में दीप जलाने- 
वाला मी कोई नहीं रहेगा ? कया मृत्य के उपरान्त पुत्र संतान से पिंड प्राप्त 
करना मी भाग्य में नहीं है ? इन्हीं चिन्ताग्रं ने मोले दम्पति को उद्विग्न एवं 
कातर वा रखा था। सांसारिक कर्मों से वे दिन-प्रति-दिन उदासीन होते 
जा रहे थे। अभने इस वेैराग्यप्रवण मन को लेकर वे एकदिन लाउड़ का 
परित्याग कर शांतिपुर में आ गये । 

पति-पत्नी दोनों ने श्रपने मन में पुण्पयसलिला भागीरथी के तट पर कुछ 
दिन एकान्त वास करने का निश्चय किया | वहाँ रहकर भक्ति, पूजा, ब्रत, 
उद्यापन आदि करने का विचार किया । 


इस नृतत परिवेश में कुछ दिनों के पश्चात्‌ लामा देवी मातृत्व के गौरव से 
मर उठीं। कुब्रेर तक पंचातन के मुख पर इमसबार हास्य की कौंध फूट पड़ी 
थी । इसी बीच राज्यप्तमा से ग्रामंत्रण प्रा पहुँचा । पंडित ग्रत्यन्त उल्लसित 
हो पत्नी के साथ फिर स्वदेश लौट गये । 


माघी सप्तमी को पुण्य तिथि थी। आचाये॑ का घर उस दिन एक 
रुलक्षण पुत्र की स्वगिक किलकारी से मर उठा। पंडित एवं उनको पत्नी 


के श्रानन्‍न्द की कोई सीमा नहीं थी। उस नवजात शिक्ष का नाम रखा गया 
कमलाक्ष । 


बाल्यकाल से ही कमलाक्ष के जीवन में अपूर्व मक्तिपरायणता देखी जाती 
यो। राहजात धर्म-संस्कार को लेकर उसने जन्म ग्रहण किया था । निवेदित 
वस्तु की छोड़कर उसे भोर कुछ खिलाया नहीं जाता था । 


देव-पूजा में उसे उन्मुख कर पिता जब नारायण की भर्चना करने बेठते, 
बालक कमलाक्ष भावात्रिष्ट हो वहाँ बेंठ जाता। उसके दोनों नेत्रों से 
आनन्दाश्र्‌ प्रवाहित होते रहते । 


४० ] [ मारत के महान साधक 


कवेर पंचानन वालक की भ्रप्रतिम मेघा एवं तोद्षण बुद्धि से चमत्कृत थे । 
उन्‍होंने स्पष्टत: लक्षित किया था कि उत्तरकाल में यह बालक शास्त्रों में 
निष्णात हो कूल की अखंड भक्तिघारा को जुगाये रखेगा । कमलाक्ष तब 
बारह वर्षो का था। अध्ययन के लिये पिता ने उसे शांतिपुर मेज दिया । 
यह किशोर शिक्षार्थी अप्ताघारण प्रतिमासंपन्‍्त था। कुछेक वर्षों में हो 
वेद-वेदान्त, स्मृति एवं पडदर्शनों के पाठ को उसने कंठस्थ कर लिया था। 

इसी बीच कमलाक्ष के माता + पिता श्री हड्ट से चले आये थे। अपने 
पुत्र के साथ नवद्वीप एवं ज्ांतिपुर में गंगातठ पर वे रहते थे । नब्बे वर्ष की 
अवस्था में कवेर पंचानत ने अपने नश्वर शरीर का परित्याग किया | कुछ 


दिनों के बाद ही कमलाक्ष को माता लाभा देवी ने मी उस दिव्य लोक में 
प्रस्यात किया । 


पंडित कमलाक्ष के हृदय में तीत्र वेराग्य की श्राँधी चल रही थी । 
अविलम्ब गया जाकर माता - पिता का पिडदात करने का निश्चय कमलाक्ष 
ने किया । विष्णु के चरण - कप्तलों में अपनी प्रणति निवेदित करने की 
अधीर लानसा ने उन्हें तीर्थयात्रा के लिये प्रेरित किया । 


इसी बीच ईश्वर प्राप्ति की अति तोब्र आकांक्षा उनके तरुण जीवन में 
जाग्रत हो चुकी थी। भक्तित मार्यीय सावता द्वारा उस परम प्रभु की प्राप्ति 
का संकल्प उन्होंने अपने हृदय में धारण किया था। इस संकल्प को पूर्ण 
करने के लिये भ्रत्यन्त निष्ठा से उन्होंने भक्ति ज्ञास्त्र का अनुशीलन किया । 
प्रहनिश साधना एवं मजन में रत रहकर उन्होंने भक्तिप्रेम की उस वत्तिका को 
प्रजज्लित रखा । 


गया में अपने कार्य को निध्वन्त करके कमलाक्ष दक्षिण के तीर्थों के दर्शन 
की आ्राकांक्षा से बाहर निकल पड़े । उनके अभन्‍्तर में जीवन-नौका को पार 
उतारनेवाले सद्गृरु के अनुसन्धान की कामना सतत जागरूक थी । दाक्षिणात्य 
तीथे पथों में परिभ्रमण करते-करते एकदिन वे माधवाचार्य राम्प्रदाय के साधओं 
को सभा में उपस्थित हो गये । उस सभा में नारदीय सूत्र की अपूर्व व्याख्या हो 
रही थी । इस व्याख्या को सुनते - सुनते कमलाक्ष हठात भावाविष्ट हो 
संज्नाशून्य हो उठे । उनके प्रंगप्रत्यंग से विस्मथकर सात्विक 
रहे थे । 

दाक्षिणात्य के श्रद्वितीय ज्ञानी एवं भक्त श्रीपाद माधवेन्द्रपरी उस समय 
उस मण्डली में उपत्यित थे। नवागत मक्त ऋमलाक्ष के इस अदभत भावा- 
वेश से माधवेन्द्रपुरी आनन्द से विह्लल हो उठे थे। इस तरुण भक्त के 


भाव फूट 


भद्देत आचाय॑ ] | ४१ 


ऊपर उनकी श्रपार करुणा बरस पड़ी। अद्वताचार्य के शिष्य एवं सेवक 
ईशान नागर ने इस अद्मृत मिलन के दृश्य की कथा इस प्रक्रार वणित की है- 


“घीरे - घीरे हुई तरगं प्रेम - सिम्धु की, 

कलल्‍लोलित उत्ताल 

घरतो पर गिरे प्रभु मूछन ग्रतोत सज्ञ, 

माधवेन्द्रपुरो ने देखा उन्हें वस जब, 

बोल उठे--“उत्तम अधिकार! है यह तो भक्ति पथ का । 

साधारण जीव को एसा प्रेम भांक्त ग्रौर श्रद्धा नहीं होती । 

स्थिति है इस मक्त की चिन्मय श्राधार में, 

प्रमासव पीता है नित्य यह छुक कर, 

बाह्य ज्ञान नहीं लेश, 

अन्तर में आनन्द का नित्य अधिवास है । 

उद्धारक है यह श्रवध्य ही जगत का, 

महापुरुष के समग्र चिह्न देते दिल्लाई हैं, 

इसके दारीर में । | 

आचाय॑ कमलाक्ष की लुप्त संज्ञा मक्त साधुओं की 'हरि-हरि' के पुकार से 

जाग्रत हो उठी । उन्होंने सुना कि जो महापुरुष उनके समक्ष दण्डायमान 
हैं, वह स्वयं माधवेन्द्रपुरी हैं। उनकी दोनों आँखे दिव्य आ्रानन्द की प्रखर 
ज्योति से झलमल कर रही थीं। गआआरानन्दातिरेक से विद्दल हो इन्होंने उस 
तरुण पंडित की ओर देखा । 


कमलाक्ष ग्रसीम भक्ति से मर उनके चरणों पर गिर पड़े । सविनय 
निवेदन किया-- “ प्रमु, यह मेरा परम सौभाग्य है कि भ्राज में आपका 
दर्शन कर पाया हैं । आप भक्तगाता हैं, इस युग के मक्तिकल्पवृक्ष हैं । प्रपने 
चरणों में आश्रय देकर मेरे इस ग्रधम जीवन को धन्य कर दें। मुझे वेष्णव- 
मन्त्र की दीक्षा प्रदान करें ।” 

माधवेन्द्रपुरी ने कमलाक्ष को दीक्षा देना स्वीकार कर लिया । प्राचायें 
कमलाक्ष के जीवन में सदुगुरु की कृपा से नृूतत राग की दिव्य मनोहर छटा 
उद्भासित हो उठी । दीक्षा एवं प्रेममक्ति तत्त्व के उपदेश ने उनके जीवन में 
एक नवीन रूपान्तर उपस्थित किया था | 

माघवेन्द्रपुरी महाराज के सानिध्य में कमलाक्ष के कुछ दिन ऐसे ही कट 
गये । अब विदा की घड़ी श्रा गई थी। मानवप्रेमी कमलाक्ष स्वभावत: 


१/६ 


चर 


४२ ] | मारत के महात साधक 


लौकमंगल की कामना से विक्रल था। मनुष्यों के अ्रध:प्तन से कमलाक्ष 
का कोमल हृदय कातर हो उठा धथा। करुण स्वर से उसने सदगुर के समक्ष 
निवेदन 6था - उम, इप ऋतिक्ान में मनुष्य ध्मंविहीन एवं आदंशरहित 
हो संस्क'रच्यूत हो गया है। . उसने अपने को ही सर्वोपरि मान लिया है । 
लोक'हिक'री कृष्ण नाम हरिनाम उसके मुख से उ७जरित नहीं होता । आप 
ही कृपा हर हहें कित प्रकार जोवों का कल्याण होगा, किस प्रकार उनका 
उद्धार संमव होगा । 

पुरी महाराज के चेररे पर स्मित हास्य की रेखा कॉध रही थी। 
मधघर कऋण्ठ से उन्होंने कहा-- 'कमलाक्ष पृथ्वों के इस पापञताप को दूर 
करने के हेतु जीवों के उद्धार के लिये परम प्रमु के ग्राविर्माई की आवश्यकता 
है! इसके बिना तो यह ग्सपवर है। तुम महामकत हो । जिस प्रकार 
जीवों के कल्याण की कामता तुम्हारे श्रन्तर में प्रज्वलित है, उसी प्रकार 
तुम्हारे अन्तर में असोम ईश्वरीय शक्ति है। ईश्वर को पुकार कर, उसे 
जाग्रत कर घरती पर उतार लो । 


सदगुरू का यह निर्देश आवचाय॑ कमलाक्ष के अन्तर में उस दिन से 
हो गड़ गया था। अप्तीम भक्ति से मर, उनके चरणों में प्रणाम कर फिर 
वे तीर्थाटन के लिये निकल पड़े । भारत के दक्षिण एवं पश्चिम में अवस्थित 
तीर्थों की परिक्रमा कर कमलाद्ष ब्रजम्रण्डल पहुँच जाते हैं। लीलापुरुष 
कृष्ण के एक-एक लीलास्थल का आचार्य ने दर्शन किया । उनका हृदय अपार 
आनन्द के तरंगों से उद्देलित था । मावाविष्ट हो आचाय॑ नृत्य एवं कीत्तेंन 
में इ्व जाते । दिन और रात कैसे कट जाते--भावावेश में वह जान भी कहाँ 
पाते थे ? 
उस दिन आराचाय॑ गोवर्धन पर्वत पर उपस्थित थे । भ्रन्तर दिव्य आनन्द 
से प्रताहित था। उनके मानत्त पटल पर प्रमप्रभु कृष्ण की द्वापर लीलाएँ 
एक पर-एक कोंव रहीं थीं। श्राचायं की बाह्य संज्ञाएँ विलुप्त होती जा रही 
थीं। पागलों की तरह वहाँ मटकते-मटकते पूरा दिन बीत गया था । रात 
घर आई थी। चारो दिशाग्रों में घता अन्यक्वार बिखरा था। शांत, 
निशचल होकर आचार्य एक वटवृक्ष को जड़ के पास सोता चाह रहे थे । 
थोड़े ही समय में श्राचाये की दोनों श्राँखें गंभीर निद्रा से भर गई थीं । 


इसी क्षण श्राचार्य एक अदभुत स्वप्त से विस्मित हो उठे । मोर- 
पंख्धारी, मुरतीधर गोपवेशी कृष्ण अपती मृवनमोहिनी भंगिमा से युक्त हो 
उनके समक्ष खड़े हैं। कह रहे हैं--- 


श्रद्वेत श्राचाय॑ ] [ ४३ 


“आचाये ! जीवों के मंगल साधन का व्रत तुमने घारण किया है। 
यह परम आनन्द को कथा है। इस घरती पर यथासाध्य भक्ति-तत्त्व का 
प्रचार करो, जन-जन को कृष्ण नाम से उद्ब॒ुद्ध कर दो। इसके साथ ही 
छोटे तीथ॑स्थानों का उद्धार करो । और सुनो, मैं तुम्हें एक निगूढ़ संवाद दे 
रहा हू । मेरी एक डिव्यमूत्ति द्वादश-श्रादित्य तीथ में यमुना नदी के तट 
पर छिपी हुई है। मेरे उस विग्रह का नाम है--'मदनमोहन' । द्वापर में 
कुब्जा ने मेरी इस मूत्ति की सेवा की थी। आज मेरा वह विग्रह यमुना 
के तट पर भूगर्म में श्रवस्थित है । तुम उसका उद्धार करो।” 

इस अपूर्व स्वप्त के आनन्द से आचाये श्रोर सो नहों सके | प्रभात 
होते ही गाँव के सभी लोगों को पुकारना प्रारंभ कर दिया। 

इस अद्भुत स्वप्न का वृत्तान्त सुन लोगों को जूटते देर नहीं लगी। 
कोदाल और शावल लेकर ग्रामवासी द्वादश श्रादित्य तीथं की ओर निकल 
पड़े । खुदाई करने पर सत्य ही भूगर्म में एक परम मनोहर कृष्णमुत्ति 
ललित त्रिभंगी मुद्रा में खड़ी थी। स्वप्न में देखी गई उस मृत्ति को हाथों 
में पाकर शआ्राचार्य हर्षातिरेक से विद्धाहों उठे। एक परम सदाचारी 
ब्राह्मण को मूत्ति की सेवा का दायित्व सौंपकर आचार्य वृन्दावन की श्रोर 
चल पड़ । 

मदनमोहन कृष्ण की नाट्य-लीला की समाप्ति बस यहीं नहीं थी । 
अद्वंत गआआराचार्य को उन्होंने एक नूतन लीला दिखलाना प्रारंभ किया । 

सम्पूर्ण भारतवर्ष तब राजनैतिक विपयंय एवं तीकब्र घात-प्रतिघातों 
से उद्भश्रान्‍न्त था। चारो दिशाओं में ग्रत्याचार एवं श्रनाचार का ताण्डव 
हो रहा था। स्वप्न में देखे गये मदनमोहन की मूत्ति को पूजा-सेवा की 
व्यवस्था कर आचाय॑ वृन्दावन चले आये थे। इसी बीच इस मूत्ति फो 
लेकर एक श्रदूभृत घटना घटित हो गयी । 

म्‌गम से निकली इस मूत्ति के दशनार्थ सदंव जनता की अपार भीड़ 
लगी रहती थी । अति दुष्ट स्वमाव के पाठानों के एक दत्न की कुदुष्टि इस 
ओर पड़ी। एक मूत्ति को लेकर भव्य समारोह एवं जनता की भीड़ 
उन्हें श्रच्छी नहीं लगी | एक दिन दल-वल के साथ मदनमोहन की मूर्ति 
को उन्होंने ग्रधिकृत करना चाहा । उस मूत्ति को तोड़कर फेंक देने के लिए 
वे कटिबद्ध थे । 

परतु प्रभु मदनमोहन ने श्रपनी एक अलौक्कि लीला प्रकट की । 
पाठानों ने मूत्ति को तोड़ने के अभिश्राय से कुटी में जब प्रवेश किया तब 


| [ भारत के महान साधक 


कृष्ण की वह मनोरम मूत्ति वहाँ नहीं थी। किसीने विद्युत गति से उस 
मत्ति को कहीं फेंक दिया था। अन्ततः अत्यन्त निराशा से मर वे सब 
वहाँ से चले गये । ः . "6 

नये पुजारी यमुना के तट पर स्‍्नान-तपंण में तल्लीन थे । पाठान 
के श्राक्रमण की कथा सुनते ही वह अस्तव्यस्त दशा में कुटी के भीतर गये । 
देखा--वेदी के ऊपर प्रवस्थित मूत्ति जाने कहाँ अन्तहित हो गई थी । उन्होंने 
नवचय ही पाठानों ने इसे अपवित्र कर जल के मीतर फेंक दिया है। 


सोचा * वा 
श्रम्तर कांतर हो, ई-ख से पारतत्त हो पुजारी हाय-हाय कर रोने लगे । 


यह दुःखद समाचार सुनते ही अद्वत आचाये घटना स्थल पर पहुंचे । 
उनकी दोनों आँखों से आँसू झर रहे थें। अस्नात, अमक्त आचाय॑ ने 
अत्यन्त व्याकुल हो चारो दिशाओं में उस मूत्ति को ढू ढ़ने का प्रयास किया । 
परंतु खोयी हुई उस मृत्ति का कहीं कोई सन्धान नहीं मिला । 

रात्रिकाल में निकटस्थ वटवृक्ष के मूल में आचाय॑ सो रहे थे। 
स्वप्न में फिर उन्होंने तन्दनन्दन का साक्षात्कार किया । मधुर स्वर से प्रम॒ 
उन्हें कह रहे थे--भरे भ्रो आचार्य ! क्यों इस प्रकार विकल हो रहे हो ? 
क्यों दुःख से मर रहे हो ? मुझे उस दुष्ट पाठान ने नतो फेंका, न हो 
ग्रपसरित किया । उस दुष्ट को अपने आगे देख मैं वेदी से कूद पड़ा था । 
उसके बाद चुपचाप बाहर निकल कर, कुटी के पास वाले पुष्पोद्यान के एक 
ग्रोर छिप गया हूँ । वहाँ से तुम मुझे निकाल कर ले आओ॥ और सुनो, 
मेरे इस विग्रह का श्रव नाम दो (मदन गोपाल! । मदन मोहन नाम को बदल 
दो । 

प्रानन्‍द से श्रघीर कमलाक्ष अविलम्ब बगीचे की श्रोर दोड़ पड़े । कुछ 
देर के अनुसन्धान के बाद ही प्रमु को वह मूत्ति निकल पड़ी। पुनः 
मदनगोपाल के रूप में प्रमु की सेवा-पृजा का अनुष्ठान होने लगा। 

परंतु प्रमु ने शीघ्र ही अपने लिए एक अन्य व्यवस्था की। पुन: 
कमलाक्ष को स्वप्त में आदेश मिला--“आाचाय॑, जिस स्थान में तुमने मेरी 
मूत्ति स्थापित की है, वहाँ तुम सुरक्षित नहीं हो। मलेच्छों का अत्याचार 
ग्रकसर यहां होगा । तुम एक कार्य करो। दो-एक विनों में मथुरा के एक 
परम भक्त चौवेजी यहाँ आयेंगे। तुम मुझे उन्हें अपित कर दो। उससे 
मेरी सेवा-पूजा में कोई विध्त उपस्थित नहीं होगा । 


प्राचार्य को श्राइवस्त करते हुए ठाकुर ने और कहा--“वत्स ! तुम 
दुःख मत करो । मदतगोपाल के इस विग्रह के हस्तान्तरित होने से क्या अन्तर 


अरद्वेत आचाय॑ ] [ ४५ 


होगा ? मेरा और तुम्हारा सम्बन्व तो शाश्वत है। तुम्हारे समान भक्त 
के द्वारा हो मेरी इस लोला की परिपुष्टि होगी । एक वात और सुनो । मेरा 
एक अत्यन्त प्राचीन चित्रपट निकुज्जवन में संगोपित है । श्रीराधा की प्रिय 
सखी विदश्ञाखा की परिकल्पना से मेरी यह प्रतिक्ृति रचित हुई थी। इस 
चित्रपट को अपने साथ लेकर तुम देश चले जाप्रो ।॥' 

दूसरे दिव मथरा के चौवेजी आा पहुँचे । प्रभु मदनगोपाल का 
दिव्य संकेत इस महाभमक्त को मिल गया था । 


आचाये के समीप आकर देन्य से मरकर उन्होंने अपने स्वप्न का 
वृत्तान्त कहा । अश्रुपुरित नयनों से झाचाय ने अपने उस प्राणप्रिय विग्रह को 
उन्हें अपित किया । कुछ दिनों के बाद वें शांतिपुर लौट गये । पूजा-अचंना 
के लिये अपने साथ निकुंजवन का वह पवित्र चित्रपट लेते आये । 

माधवेन्द्रपुरी महाराज तीर्थाठन के क्रम में इस बार शांतिपुर श्रा 
पहुंचे थे। गुरु के चरणों के दर्शन कर एवं उनकी सेवा का सुयोग पा 
कमलाक्ष के आनन्द को कोई सीमा नहीं थी। परम भक्त माधवेन्द्रपुरी ने 
व॒ुन्दावन से लाये गये क्ृष्ण के उस दिव्य चित्रपट का दशेन किया । उसे 
देख बार-बार व मावानिष्ट हो उठते थे। चतन्य प्राप्त होने पर अपने 
परमप्रिय शिष्य कमलाक्ष को उस दिन उन्होंने एक निगृढ़ उपदेश दिया-- 


वोले पुरी-- 

“बत्स ! तुम सचमुच हो पृण्यमय, प्रेमवान । 

राधिका की छवि है प्रत्यक्ष कर दी तुमने । 

राघा और कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा, 

तेरे सहारे लोकगोचर है हो रहो, 

गोपी भाव बनकर । 

यही यूगल सेवा सर्वश्रेष्ठ रूप मक्ति का ।” 

-- अभद्वत प्रकाश 

श्रद्देत आचाय॑े ने गुरु के निर्देशानसार इस युगल भवित की उपासना 
प्रारंम की । प्राक्‌ चंतन्‍्य युग में उनके द्वारा अनुष्ठित कृष्ण एवं कृष्ण की परम 
शक्ति राधा की युगल उपासना का स्वरूप अत्यल्प काल तक ही रहा 
परन्तु चैतन्य महाप्रमु की भण्डली में इसका सर्वोपरि स्थान रहा । आचार्य के 
मक्तिमय जीवन में इन घटनाओं के गुरुत्व को श्रस्वीकार नहीं किया जा 
सकता । 


६ ] [ मारत के महान सांघक 


शान्तिपुर से प्रस्थान करने के पूर्व श्री माववेन्द्रपुरी ने उन्हें एक और 
निर्देश दिया । 
कहा-- 'वत्स ! तुम भव विवाह कर गृहस्थ वनों । संसार में कृष्ण नाम के 
अ्रचार का ब्रत ग्रहण करो, जीवों के कल्याण की साधना करो 

फिर राधा और मदनगोपाल का अभिषेक्र सम्पन्त कर माववेन्द्रयुरी 
महाराज जांतिपुर से जगन्ताथवाम की ओर चल पड़े । 


यहाँ से ग्राचार्य कमलाक्ष के जीवन को एक नितान्त नवीत अध्याय 
प्रारंभ होता है। अपने घर में ही उन्होंने एक चतुष्पाठी की स्थापना की । 
प्रतिमाशाली विद्यार्थियों के दल ने इस अगप्रतिम साबक एवं शास्त्रवेत्ता के 
पास आ्ाश्य प्राप्त किया । उनके जीवन को लक्ष्य बनाके श्नें: शने: वैष्णव 
भक्तों की एक छोटी-सी मण्डलो इस श्रंचल में सक्रिय हो उठां। श्री चेतन्य 
के अभ्यूदय के पूव॑काल में इस मण्डली में वेष्णव साधना की क्षीण धारा 
प्रवाहित हो रही थी । परवर््ती काल में गोड़ोय वेष्णव आन्दोलन इसका 
कम ऋणी नहीं रहा । 

पंडित श्यामादात कमलाक्ष आचार के अन्यतम भक्त एवं शिष्य थे । 
तत्त्व-विचार में आचार्य कमलाक्ष से पराजित हो उन्होंने उनके भक्ति सिद्धांत 
को सहष स्वीकार किया था। श्यामादास ने ही आचाये प्रभु का नूतन नाम- 


करण किया था-- अद्वत आचाये । इसी समय से कमलाक्ष पंडित इस 
नवीन नाम से सुप्रसिद्ध हो उठे । 


बहुत भ्राचायं के इसरे शिष्य थे श्रीहृद लाउड़ के राजा दिव्य सिंह । 
वैष्णव भक्ति को दीक्षा प्राप्त करने पर इनका नया नाम हुम्ना कृष्णदास । 
वृद्ध राजा कृष्णदास ने अद्गत प्रम की बाल लीला की कथा लिपिवद्ध की है । 


स्वनामधन्य यवन हरिदास आंचाय॑ प्रभु के अन्यतम श्रेष्ठ भक्त थे। 
तरुण हरिदास के त्याग, वराग्यमय जीवन में एक दिन प्रममक्ति प्रचंड वेग से 
प्रवाहित हो उठी । हरिप्रेम के उन्म्राद में प्रधीर हो उठे थे हरिदास । इसी 
उन्मत्त अवस्था में हरिदातत, शांतिपुर में अद्वेत ग्राचायं की धर्म -सभा में 
उपस्थित हुए। आचार्य प्रभु के नाम एवं साधन ऐश्वर्य की कथा उन्होंने 
सुनी थी। गअ्रपवी साधना के पथर-प्रदर्शक के रूप में उन्होंने मन-ही-मन 
प्राचार्य का वरण किया था । 


कृष्ण-प्रेम के रस से विह्चल हरिदास अद्वेत प्रमु के चरणों पर गिर 
पड़े । व्याकुल स्वर से बार-बार उनके श्राश्रय की याव-] करने लगे । 


अद्वेत भ्राचाय॑ ] [ ४७ 


उसकी याचना ने आचाय॑ को विगलित कर दिया । गौरबवण्णं, सुदर्शन 
इस तरुण भक्त ने आचाय॑ को शापनी ओर सम्मोहित कर लिया था। एक 
सिद्ध सात्रक के सम्पूर्ण लक्षण उसमें विद्यमात थे। सर्वांग भक्ति-रस के 
दीप्त लावण्य ये झलमल कर रहा था । 

अधि आग्रह से आचाय॑ ने पूछा “वबत्स ! तुम्हारा नाम क्या है ! 
कहाँ से 7येहींतुम?” 

आवार्य के चरणों में नत उस यूवा भक्त ने उत्तर दिया- “प्रभु मैं 
अधम मलेच्छ हू. । आपकी शरण में आया हु । कृष्ण-भक्ति किस प्रकार 
प्राप्त कर सक्‌ गा--कृपा कर ऐसा उपदेश मक्ले प्रदान करें ।' 

प्रगाडइ स्नेह से विक्त हो आचाये ने उस नवागत भक्त को आलिगनबद्ध 
कर लिया । उनके आश्चय में हरिदास के भक्तिशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ 
हुआ । अपनी अपूर्व मेघा एवं गंभीर निष्ठा के बल प्र उसने अमूल्य 
मत्तिन्तत्त्व प्राप्त किया । भक्तसिद्ध महापुरुष के रूप में उनकी यथेष्ट ख्याति 
हुई | 

मक्त हरिदास क्षात्तंता एवं दैन्य की प्रत्तिमूत्ति थे। उन्होंने एकदिन 
थ्राचाय के पास करवद्ध हो निवेदन किया--“प्रभु, आपकी कृपा से शास्त्र- 
पाठ, साधना की उच्चता को तो मैंने प्राप्त किया; कितु मेरे सदृश भ्रधम जीव 
का उद्धार इतना सहज नहीं। आपकी क्ृपा-शक्ति के बिना यह काय कभी 
निष्पन्त नहीं होगा। अपनी उस क्ृपाशक्ति का आ्राज प्रयोग कीजिए, 
अन्यथा इस अस्पृश्य, नराधम की और कोई गति नहीं है । 

प्रेम से उद्दीप्त हो अद्वेत ने तब कहा-- 

“सुनो वत्स, धमंशास्त्र सिद्ध वाणी यह, 

छोटा कौन ? बड़ा कौन ? 

निश्चित यह होता नहीं, 

प्राचरण पवित्र जिसका हो 

श्रेष्ठ उसको ही मैं मानता । 

अ्रष्टावध मक्ति यदि मलेच्छ में प्रकट हा, 

मैं तो उसे ही, 

श्रेष्ठ द्विज से कह गा । किन्तु-- 

उत्तम वही है जो भजता है कृष्ण को 

विमुख उससे है जो, 


वही तो श्रधम है ! । 
---अद्वेत प्रकाश 


धथ ] [ मारत के महान साधक 


यह सर्वजनीन, उदार, जीव-उद्धारक प्राह्वान परवर्त्ती कान में श्रीवास 
प्रंगन से लेकर गौड़सुन्दर के श्रीमुख से ध्वतित होता रहा । इसीका पूर्वामास 
अद्देत आचाय॑ के मुख स सुना गया । 


प्रहेंत आचार्य के पास यत्रन हरिदास की वेष्णवी शिक्षा की परिसमाप्ति 
हो चुकी थी। भकतसिद्ध महापुरुष ने ग्रब शांतिपुर छोड़ने का निए्चय कर 
लिया था | 


ग्राचाययं ने विदा के क्षण उन्हें ग्रालिगनवद्ध कर कहा धा-- हरिदास, तुम 
नापमंत्र के महाचारण हो। धरती पर इस नाम-प्रचार के ब्रत को 
एकान्त भाव से ग्रहण ऊरो-- प्रत्येक दिशा में परमप्रभु के नाम को विस्तारित 
कर दो । गुरुदेव माधवेन्द्रपुरी महाराज ने यह निर्देश मझे दिया था । तुम्हारे 
लिये हो आज मैं इस ब्रत को निर्दिष्ट कर रहा ह। 


“नाम के सह'रे प्रवर्तन करो घर्म का, 
नाम ब्रह्म का प्रचार करो, 

हरि नाम से जीवों का त्राण करो, 
चिन्मय, भ्रनन्‍्त शक्ति जो हे मगवान की, 
नाम ब्रह्म की भी वही दाक्ति, 

नित्य सिद्ध है । 

नाम के सहारे जीव होता है त्रिताप-मुक्त, 
माया के बन्धन टूटते हैं हरिनाम से, 
चिन्तामणि-क्ृष्ण-नाम स्वयं भगवान हैं । 
पूरे ब्रह्माण्ड में महिमा है नामप्त की, 

नाम से बड़ी है नहीं शक्ति श्रौर। 

निष्ठा हो जाती है जब नाम में, 

प्रेम दोप्त होता है, 

प्रम-धन प्राप्ति का उपाय, 

एकमात्र यही ।/' 


आचाय॑ प्रभु ने वेष्णत साधक ह॒रिदास को संन्यास प्रदान किया । मस्तक 
मुंडन कर उन्हें कौपीन-डोर एवं गले में तुलसी-माला दिया गया। इस 


महामकत के कर्णों में शक्ति-संचारित करने के लिये नाम का बीज-मंत्र श्राचार्य 
ने डाला १ 


अद्वेत्त आचाय॑ ] [ ४६ 


मक्त हरिदास तब नाम-प्रेम के सम्मोहन से उन्मत्त था। घुमते- 
घ॒मते गंगा की मृत्तिका गुफा में निवास करने लगे । वहाँ उनका नेत्यिक 
ब्रत या तीन लाख नाम जप करना । अद्वेत आचाये की अलौकिक दाक्ति 
के प्रकाशरूप में नाम ब्रह्म के चारण यवन हरिदास को देखा गया। अश्राचारय॑ 
ने उन्हें नाम दिया--“ब्रह्म हरिदास' । उत्तरकाल में श्री चंतन्‍न्य की कृपा से 
इस महापुरुष ने वष्णवीयदेन्य एवं भक्ति के माहात्म्य को दिगन्तों में प्रसारित 
किया । 

गुरु माश्रवेन्द्रपुरी ने अद्वेत आचाये को गृहस्थ होने का निर्देश दिया 
था। शीघ्र ही विवाह के लिये उपयुक्त पात्री भी मिल गई । 

नारायणपुर के नुृसिह भादुड़ी एक कुलीन एवं घमंनिष्ठ ब्राह्मण थे । 
इनकी दो यमन कन्याएँ थीं--सीता एवं श्रीरूपा । इन दोनों कन्याश्रों को 
उन्होंने अद्वत आचायें को प्रदान किया । 

शांतिपुर के विज्ञसमाज में मेघावी अध्यापक अद्वेत आचाय॑ की तब 
विराट प्रतिष्ठा थी। श्रनेक शास्त्रों में निष्णात श्राचायें का मक्तिशास्त्र 
पर विद्ेषतः असामान्य अधिकार था। अनेक स्थानों से छात्र दल 
बनाकर उनके पाठशाला में एकत्र होते थे। उच्चस्तर के विष्णुभक्त साधक 
के रूप में उनकी प्रचुर रुूयाति थी। भक्तिमार्ग की साधना के उत्सुक प्रनेकानेक 
व्यक्ति इस परम भक्त ब्राह्मण के चरणों का श्राश्नय ग्रहण करते थे, उनसे 
दीक्षित होते थ। आचाये के गीता एवं भागवत को व्याख्या तथा विश्लेषण 
की ख्याति इस समय चारो दिशाग्रों में व्याप्त हो चुकी थो । 


मक्तप्रवर हरिदास उस दिन भ्रपने शिक्षागुरु अद्वेत आचायें के पास 
ग्रायेथे। उन्हें देखकर ग्रद्वेत आचार्य के भ्रानन्द की कोई सीमा नहीं थी, 
हृदय श्रसोम अनुराग एवं नवीन भाव से मर उठा था । 

यवन भक्‍त हरिदास के श्रागमन की बात शांतिपुर के ब्राह्मणों को 
ज्ञात हुई। हरिदास को महा सिद्धि एवं अलौकिक द्ाक्ति के विषय में उन्होंने 
सुना था। परन्तु हरिदास की यह प्रतिष्ठा उन्हें मली नहीं लगी। मलेच्छ 
साधक का यह विराट गौरव उन्हें मान्य नहीं था। समाज के एक वर्ग के 
लोगों ने परम श्रादरणीय अद्वैत से सरोष कहा कि यवन हरिदास का साथ 
न छोड़ने पर उन्हें बहिष्कृत कर दिया जायगा । 

इसी बीच शांतिपुर में एक विचित्र घटना से सभी चमत्कृत हो उठे । 
किसी संपन्न ब्राह्मण के घर उस दिन पूजा हो रही थी । गाँव के सकड़ों 


११/७ 


५० ] [ भारत के महान साधक 


प्रतिष्ठित व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे। भोजन की व्यवस्था भी थी। इसी 
समय निकटल्थ वृक्ष के नीचे कहीं से एक संन्‍्यासी श्रा पहुँचे थे। संन्यासी 
के अंग-प्रत्यंगों की छटा श्रपूवं थी, चेहरे भौर बाँखों में सिद्ध साधक को 
दिव्य प्रमा विद्यमान थी। संनन्‍्यासी केवल वाक्सिद्ध ही नहीं थे, परम 
कृपालू भी थे | आत्तं होकर जो भी उनसे कुछ याचना करते, वह उसे प्राप्त हो 
जाता । उनके चरणघूलि के स्पर्श से कितने लोगों के श्रसाध्य रोग छूट 
गये थे। वृक्ष के नीचे जनता की अपार भीड़ थी । 

यह वृत्तान्त सुतकर उत्सव-गृह से गृहस्वामी संन्‍्यासी के पास दोड़े 
झ्ाये । निवेदन करते हुए कहा--“प्रभमु, आज यहाँ मोजन श्रादि को व्यवस्था 
है। श्रनेक विशिष्ट व्यक्ति निमन्त्रित हैं। आप भी दया करके यहाँ अन्न 
ग्रहण करें-यह हमलोगों की आन्तरिक कामना है | 

मावाविष्ट हो संन्यात्षी ने उत्तर दिया--“ मैं गश्र-निवेदित खाद्यान्न 
ग्रहूण लहीं करता । विष्ण का प्रसाद यदि हो तब मैं मोजन करने बैठ गा ।” 

'ऐसा ही होगा । घर में नारायण की प्रतिमा है। उन्हें नैवेद् 
चढ़ाकर आपको भोज्यपदाथे देता हूँ । पत्तल लगा है। आप यहाँ आकर बेठें ।” 

संभ्यासी तब भी मावाविष्ट थे। धीरे-धीरे भोजनस्थान के पास जा 
बंठे । सबसे श्रागे आचार्य के रूप में उन्हें विठाया गया । 

कुछ देर के बाद ग्रद्वेत आचाय॑ वहाँ उपस्थित हुए । संन्यासी को 
देखकर सहज भाव से कहा- “यह क्‍या हरिदास ? तुम यहाँ हो ? देखता हूँ 
गाँव के विशिष्ट ब्राह्मणगण तुम्हें पंक्ति गें बिठाकर मोजन करने बेठ गये 
हैं यह तो अद्भुत कांड है। अब इसबार यह तुम्हारा कौन-सा ऐश्वर्य- 
प्रकाश प्रत्यक्ष हुआ है ? 

कानों में अद्वत प्रभु के स्वर को सुनते ही हरिदास का भावावेश विलुप्त 
ही गया था। चेतन्य लाम करते ही उन्होंने कहा-- “प्रभु यह मेरा 
अपराध नहीं । कृष्ण कृपा से ही इन सज्जनों ने श्राज मुझे एक विद्यंष 
दृष्टि से देखा है। आग्रह करके मुझे अपने साथ भोजन करने के लिये पंक्ति 
में बिठाया है ।”' 
श्राचायं के चरणों में गिरकर हरिदास ने साष्टांग निवेदन किया । दोनों 

श्राँखों से ग्रविरल अश्रुवार। प्रवाहित हो रही थी, माव गद्गद्‌ स्वर से आचार्य 
को स्तुति कर रहे थें। एक अ्रपूर्व भावमय परिवेश की सृष्टि उस स्थान 
में हो गई थी । वहाँ उपस्थित सभी लोग निर्वाक्‌ विस्मित एवं स्तब्ध हो 


हि. 


खड़ थे। 


प्रद्देत आचारये ] 4 ५१ 
"३. - 

उस दिन की इस घटना से, विशेषतः महामागवत हरिदास के व्यक्तित्व 
के इस इन्द्रजाल का दर्शन कर गौड़ ब्राह्मणों के ज्ञान-चक्ष खुल पड़ थे। 
इसके सांथ ही अद्वेत प्रनु की अद्वितीय महिमा से वे परिचित हो उठे । यवन 
हरिदास की अलौकिक कहानियाँ उन्होंने सुनी थीं-आज प्रत्यक्ष रूप में 
उन्होंने स्वयं उसके प्रमाव फो देखा था । यवन हरिदास के कारण श्राचाय॑ 
श्रद्दत को अ्रपांक्तेय सिद्ध करने के लिये ये लोग सर्देव सचेष्ट रहे। इस 
अ्रपराघ के लिये आज ये क्षमा की भिक्षा माँग रहे थे । 


मकक्‍तश्रेष्ठ हरिदास की महिमा साधारण मनुष्य नहीं समझ सकते थे । 
इस महिमा को समझा था वेष्णव महापुरुष श्री श्रद्त ने । इसीलिए उन्होंने 
अपने घर में श्रद्धानुष्ठान में प्रथम मोज्यपात्र इस मक्तिसिद्ध यवन भक्‍त को 
दिया था | 


आ्राचाये के इस प्रेम ने हरिदास को विस्मित कर दिया था । करबद्ध 
हो उन्होंने कहा--“यह क्‍या प्रमु ? इस श्राद्धपात्र का अधिकार तो ब्राह्मणों 
को है। उसे ग्रापने मेरे सदश ग्स्पृश्य मलेच्छ को क्‍यों दिया ? 


प्रभाश्न से छलछल नेत्रों से अद्वत भ्राचाय॑ ने उत्तर दिया--““हरिदाप्त, 
मेरे अनसार तुम्हीं प्रकृत ब्राह्मण हो, प्रकृत वेष्णव हो । जानते हो, प्रकृत 
वष्णवों के हृदय में गोलोकृवात्ती कृष्ण सदेव विहार करते हैं । तुम्हारे समान 
दिव्यपुरुष को श्राद्धपात्र देना ब्राह्मण मोजन के सद॒श है । ऐसा करके मैंने 
कोई भ्रन्याय नहों किया है । 


यवन साधक को यह स्वीकृति देकर उस दिन अद्वंत आचाय॑ ने एक 
श्रमृतपुवं साहस का परिचय दिया था। परम्परा प्रेमी समाज उस दिन 
उनके अलौकिक व्यक्त्वि एवं साधन माहात्म्य को एक नये रूप भें स्वीकार 
करने को बाध्य हो उठा था । 


अद्वेत ग्राचायं के इसभौदाय्य एवं साहुस ने परवरत्तीं काल में वेष्णव 

आन्दोलन के नेताओं को अनेक प्रकार से प्रभावित किया था, इसमें कोई 
सन्देह नहीं । 

नवद्वीप में स्थित श्रद्वेत की चतुष्पाठी का विकास हो रहा था। प्रति: 

दिन वे अत्यन्त उत्साह से छात्रों को गीता, मागवत, स्मृति आदि का पाठ 


करवाते एवं रात्रि में परम मक्‍त हरिदास के साथ अपने घर में बेठकर प्रेमा- 
विष्ठ हो नाम-कीत्तंन करते । 


५२ ] [ भारत फे महान सांधक 
विष्णुमकत अद्वैत झाचाय॑ के नेतृत्व में नवद्वीप में इस समय एक छोटी 
वैष्णव गोष्ठी का संचालन होने लगा था। श्रीवास झभादि भक्‍षत आ्राचायं को 
इस धर्मंसमा में अक्सर उपस्थित रहते । कृष्ण-कथा के परम आनन्द में 
समय व्यतीत कर घर लौट जाते थे । 
देश में उस समय चारो दिशाओं में धर्म के नाम पर अनेकानेक अ्रना- 
चार एवं ग्रधमं का ताण्डव नत्तेन हो रहा था । पाखण्डियों के अत्याचार से 
जन-जीवन जज॑रित हो उठा था। वेष्णव-भकतों के प्रति उनका श्राक्रोश 
सर्वाधिक था | 
इस दुस्सह अवस्था में जीवन दुरूह होता जा रहा था। श्रश्नपूरित 
नयनों से हरिदास ने एक दिन श्राचार्य से कहा -“भश्रमु ! धरती का भार 
अरब असह्य हो उठा है। इसकी रक्षा का क्‍या उपाय है ? धरती के पाप- 
ताप के परित्राण के लिये कब आयेंगे प्रभु ? कब होगा जीवों का उद्धार ?” 
आचाय॑े ने हरिदास को सान्त्वना देते हुए कहा--हरिदास, भ्रघीर मत 
बनो । मैं मी तुम्हारे समान बहुत दिनों से विकल हो रोता हूँ । चन्दन, तुलसी 
भ्रौर गंगाजल लेकर कऋष्ण को आराघना करता हूँ, उनके श्रागमन की कामना 
करता हो। वे पअवतीर्ण होंगे, निए्चय हो झ्रायेंगे ।' 
श्रीवास, गंगादास आदि अनेक भक्‍त, पाखंडियों के घोर अ्रत्याचार का 
वर्णन सभा में करते थे। परमाश्रय, सव जीवों के उद्धारक प्रम का आवि- 
माँव कब होगा ?--- बोल-बोलकर भकक्‍त-जन दुःख से भर उठते ये । 
शुद्धाचारी, महातेजस्वी आचाय॑े का हृदय तीक्र विक्षोम से श्रालोड़ित 
हो उठा था। भक्तों के समक्ष अपने संकल्प की घोषणा करते हुए उन्होंने 
कहा-- 
हुए प्रवतीर्ण यदि, सच हो, हमारे प्रम॒, 
तब तो श्रवश्य ही, 
होगा उद्धार सभी जीवों का, 
तब तो अद्वत मिंह ही हैं, प्रधान हमलोगों के, 
ये ही दिखायेंगे हमें उस प्रभु को, 
जो हैं बेकुंडनाथ ।” 
अद्वेत सिह की हुकार एवं भक्‍तप्रवर हरिदास के गफावास में नाम- 
कीत्तंन एवं झ्रात्तता का फल अ्रविलम्ब फलोभत हुआ। उस दिन आचार्य 
अपने घर में संचालित धमंसमा में श्रालोचना-प्रत्यालोचना कर रहे थे । उसी 
समय अनेक भक्तों ने एक सुसंवाद दिया । जगन्‍्ताथ मिश्र का ताकिक एवं 


श्रदंत आचाय॑ ] | ५३ 


विद्यागर्वी पुत्र विश्वम्मर गयाधाम से एक परम वेष्णव के रूप में रूपान्तरित 
हो लौट आया है । पअ्ललौकिक भाव प्रवाह के वेग से ओत-प्रोत थी उसका 
सम्पूर्ण सत्ता, दुलंभ सात्विक प्रेम से उसकी सारी देह स्फूरित थी । परस्पर 
लोग विमशं कर रहे थ कि प्रचंड तेज से दीप्त इस तरुण साधक के द्वारा ही 
क्या ईश्वरीय लीला का महाप्रकाश झ्रालोकित हो उठेगा ? 


उत्कंठित हो अद्वत श्राचायं ने इस शुभ संवाद को सुना । उनका 
सर्वाग उस क्षण मावावंग से कंटकित था । नयनद्वय पुलक से मर छल-छल 
कर रहे थे। मन असीम विद्वास से तृप्त था। यह सब उस महाप्रभु 
कृष्ण को कृपा तो नहीं ! नीलाम्बर चत्रवर्ती के दोहित्र जगन्नाथ मिश्र के इस 
युवा पुत्र के माध्यम से प्रभु ने अपना आत्मप्रकाश तो नहीं प्रसारित किया है ? 
प्रभु की इच्छा किस आधार से, किस प्रकार प्रकट होना चाहती है, कौन 
जाने ? 


यदि ऐसा ही है तो आचाये घीर, प्रशांत भाव से उस परम प्रभु के 
श्रागमन की प्रतीक्षा करेंगे । कृष्ण की ग्राराधना ही तो उनके जीवन की 
कठिन, दीघं तपस्या है । उनके श्रात्त और विगलित चित्त की पुकार कभी 
निष्फल नहीं हांगी । उससे खिच कर प्रभु को अद्गत के पास, उनके प्रांगण 
में श्राना हो होगा । 


भोर का आलोक घरती के कण-कण को झ्ालोकित कर रहा था। 
भांगन के तुलसी के नीचे आचाये पूजा-वन्दना में लीन थे। गोलोक पति कृष्ण 
के उद्देश्य को जान कमी विनीत, नम्र माव से, तो कमी तीव्र भावावेग से 
उद्दीप्त हो आ्राचायं प्रबल हुकार कर उठते थे । 


हा] 


उसी समय गदाघर के साथ विश्वम्मर वहाँ उपस्थित होते हैं । 

आचार्य के दर्शनमात्र से ही उनका हृदय उत्ताल भावतरंगों से उद्देलित हो 
उठा था । तत्क्षण संज्ञाशून्य हो वे घरती पर गिर पड़े । निनिमेष दृष्टि से 
प्रदेत इस संज्ञाशन्य देह को देखते रहे -लावण्य की श्रपूर्व दीप्ति से युक्त यह 
कसी देह है? कसा विस्मययुकत प्रेम का यह दृश्य उनके समक्ष उपस्थित 
हो उठा है ? इस अद्भुत मक्ति-आवेश का संचार किसी मानव-अ्न्तर में 
क्‍या संमव है ? इस मोहिनी मूर्ति के जादू से अद्वेत बंध कर सम्मोहित हो 
गये थे । 

भक्ति सिद्ध आदारय का अन्तर एक मतन दिव्य बोध से भर उठा था । 
यही तो हैं वे परम आराष्य, उनके प्राणप्रिय - जिसके लिये आजोवन 


५४ ] | मारत के महान साधक 


उन्होंने तपस्या को है, साधना की है। जीवन का हर पल इस प्रिय की 
प्रतीक्षा में विकल रहा है । ' 

भावविमुग्ध आचार्य विष्णु-पूजा के समस्त उपकरणों को लेकर विश्वम्मर 
की अचेत देह के पाप्त आकर बेंठते हैं । परम मक्ति से मर, उनके 
चरणों को पूजा कर, विष्ण के स्तोत्रों का भ्ाययन कर, उनकी वन्दना 
करते हैं । 

सत्तर वर्षो के वृद्ध आचायें के नयनों से श्रविरल श्रश्रु झर-झर कर अचेत 
विश्वम्मर के चरणों को सिक्‍त कर रहे थे। प्रेम मक्ति का यह करुण द्रावक 
दुश्य कंसा श्रपूव था ! डाब्दों से परे इस अपूर्व दृश्य से गदाघर स्तम्मित हो 
उठं। सर्वप्रिय, वरेण्य आचाये ने यह क्या किया ! एक अज्ञात, भनाम मय से 
गदाधर मर उठे थे। आचाय॑ं को झकझोरते हुए गदाधर ने कहा-- 

“प्रमु! यह विश्वम्मर तो आपके समक्ष कोरा बालक है। उसको 
पूजा-अचेना क्या आपके लिये उचित है ? 

मविष्यद्रष्टा आचार्य की वाणी गंभीर थी। गुरु स्वरों से उन्होंने 
कहा-- “गदाधर ! यह बालक ! इसे तो सारी सृष्टि जानेगी--तुमलोग कुछ 
दिन और प्रतीक्षा करो 

इसी समय संज्ञाशन्य विश्वम्मर का वाह्य चेतन्य लौट ग्राता है। श्राँखें 
मलकर देखते हैं कि तुलसी के नीचे वे मूछित पड़े है, उनके चरणों के नीचे 
महामागवत आवचाय॑ अश्रुजल से उन्हें भिगो रहे हैँ । । 

अ्रस्त व्यस्त विश्वम्मर उठ कर बेठ जाते हैं । अद्वत भ्राचायं के चरण-रज 
को अपने माथे से लगा देन्य से मर, विगलित हो कह उठते हैं--- 

कृपा करो मुझपर, महानुभाव, 

लगता है, में तुमको सचमुच पहचान गया । 
घन्य हो गया में तुम्हें देखकर, 

कृष्ण नाम देकर तुमने है मुझे जीत लिया ।” 

निर्निमेष, अन्तमेंदी दृष्टि से ग्रद्वेत विश्वम्मर को देखते रहे । सोंच-सोंच 
कर श्रद्वत विकल हो उठते हैं - 

“अरे ओ कपटी, इस बार यह तुम्हारा और कौन नया छल है ? परन्तु 
तुम मुझे अब ओर नहीं ठग पाओगे ! तुम्हारे परम श्राविर्भाव का वह अद्भुत 
स्वप्न में इतने दिनों से देख रहा हू। तुम्हारे भीतर मेरा वह स्वप्न साकार 
हो उठा है। मेरा श्राराध्य श्राज मेरे समक्ष प्रकट हुआ है *” 


अद्वेत आचाय॑ ] [ ५५ 


मावाविष्ट हो उन्होंने कहा--“विद्वम्मर, तुम मझे अब और धोखे में मत 
रखो । मेरी उपलब्धि तो मेरे समक्ष है। तुम्हीं मेरे श्रेय हो, मेरे ग्राराध्य 
हो और सुनो ! सारे देश का श्रन्तर नराइय और वेदना से आकुल हो उठा है । 
वेष्णव प्रम की धारा स्तम्मित हो ठहर गई है। आआराज सबों को तुम्हारे 
रेतृत्व फी आवश्यकता है। मनमोहन कृष्ण के कीर्तन-मजन के रस को प्राप्त 
करने के लिये जन-मानस व्याकूल है। हमलोगों की यह आकांक्षा तुम पूर्ण 
करो ।' 

यह प्रबुद्ध नेता अपने लोगों को पहचान कर एक सुसम्बद्ध भक्तमण्डली 
का निर्माण करें--बस यही तो आचार्य की चिर दिनों की चाह थी । 

यह सब सम्पन्त कर अद्वत श्राचाये ने शांतिपुर के लिये प्रस्थान किया। 
जाने का एकमात्र कारण था नवद्वीप से वाहर रहकर विद्वम्मर की परीक्षा 
करना । सच ही यदि वे श्रद्वत के प्राण-प्रमु हैं तो इस लीला को संपन्न कर 
वे स्त्रयं उन्हें बला लेंगे । 

इसी बीच नवद्वीप के भकक्‍त-समाज में श्री गौरांग-प्रभ॒ की कीत्तंन लोला 
प्रारंभ हो गई थी। श्री वास के आंगन में एक-से-एक विशिष्ट वेष्णव- 
भक्‍तों का ग्राममन होता जा रहा था। मण्डली को शक्ति दिन-प्रतिदिन 
बढती जा रही थी । कुछ दिनों के बाद श्री नित्यानन्द के भ्रागमन से यह 
गक्ति और मी बढ़ गई । 


नित्यानन्द माधवेन्द्रपुरी के परम प्रिय थे | वे मक्ति-प्रेम रस के उत्स 
स्वरूप थे। माधवेन्द्रपुरी द्वारा प्रचारित कृष्ण-मवित-रस के श्रन्यतम धारक 
एवं वाहुफ थे पद्देेत आचायं । इसी कारण नित्यानन्द एवं शभ्रद्वेत--दोनों 
की एक साथ उपस्थिति नहीं रहने के कारण, श्री चेतन्य महाप्रम॒ का वह 
प्रेमोत्सत श्रपने संयूर्ण सौष्ठव एवं रंग में जमता नहीं था । 
उस दिन प्रमु श्री चेतन्य दिव्य मावावेग से आविष्ट थे। श्रौचक ही 
थी वाप पंडित के माई रमाई को पुकार कर कहा- 
चलो, हे रमायी ! 
तुम चलो, जहाँ वास श्रद्वेत का है । 
वहाँ जा बता दो वत्त मेरे प्रकाश का । 
कहो उन्हें-- 
“जिनके लिये रहे करते आाराघता, 
जिनके लिये को है साधना, 
जिनके वियोग में निरन्तर तुम रोते रहे । 


५६ ] [ मारत के महाप्त साधक 


किया उपवास निराहार, निजंल स्व, 
वे ही तुम्हारे प्रमु प्रकट हैं हो चुके । 
मगवान आप ही पधार यदि, 
तब फिर किसके निमित्त सारे उपचार ये ? ” 
-- (चे० भा०) 
प्रकाश का लग्न उपस्थित हो चुका था। गौर सुन्दर प्रभु ने ओर न 
कुछ कह, प्रभु के आविर्माव के परम तत्त्व को अनेकानेक भावों से उद्धाटित 


फर दिया था। उनके लिये इस समय अद्वत भ्राचायं की उपस्थिति श्रनिवाय 


थी। 

रामाई पंडित को प्रम॒ ने कहा--“सुनों ! तुम चुपचाप श्रद्वत आचाये 
को श्रीपाद नित्यानन्द के श्रागमन का संदेश कहना । यहाँ इत्तने दिनों तक 
तुमने जो देखा-सुना है वह सब उन्हें कहना ! इसके साथ ही मेरे इस 
प्रादेश को मी कहना कि वे अपना पूजा के समस्त उपचारों का संग्रह कर 
यहाँ चले श्रावें । सपत्नीक यहाँ आकर मेरी पूजा करें ।” 


रामाई को देखते ही आचाय॑ ब्रोल उठ--“अरे रमाई, अनानक हो 
तुम शांतिपुर कंप्ते आ गये ? हो-बोलो तो ? मुझे पकड़कर ले जाने का आदेश 
श्राया है क्या ? 

चतुर वृद्ध आचार्य ने प्रमु के दृत को पकड़ कर पूछा -अच्छा रपाई, 
तुम सबों ने तो यह निश्चय कर लिया है-परंतु मैं कंसे समझूगा कि 
मानतर देह में मगवान का आविर्भाव संभव है ? संसार के सारे प्रमुख स्थानों 
को छोड़कर नवद्वीप की घरती पर उतरकर प्रभु कंसे आवेंगे ? बेराग्य एवं 
त्याग के पथ, ज्ञानमिश्रित भक्ति के पथ को मैं स्वयं जानता हो, सब्रों का 
विडलेषण करता हूँ । तुम्हारा श्रग्रज श्रीवास पंडित मेरे सम्बन्ध में इन सारी 
बातों से पूर्णतः मिन्ञ हैं ' परंतु रमाई तुम सबों की इस मावमत्तता का 
फारण मैं समझ नहीं पाता [7 

आचाय॑ अद्दत, गौर सुन्दर के उस नवीन श्रान्दोलन के एक सुदृढ़, 
राव्रल स्तम्म हैं--रयाई इस तथ्य से सुपरिचित था । 


प्रभु ने उन्हें स्मरण किया है--उनको प्रतोक्षा में वे आज ग्रधीर हैं । 
इसके ग्तिरिक्त गदाघर से उन्होंने सबकुछ सुना है । आचाय॑े ने स्वयं उसदिन 
स्वयं प्रमु को भ्राविभ[त होते देखा है। अपने घरमें तुलसी चौरा के सामने 
उनकी पूजा-प्रर्चना फर वे स्वयं कृतार्थ हो चुके हैं । 


भ्रद्ेत प्राचार्य | [ ४७ 


मक्त रमाई श्राचायं के गौरव एवं दीप्ति फ॑ सम्मुख नत था । प्रम॒ 
गोरसुन्दर को बातों को उन्होंने श्रक्षरशः दुहरा दिया । 

युक्तपाणि हो श्माई ने कहा--“ग्राचाय, प्रम॒ अत्यन्त व्याकुल हो 
श्रापकी प्रतीक्षा में बाट निहार रहे हैं। समस्त पूजा के उपचारों का लेकर 
ध्राप शीघ्र ही चलें। महाप्रभु और झापके मिलन के उस मधुर एवं स्तिग्ध 
मिलन के दृष्य को देख हम सब अपने जीवन को सार्थक करेंगे ।” 


क्षण भर में ही सत्रों ने एक अद्दमृत्‌, विस्मयपूर्ण परिवर्तत को घटित 
होते देखा । आचार्य के विचार एवं विश्लेषण की पद्धति, तथ्य एवं अनुसंधान 
को पद्धति जाने कहाँ तिरोहित हो गई थी। प्रेम भक्ति के प्रचंड श्रावेग 
से उनकी सारी देह थर-थर काँव रही थी । महापंडित आचाय॑े बालकों 
की तरह विलख-बिलख कर रो रहे थे । आचाय॑ पुकार-पुकार कर कह रहे 
थे-- “मेरे आँसुओं ने मेरे प्रमु को इस धरती के रजकणों पर उतार कर 
रख दिया है ।” 

कुछेक क्षणों के बाद आचाये शांत हो उठे। इसी क्षण रमाई ने 
कहा-- 'श्राचायंवर, प्रभु ने अविलम्ब अपने समक्ष आपकी उपस्थिति चाही 
है । 

'अद्वत आचाय॑े ने इस बार अपने मन की बात खोल कर कही--- 
“देखो रमाइई, मैं प्रमु के पास अवश्य जाऊंगा परंतु मैं तमी प्रभु को अपने 
प्राणनाथ, श्रपने प्रभु के रूप में वरण करूंगा यदि वें अपनी ईश्वरीय 
विमूति एवं श्री से यक्त ऐश्वर्य को मुझे दिखायेंगे । इसके साथ ही मेरे 
इस इ(वेत केशों से आवृत्त मस्तक के ऊपर अपने दोनों चरणों को रख 
मझे कृतार्थ करेंगे ।” 

सपत्नीक नवद्वीप पहुँच कर अद्वेत आचारय॑ एकवारगी हो प्रभु की सभा 
में नहीं गये। नन्द आाचाय॑ के घर में गुप्त रूप से रहने लगे । 

एकाकी रमाई को श्रीवास के आँगन में उपस्थित होते देख प्रभु 
ने चीत्कार क्रिया--“देखो-देखो वह अब मी मेरी परीक्षा लेना चाहता है। 
मुझे जाँचना चाहता है। पत्नी के साथ नन्‍दन आचाय॑े के घर में छिप गया है । 
तुम समी श्रमी उसे पकड़ कर ले आओ ।”' 

झरद्वेत एवं अद्वेत की पत्नी को प्रभु की समा में लाया गया | प्रमु 
प्राज ईश्वरोय ऐश्वर्य से प्रमत्त हैं। उनका वह दिव्य रूपैज्वर्य चारो दिशाओं 
में बिखरा पड़ा है। भावविह्नल हो, अद्देत तिर्तिमेष नयनों से यह मोहक 
११/८ 


५८ ] [ मारत के महान साधक 
दृश्य देख रहे है ' भ्रम भावाविष्ट हो श्रीविष्णु की तरह बठ हैं । श्री पाद 
नित्यानन्द ने सिर पर छत्र रख दिया है। नरहरि प्रेमावेश से चेंवर डुला 
रहे हैं, श्रीवास, मुरारी आदि मक्‍तगण हाथ जोड़ कर दण्डायमान हे । सबों 
को सामने ही गौर सुन्दर के सौन्दर्य का श्रमृत-सागर लहरा रहा था । अद्वत 
अबाक्‌ हो देख रहे हैं-- 
“ऐसा लावण्य जो करोड़ों कन्दर्पों की 
शोमा को कर देता झूठा है, 
ज्योतिमंय, स्वर्णमय, सुन्दर शरीर वह, 
वैत्ता ही, 
कोटि पूर्णचन्द्र-सा प्रसन्नमुख प्रभु का, 
सदय है आज श्रद्वत के लिए सचमुच । 
मात्र इतना ही नहीं। गद्वेत आचार्य की आंखों से प्रभु ने जेसे एक 
परदा उतार लिया था । अपने दिव्य ज्योतिरंय रूप को प्रभु ने अनावृत्त किया 
था। इस हूप की प्रखर ज्योति से सबकुछ उद्मासित हो उठा था। भक्‍त 
कवि वृन्दावन दास के छाब्दों में-- 
“देख लिया है जब्र प्रत्यक्ष ज्योति वलल्‍्लभ को, 
और तब क्या देखू ? 
क्या देखू प्रम॒ को 
क्‍या गण को, 
क्या मूषा को । ' 
इस अलोकिक दशशन ने पति-पत्नी दोनों को अतीव श्रानन्द से मर 
आत्मविस्मृत कर दिया था। अत्यन्त भक्ति से विह्नल हो दोनों ने 
अनेकानेर उपचारों से श्रीगोरांग के चरणों की पूजा सम्पन्न को । भावविद्धल 
आचाये के मुख से बार-बार विष्ण-ध्यान के स्तोत्र उच्चरित हो रहे थे । 
प्रमु को पूजा एवं स्तुति की समाप्ति क॑ पश्चात साधष्टांग प्रणाम 
निवेदित करते समय प्रमु एक अदुमुत कांड कर बेठे | वृद्ध, सवंजनमान्य 
ग्राचायं के मस्तक पर अपनी लीला के लिए उन्होंने श्रपने दोनों पाँव रख 
दिये । भक्तों की गोष्ठी भें उच्चारित हरिध्वनि के निनाद से दसों दिशाएँ 
प्रकम्पित हो उठी थीं । 


अद्ेत का यह संकल्प था--इंदवर के रूपमें जिम्हें स्वीकार किया 
है--जीवन-प्रमुके रूपमें जिन्हें श्रपने हृदय- सिहासन पर विठाया है--उसे अपने 
एंक्वरोीय ऐद्वर्य को दिखाना होगा, अपनी शक्ति से अद्ठत की श्रद्धा एवं 


अद्वेंत आंचार्य ] [ ४६ 


आनुगत्य का मान रखना होगा । अद्गेंत का वह संकल्प आज पिद्ध हो चुका 
था। आज का दिन उनके जीवन का श्रेष्ठतम दित था। प्रमु एवं उनके 
स्वजनों के ज्योतिमंय रूप को उन्होने देखा था । अद्वेत फे विर पर अपने 
घरणों को स्थापित कर प्रमुने आदेश दिया-- 

“अद्वत, अब्र शांत होकर उठ बेंठो। सपत्नीक पंच-उपचारों से 
मेरे चरणों की पुजा करो ।” 

प्रभु के इसी भ्रादेश के लिये तो आ्राचायं इतने दिनों से पिपासित 
थे! ऐसा कर प्रभु ने उन्हें धन्य कर दिया था। यही तो उनकी चिर 
कामना थी । 

आचाय॑ ने अतीव उत्साह से मर, उठ कर माला, वस्त्र एवं अलंकारों 
से प्रमु को सुसज्जित किया। पति-पत्नी दोनों मिलकर षोड्षोपचारों से 
प्रमु की पूजा सम्पन्न की। आराचार्य की दोनों आँखों से उस समय अश्रश्न॒ 
झर रहे थे । प्रमु विश्वम्मर आज अपूर्व, दिव्यमाव से उद्दीप्त थे। प्रद्वत 
की पूजा-आरतो उन्होंने गम्मीर माव से भ्रंगीकार की । अपने गले की माला 
को प्रमु ने अपने उप्त महामक्त के गले में डाल दी । 


ग्राचाय को प्रभु ने इस बार एक नूतन आदेश दिया--“मेरी पूजा अब 
शेष हो चुक्रो है। श्रव कीत्तंन होगा, उसमें तुम नृत्य करो ।” 

उत्साहित भक्तगणों ने कीत्तेंन प्रारंभ कर दिया । इसके साथ ही एक 
अद्मुत दृश्य सबों के समक्ष कोंध उछा। महाज्ञानी, परम गंभीर, वद्ध 
आचाये परम आनन्द से मर दोनों हाथों को उठाकर नृत्य कर रहे हैं, उनके 
दीघं नयनों से झर-झर अश्रॉसू बह रहे थे। अद्मत प्रेम से ग्राविष्ट विस्मित 
हो सब सोंच रहे थे क्‍या यह वह्दी कठोर ब्रती, तापस भ्रद्वत आ्राचाय॑ हैं-- 
अनेकों मक्तजन जिनपर ग्राश्चित हैं, असंड्य भक्तों के अध्यात्म्य जीवन के पथ- 
प्रदशेक के रूप में जिनका गोरव है ? ,पारसमणि-तते प्रभु के जादुई स्पर्श से यह 
माव-गंमीर ज्ञानी पुरुष श्राज उन्मत्त हो नृत्य<कीत्तेन कर रहे हैं। इस 
प्रदमुत और मनोरम दृश्यने सबों को अवाक्‌ बना डाला था । 


महाप्रभ॒के चेहरे पर करुणा की आमा कौंध रही थी। प्रसत्त 
मधुर कंठ से उन्होंने कहा--“आ्राचाय॑, तुम्हारी प्राथंना क्या है ? तुम स्वेच्छा 
से मुझसे वर माँगो । जो चाहोगे मैं दूंगा ।' 

दोनों हाथ जोड़कर आचार्य मूक हो खड़े हैं। परंतु भगवान उन्हें 
छोड़ते कहाँ हैं ? बार-बार मावाविष्ठ हो कहते हैं--/ना श्राचार्य, तुम प्रार्थना 
करो, तुम्हारे अन्तर की अमिलाषा से मैं परिचित होना चाहता हु । 


६० ] [ भारत के महान साधक 


अद्वैत श्राचाये निरुत्तर हैं। प्रभु ने फिर क्हा--“सुनो श्राचार्य, घर- 
घर में नाम-कीत्तंन का प्रचार अब मैं प्रारम करूंगा । चारो दिशाश्रों में इस 
अपूर्वभक्ति-रूपी घन को मैं वितरित करूँगा ।'* 
अ्रद्वेत आचाय॑ ने इस बार कहा--' प्रभु, यदि तुम पा कर अ्रवत्तरित 
हुए हो, यदि तुम्हारी देवदुलंम भक्ति हमें प्राप्त हुई है-तो तुम्हारी कृपा, 
तुम्हारा अनुग्रह उन चिरवंचितों को भी प्राप्त हो । शूद्रों एवं स्त्रियों को 
मी तुम्हारी यह परम भक्ति की अनुकम्पा प्राप्त हो 
भावाविष्ट प्रमु ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। चतुदिक 
जय-जयकार को ध्वनि होने लगी । 
प्रेममय प्रमु के साहचर्य एवं भक्तजनों के सामीष्य में आचार के श्रानन्द से 
मरे दिन व्यतीत हो रहे थे । परंतु उनके अन्तरमें कही दूर तक एक काँटा 
गड़ा पड़ा था । उसकी कसक से वे व्यथित श्रौर उन्मन बने रहते थे । 
श्रेष्ठ वेष्णव नेता कहकर प्रम्‌ ने उन्हें अपना सम्पूर्ण प्रेम और श्रनुग्रह 
प्रदान किया है, अपने समकक्ष देखा है । एक सामान्य मक्‍त को यह सम्मान 
देकर क्या लज्जित नहीं छिया है प्रभु ने उसे ? 
प्रद्देत आचाय का सम्पूर्ण श्रन्तर तब एक श्रव्यवत, नीर॒व, करुण ऋन्‍्दन से 
फट पड़ता था। दारुण क्षोम श्रौर ग्लानि से विगलित हो उउठते थे श्राचाये । 
अद्वत को यह सम्मान दे प्रमु क्‍यों दंडित करना चाहते है ? प्रभु का प्रभत्व 
तो उनकी प्रमुता के प्रदर्शन में हैं । कारण-अश्रकारण श्राचार्य को दंडित कर ही 
तो उनक॑ प्रमुत्व का ऐंश्वयं प्रकट होगा । 
प्राचायं ने चतुर प्रभु के साथ स्वयं चातुयंपूर्ण खेल खेलने का आनन्द लेना 
चाहा । कुद्ध ही दिनों के पश्चात हरिदास को अपने साथ ले अद्गत शांतिपुर 
चले जाते हैं । 
आचाय॑ की मक्ति का वह मधुर, प्रेममय रूप अब पूर्णतः परिवरत्तित हो 
चुका या। प्रेम मकति के बदछ़े अब ज्ञान-विचार की ताकिक पड़ति का 
प्रनुसरण, दिग्द्शन ही उन्हें मान्य था। सरस और मोहक प्रेम का स्थान 
ग्रब ज्ञान ने ले लिया था-- 
डोल रहे चारो श्रोर बेसुध, बखानते, 
सर्देव दिन-रात भावावेश में, 
ज्ञान जो वशिष्ठ ने प्रकाशित किया था कमी, 
कहते हैं ज्ञान बिना विष्णु मक्ति शक्ति भला पात्ती है ? 
ज्ञान ही सवंशक्ति प्राण की । 


अद्वेत प्राचार्य] [ ६१ 


ज्ञान के ग्रभात्र में, 

ग्रनेक सुधी, विज्ञ जन, 

वन में मटकते हैं, 

छोड कर घर को ॥ 

“विष्णु -भक्ति' दपंण है, 

क्ल्तु 'ज्ञान' नेत्र स्वय । 

नेत्रहोन दर्पण में, 

किसको पहचानेगा ? 

सभी शास्त्र पढ़ने के बाद, 

यह वृद्ध जन कहता है तुम्हें, 

सुनो«मूल ज्ञान मात्र हैँ ।' 

प्रग्तरंग मक्तगण श्रद्वेत श्राचाय के इन परिवत्तित विचारों से आइचयं- 

चकित हो अवाक्‌ थे। श्रद्वत गौरांग महाप्रमु के प्रेम-मवित मार्ग के प्रन्वतम 
धारक एवं वाहक थे। ज्ञान विचार की यह नई बात उनके मृख से सुनना 


स्वयं एक रहस्य था । सब आशंकित थे कि क्या आचा:य॑ ने अ्रपनें जीवन के 
प्रादर्शों को बदल लिया हैं ! 


मकत हरिदास शांतचित्त था। उम्रको आँखों में भ्राचार्य का धूल झोंकनता 
संमव नहीं था । हरिदास ने अच्छी तरह समझ लिया था कि इस बार आचार्य 
ने प्रमु गौर सुन्दर से चतुम्तार युद्ध छोंडा है | प्रमु को शीघ्र हो शांतिपुर लाये 
बिना आचाये मानेंगे नहीं। पराठकक्ष के एकान्त कोने में बंठक्र हरिदास 
धाचाय॑ से ज्ञानमिश्रवित मक्ति-तत््व की व्याख्या सुनकर गुपचुप हूँता 
करते थे । 


श्रद्देत श्राचायं की इस चतुराई और अदभुत कोशल का फल शीघ्र हो 
प्रकट हुआ। अचानक गोरांग महाप्र मु श्री पाद नित्यानन्द के साथ शांतिपुर 
थ्रा पहुंचे । प्रम को देख आनन्दमग्न ग्राचार्य एवं उनके घर के लोग प्रभु के 
चरणों में लोट पड़े । 


दोनों हाथ जोड़ कर अद्वेत प्रभु के समक्ष खड हैं। सतीक्षण नेत्रों से आचार्य 
की प्रोर देखते हुए प्रभु ने श्रत्यन्त उत्तेजित हो पूछा --'“अरे मूखे, भक्ति श्रेष्ठ 
है पा ज्ञान ? आज मुझे स्पष्ट कहो । 


झद्दत ने देखा-- रोष से प्रमु का सर्वांग थर-यर कर रहा था। भरद्वृत 
झ्राचार्य का श्रस्तर एक प्रलौकिक आनन्द से विहंस उठा, अपने उद्देश्य को धप्िद्धि 


६२ | | मारत के महान सांघक 
से प्रफ्ल्लित हो उठे आचार्य । प्रभु के इस रोष को हो तो झ्राचार्य ने चाहा था । 
प्रमु क्द्ध हो उनपर कुपित होंगे, उन्हे दंडित करेंगे-- यही तो श्राच।र्य की 
चाह थी । आचाय॑ उस दंड को सानन्द ग्रहम करंगे। 

प्राचार्य ने सविनय उत्तर दिया यूग-युग से सर्व समाज में ज्ञान की 
श्रेष्ठता ही सर्वेमान्य है। ज्ञानहीन मक्ति के बिना तो सारे कार्य निष्फल हैं । 

प्रम श्रतिशय क्रोध से मर हुकार कर उठे- “मूर्ख, भक्ति से ज्ञान 
श्रेष्ठ है ? मेरे समक्ष खड़े होकर तुम यह कह रहे हो ? 

बराम्दे से आचार्य को खींचकर प्रभु ने गिरा दिया श्रौर प्रबल वेग से 
उनपर प्रहार करने लगे । प्रहार जजंरित श्राचायय के मुख में शब्द गूंगे हो 
गये थे। मृतप्राय आचाये भूमि पर पड़े थे। यह करुण दृश्य श्राचार्ये- 
पत्नी से और सहा नहीं गया । वह करुण स्वर से चिटकार कर उठी--“भ्रव 
ओर नहीं प्रमु, शांत हो जाएं श्रब । इस वृद्ध ब्राह्मण के प्राण एकबार ही 
नहीं लें ।”' 

भक्त हरिदास एकपाँव पर दण्डायमान थे । भ्रम की इस विजित्र 
कोपलीला ने उसे भय श्रोर विस्मय से मर दिया था । अविरल कृष्णनाम 
का जप कर रहे थे हरिदास । 

इस कोलाहल को सुन श्रनेक लोग प्राचार्य के श्राँगन में आ गये थे । 
समी हतप्रम एवं संत्रस्त थे। वृद्ध आचार्य की यह क्‍या दुगंति हो गई है ! 

खिल-खिल कर हँस रहे थे केवल सदानन्दमय श्रीपाद नित्यानन्द । प्रभु 
को क्रोध का ज्वारग्रव थम गयाथा। अद्वेत आचार्य को मुक्ति मिली । 
परन्तु इस घटना से प्रभु का आत्म-परिचय सबों को मिल गया था । 

प्रभु का यह कृपादण्ड शिरोधाये कर श्राचवायं के श्रानन्द की कोई 
सीमा नहीं थी । वृद्ध वेष्णवनेता श्राँगन में खड़े हो, दोनों हाथ उठाकर नृत्य 
करने लगे । 

नुत्य की समाप्ति के पर्चात्‌ श्रीगौरांग महाप्रभु के चरणों पर मस्तक 
रख श्राचार्य ने कहा-“प्रभु अपने हाथों दंड देकर तुमने श्रपनी प्रभुता 
प्रदर्शित की है। तुम्हारे इस स्वरूप का उद्घाटन ही तो मैं चाहता था। 
अब मुझे अपने चरणों में ग्राश्रय प्रदान करो । 

प्रबल प्रेम से मरकर प्रभु गौरसुन्दर ने श्राचाय को अपने श्रालिगन 
में बाँध लिया। दोनों के कपोल श्राँसुओं से भींग गये थे । श्राँसुओं की 
निर्मल घारा में सब कुछ धुल कर निखर गया था। ग,आाचार्य के ग्रॉगन का 
कोौना-कोना कृष्णप्रेम के संगीत से गंज उठा । 


अद्वेत भ्ाचाय॑ | [ ६३ 


प्रमुशांत हो चले थे। भावाकुल हो वाह्यज्ञान नष्ट हो जाने के 
कारण श्रद्धेव वृद्ध आचाये को उन्होंने लांछित किया था, उनपर प्रहार 
किया था। प्रपनें इस कृत्य से प्रमु लज्जित थे। अत्यन्त मधुर कंठ से 
प्रभुने कहा--“अपने कल्याण के लिये जो तुम्हारा आश्रय ग्रहण करेगा, 
उसके शत अपराधों को मैं क्षमा करूँगा ।/! 

प्रमु के चरणों के पास बेठे आचार्य के वस्त्र श्राँसुओं से भींग रहे 
थे। 

अब प्रभु की श्रानन्द-लीला एवं गोष्ठी प्रारंभ हो चुकी थी । नित्यानन्द, 
हरिदास, भ्रद्वत आदि भक्तों के साथ गोष्ठी का रंग मनोहर हो उठा था। 
ग्राचार्यं की पत्नी सीता देवो के भ्रानन्द को कोई सीमा नहीं थी । श्रतिशय 
उत्साह से मर उन्होंने प्रमु के लिये मोजन बनाता प्रारंभ किया । 

गंगा-स्नान समाप्त कर प्रम तुलपो-चौरे के समक्ष खड़े थे। सुडौल, 
पुष्ट देह की रेखा-रेखा दिव्य लावण्यश्नी से झलमल कर रहो थी। जिद्दा 
से इष्टनाम उच्चरित हो रहा था। सभी भक्त एवं पाषंदगण प्रेम की इस 
अनन्य मूर्ति का ओर विस्मयपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे । 

मावाविष्ट प्रम॒ु ने कृष्ण-प्रेम का उद्देश्य प्रकट कर, कृष्ण को साष्टांग 
प्रणाम किया । इसी सुयोग की प्रतीक्षा तो श्रह्देत को थी। आचार्य प्रभ 
के चरणों पर गिर पड़े । परम भक्त हरिदास भी इस महासुयोग को खोनेवाले 
नहीं थे। श्रद्वेत के माध्यम से प्रभु गोरयुन्दर का परमाश्रम उन्हें प्राप्त हुआ 
था। प्राज दोनों ही उनके सम्मुख घरती पर गिरे पड़े थे। एक क्षण 
मी विलम्ब तन कर हरिदास भी ग्रहेंत आचाय॑े के चरणों पर साष्टांग प्रण्त 
हो उठे । 

आचाय॑ के आँगन में सबों के समक्ष उसदिन एक नयनाभिराम द्द्य 
फूट पड़ा था । 


जाति वर्ण को महत्त्व न देनेवाल़े मक्तों की सूची में उस समय सर्वोपरि 
स्थान महाप्रभु चेतन्यदेव फा निविवाद रूप से श्राता है। उसके बाद क्रमशः 
प्रद्वेताचायं ओर श्रीहरिदास का आता है। वृन्दावन दास ने इन तीन प्रणम्य 
पुरुषों का अभिनन्दन करते हुए कहा है कि धरम का सेतु इन तीन खूपों के 
माध्यम से प्रकट हुम्रा है । 

इसके पश्चात्‌ भोजन का आयोजन प्रारम्म हुआ। 2श्रीनित्यानरद 
सर्देव बच्चों को तरह उमंग से भरे रहते । अतिशय ग्ाननद से भर दोनों 
हाथों से मोजन करते लगे । समी संत्रस्त हो उठे इस दृष्य को देखकर । 


६४ ) [ भारत के मद्दान साधक 


गरहैत ग्राचायं महाग्मु के दूमरें रूप नि्यानन्द के स्वरूप से पूर्णतः 
परिचित थे । उन्‍हें खिझाने, उनसे वाऋ-यद्ध करने में उन्हें बड़ा आ्रानन्द आता 
था। कुपित होकर पग्राचायं कह उठे - ''इस नित्यानन्द के कारण तो घोर 
कष्ट में पड़ गया हूं । सबों का घ॒र्म नष्ट किये बिता यह रहेगा नहीं । 
कहाँ से यह माताल आा गया- यह कोई नहीं जानता कि इसके गुरु कोई 
हैं । यह भ्रपना परिचय संन्‍्यासी कहकर देत। है। इसको जाति कया है, 
किस घर में इसका जन्म हुआ है- इसे जानने का कोई उपाय शेष नहीं । 
पदिचम देश में जाकर, जिस किसी के घर मात खा, जाति-धमं खोकर इसने 
बड़ा उपद्रव कर दिया है। हरिदास, तुम सबों को सतर्क रहना पड़ेगा ।” 


नित्यानन्द एवं अ्रद्वत श्राचायं का यह प्रचण्ड वाकयुद्ध प्रचण्हतर हो 
जाता । दोनों की इस वालपुलभ कीड़ा देख प्रभु श्री गोरांग एवं हरिदास 
हँस-हेंस कर लोटपोट हो जाते । 

कुछेक क्षणों में ही उनका यह युद्ध घम जाता | भ्रद्वेत भ्राचायं एवं 
नित्यानन्द दोनों ही सब कुछ मूल, परम आह्वादसे मर एक दूधपरे के 
आलिगन में बंघ जाते । 

चेतन्य महाप्रमु इसी माव से अद्वत आचाये के घर अनेक दिनों तक 
ठहर कर अपने श्रन्तरंग भक्तों को लेकर पुनः नवद्वीप लौट पड़े । अद्वत 
ग्राचायं एवं श्रीहरिदास के इस वार के पश्रागमन ने वेष्णव गोष्ठी के मध्य 
एक नूतन एवं प्रचंड धाक्ति को संचरित किया । 

ग्रद्ेत आचाय॑ का प्रभु ने अपने में आत्मसातु कर लिया था । 
इसलिये आचाय॑ प्रभ के नूतन आन्दोलन के अन्यतम शक्ति-स्तम्म के रूप में 
लौट-पड़े थे । नवद्वीप के लीलाक्षेत्र में श्रीपाद नित्यानन्द ने प्रम के प्रधान 
सहायक के रूप में अपना ग्रात्मप्रकाश किया था। श्रीप।द निस्यानन्द के 
संयोग से प्रद्वेत आचन्नाय॑ की मर्यादा, जनप्रियता एवं नेतृत्वशक्ति और 
द्विगणित हो गई | इसी लिये चैतन्य भागवत में इन दोनों पाषंदों को भगवान 
के दोनों बाहुओं की संज्ञा दी गई है । 

प्रनेक वर्षो के बाद की कहानी है । प्रम गोरसुर्दर ने इसी बीच 
संन्यास ग्रहण कर लिया था। उनकी नाटय-लीला के एक नवीन श्रंक्न का 
प्रारम्म हो रहा था । प्रम के वियोग की ज्वाला से आचाय॑ का हृदय निरंतर 


दग्ध हो रहां था। प्रमु के इत् नत्रीन रूप एवं जीवोद्धार लीला के दर्शन के 
लिये वे अपने हुदय को आश्वस्त करते रहते थे । द 


भद्ठित आचाये॑ ] | ६५ 


इसी बोच प्रभु के नीलाचल जाने का संदेश उन्हें मिला । जाने के 
पूर्व माता एवं अन्तरंग भक्तों से प्रभु मिलकर विदा लेना चाहते थे । 
श्री पाद नित्यानन्द को नवद्वीप में संवाद देने मंजकर वे स्वयं शांतिपुर 
आ गये । 

सहस्न-सहस्त जनों की मोड़ प्रमु के दर्शनार्थ आचार के प्राँगन में 
जमा हो गई । चारों श्रोर नृत्य एवं कीतंन मखरित हो उठा। समस्त 
शांतिपुर मक्ति प्रेम फे हाट के रूप में परिणत हो उठा । 

गौरसुन्दर के इस सर्वेत्यागी, वेराग्य मूत्ति फा दर्शेन कर आबचाय॑ 
भधीर हो विद्दल हो उठे थे। भावोद्वेलित हो प्रमु के चरणों पर गिर कर 
प्रयेत हो उठे । 

श्रनेक क्षणों के बाद श्राचायें का बाह्य चेतन्य लोट पड़ा । प्रम॒ ने 
ग्रब अपनी गोष्ठी प्रारंम की। भक्तों से घिरे प्रम बैठे हुए थे। इसो क्षण 
भद्वत का शिशु-पुत्र अच्युत वहाँ उपस्थित होता है । घूल से सना हुआ नठखट 
शिक्षु खेल रहा था। लोगों की भीड़ एवं इस देव-दुलंम मूर्ति को देख समीप 
आ पहुंचा । घूल-घूसरित शिशु को गोद में लेकर प्रमु ने सस्नेह कहा--- 
“अ्रच्युत, तुम मेरे कौन हो, कहो तो ? जानते हो-आचार्य मेरे पिता हैं । 
इसलिये हम दोनों माई हैं ।” 

सबों को विस्मित करते हुए उस दिन उस बच्चे ने उत्तर दिया था-- 
ना, ना, ऐसा नहीं ! ईश्वर कृपा से तुम जीवों के सखारूप में श्राये हो । 
तुम्हारा पिता कौन हो सकता है ? तुम तो स्वयं प्रकाश हो । 

मक्तजन एवं सारे दर्शनार्थी हतवाक्‌ थे । श्रद्वत श्राचायं के इस 
अबोघ शिश ने एक अदभूत तत्वपूर्ण ज्ञान की बात कही थी। अद्वत के 
सात्विक संस्क्रारों को लेकर इस बालक ने जन्म लिया है। यह श्रसाधारण 
ब्रालक है--सब समझ गये थे । 

नवद्वीप में जिल्होंने प्रभू के जिस ईश्वरीय ऐदवर्य को देखा था--प्रद्वैत 
के घर में मक्तों ने उत विमूति का साक्षात दर्शन किया | प्रमु ने भ्रपने तत्त्वों 
को स्वयं प्रकाशित किया था । 


विदा के पूर्व प्रह्न॑त श्रादि अनेक अन्तरंग भक्तों के समीप प्रभु ने उद्घोषित 
किया -- 

“एकमात्र भक्ति ही 'हमारा है, 

नहीं कोई दूसरा । 
११/९ 


६६ ] [ भारत फे महान साधक 


भक्त को ही मानता हूँ माता, पिता, पुत्र, बन्धु. 
यद्यपि मैं हू स्वतंत्र, 
लीला-विहार में श्रपेक्षा, 
किसी की न मझे । 
किर भी स्वभाव से, 
अधीन मैं हू भक्तों के । 
जन्म-जन्म का है हमारा, 
सम्बन्ध तुमलांगों से, 
बार-बार, हेतु तुमलोगों के 
घरा पर उतरता हूं । 
छोड़ तुपलोगों को, 
दिका तो कहीं जाता नहीं, 
एक घड़ी का भी वियोग सह पाता नहीं, 
बात यह सत्य है ।'' 
प्रतिवर्ष भक्तों की मंडली अद्वत श्राचाय॑ के नेतृत्व में पद यात्रा कर प्रभु 
के दर्शनार्थं नीलाचल जाया करती थी । इस अभियान में मात्र वेष्णव भक्त 
ही नहीं उनकी स्त्रियाँ एवं भ्रन्य लोग मी साथ रहती थीं। प्रभु को देखने को 
मत्त लालसा की सीमा नहीं थी । प्रभ को जो कुछ रुचिकर था, जिस आहार को 
वे पहले पसन्द करते थे--सब को लेकर वे सब चल पड़े थे । 
उन दिनों यात्रा करना बड़ा ही दुस्सह एवं कष्टकर था। दीर्घ पथ का 
पर्यटन कर गोड़ीय वेष्णवदल नीलाचल पहुंचते हैं। प्रभु के दिव्य मनोहर 
रूप का दर्शन ही उनको यात्रा के सारे कष्टों, उनकी सारी पीड़ाग्नों एवं क्लेशों 
को क्षण मर में ही हर लेता है । भक्तजन प्रभु को देखते ही प्रफल्लित हो उठते 
हैं। क्लान्ति दूर हो जाती है । 
प्राणप्रिय वेष्णव भक्त प्रभु के दर्शनार्थ श्रा रहे हैं- यह संवाद मिलते ही 
प्रम॒ हर्ष से व्याकुल हो उठते हैं । अद्वत, नित्यानन्द एवं अन्यान्य भक्तों को वे 
अपने प्रेमपूर्ण श्रालिगन में बद्ध कर लेते हैं । प्रमु की गोष्ठी एवं अद्वत्त की 
गोष्ठी तुमुल कोलाहल से मर उठती है । चारो श्रोर श्रानन्द का सागर लहरा 
उठता है । 
प्रमु की पूजा एवं अचेना के लिये झ्राचायं अनेक उपकरण श्रपने साथ ले श्राये 
थे। परन्तु आचाय॑ तो मावविभोर हो श्रात्मविस्मृत हो चुके थे । व: आचाय॑ 
परम आनन्द से भ्रमिभूत हो दोनों बहिें उठा-उठाकर गजेन करने लगे--““प्रभु 
को मैं ले श्राया हूँ, ले श्राया हूं ।” 


झ्रद्वत आचाये | ६७ 

आचार्य का व्य'कुन्न कन्दन ही प्रमु को खींच कर ले झाया है--सभी भक्तों 
का अन्तर इस विश्वास से मरा हुम्रा था। समवेत स्वर से होनेवाले प्रमु एवं 
आचाय के जयरव से दिशाएं गूज उठीं थीं। इसी बीच अभु के सकेत से 
भगवान जगन्नाथदेव की माला लेकर सेवक दौड़ कर आते हैं। इस माला एवं 
चन्दन को श्रम सर्वप्रथम आचाये के गले में पहनाते हैं । 
प्रसाद के रूप में माला को पाकर कछताथे हो उठते हैं । 


नीलावल पहुँतकर आ्राचाये अपने हाथों से बनाकर प्रमु को एक दिन 
भोजन कराना चाहते हैं । निमन्त्रण पा प्रभु उल्लपित हो उठते हैं-- 
“बोले प्रभु--“जो भी तुम्हारा श्रन्न खाता है, 


निश्चय हो पाता है कृष्ण-मक्ति और कृष्ण को | 
जीवन हमारा, 


आपके हो अन्न का प्रताप, 

कृष्ण मय अन्न यह अपने श्राचार्य का 
जो भी पक्राते ग्राप, 

होता नंवेद्य वही, 

कृष्ण का प्रसाद वही, 

माँग, हम खाते हैं । 


फिर अन्य वेष्णवजन 


मक्तवत्सल प्रभु की इस मधुर वाणी से सब तृप्त थे । श्राचायं आनन्दविह्‌ वल 
हो श्रात्मविस्मृत हो उठे । 


आज प्रमु का निमन्त्रण है। आचार्य एवं श्राचायं पत्नी प्रध्यूष से ही 
कार्यरत हैं। परन्तु ग्राज के इस विशिष्ट दिन आचार्य मोजन बनाने क 
अविक्लार पत्नी सीता देवी को नहीं देता चाहते । प्रमु से यह अधिकार उन्होने 
आज अपने लिये माँगा है। वुद्ध ग्राचार्य ने परम उत्साह से अनेको उपादेय 
पदार्थ बनाये । पास बंठी पत्नी सब कुछ जुटातीं रहीं । 


परन्तु इस समय आ॥राचार्य के मन में रह-रह कर एक गोपन इच्छा जग 
रही थी। प्रमु भिक्षाटन करते समय सेवकों एवं प्रिय अन्तरंग भक्तों से घिरे 
रहते हैं । आचाय॑ के परम सौमाग्य से उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार किया 
है । सारे भक्तों के साथ भ्राने पर आचाय॑, प्रभु को क्या इच्छानुरूप मन मर 
खिला पायेंगे ? 
पत्नी को बलाकर आच'ये ने श्रपने मन की बात कहीं। फिर बैठे-बैठे 
सोंचने लगे-- श्रहा, किसी देव दुर्योग से श्राज क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 


६८] | भारत के महान सांघक 


प्रमु अकेले ही मेरी कुटी में उपस्थित हों ! तभी मुझे उन्हें परम परितोष से 
मोजन कराने का सुयोग प्राप्त हो सकेगा ।' 

दोपहर हो गया था । आचाय॑ ने सबकुछ बना लिया था। हठात ही 
आकाश काली-काली घनघोर घटाओं से घिर गया । थोड़ी ही देर बाद प्रचंड 
वृष्टि होने लगी । 

आचाय॑ भय-प्रकम्पित हो उठे । प्रमु के श्राने की प्रतीक्षा में आचायं अधीर 
हो बैठे थे । परंतु इन बादलों ने यह क्या किया ? शअ्रसमय ही बादलों का 
ताण्डव होने लगेगा--कौन जामता था ? श्राचायं उन्‍्मन और उदास थे । 

इसी समय एक विस्मयपूर्ण दृश्य देख आचाये चोंक उठे। वर्षा से भींग 
कर--“हरे-कृष्ण-हरे-कृष्ण कहते हुए प्रभु उनके द्वार पर खड़े थे। 

दौड़कर आचायं उन्हें घर के भीतर खींच कर ले आते हैं। कुछ देर 
विश्राम कर प्रभु खाने बंठे । अनेक प्रकार के खाद्य-पदार्थ थे । प्रभु को आकंठ 
भोजन कराकर आचाये का श्रन्तर तुप्त था । 

फिर अतीव श्रद्धा से आकाश को निहारकर प्राचाय॑ ने इन्द्र देवता की 
स्तुति प्रारंग कर दो । विस्मित हो प्रमु ने कहा--“आ्राचाय॑, भ्रचानक इन्द्रदेवता 
पर तुम्हारी इतनी भक्ति और श्रद्धा कब से हो गई ? 

आचाय॑ का उत्तर था--"प्रमु, श्राज इन्द्र के अनुग्रह से द्वी तो तुम्हें आज 
मैंने यहाँ श्रकेले पाया है । अकेले तुम्हें मोजन कराकर मेरी श्रधीर लालसा 
तृप्त हो गई है । 

प्रभु को आचाये की इस बात पर विश्वास नहीं था । यह तो वर्षा का 
समय नहीं था। यह आ चाय का ही खेल है। श्रपनी भक्ति के बल से ही 
उन्होंने यह श्रलौकिक दृश्य उपस्थित किया है। श्रद्व त ने प्रशस्ति गान करते 
हुए गाया -- 


“करते अन्यथा स्वयं ही श्रीकृष्ण सदा, 
जिसके संकल्प को । 

साक्षात कृष्ण को, 

उसीने पा लिया है सत्य । 

उसके वचन को ॥ 

पूरा करते हैं स्वयं कृष्ण । 

प्रभु की कृपा की वृष्टि, 

सचमुच अनूठी है ।” 


भरत आयाय॑ | | ६& 


आवेग कम्पित अद्व त तत्क्षण प्रभु के चरणों पर भिर जाते हैं। रो-रो कर 
कहते हैं -- प्रमु, चुम तो भक्त-वत्सल हो । भक्त की मनोकामना क्‍या तुमसे 
छिपी रहती है ? तुम स्वयं उस कामना को पुर्ण करते हो । मेरी सारी शक्ति 
इसी विश्वास पर प्रतिष्ठित है। लोग मुझे 'भ्रद्वत सिंह कहते हैं । परंतु इस 
सिंह का बल तुम्हारा ही बल है ।? 

भक्तों की गोष्ठी के साथ प्रभु अत्यन्त आनन्दित थे। कृष्ण कथा एबं 
कीत्तंन करते हुए सबके दिन कट रहे थे । 


किक. 


अनेकों भक्त से घिरे प्रभु उस दिन बेठे थे । इसी समय अद्व त श्राचाय॑ वहां 
पहुंचते हैं । 

हँसते हुए प्रमु ने पूछा--भ्राचाये, कहाँ से आ रहे हो तुम ? किस काम में 
तुम व्यस्त थे - बोलो तो ? 

/प्रमु मैं श्रीमंदिर में बेठा हुआ था । जगन्नाथ देव का दर्शन कर आा रहा 
हँ ।>- ग्राचाय॑ ने उत्तर दिया । 

“बड़ी श्रच्छी बात है आचाय ! परन्तु जगन्नाथदेव के दर्शन कर फिर 
तुमने क्या किया ? 

“प्रभु, श्री मूत्ति का दहन कर मैं प्रतिदिन उसकी प्रदक्षिणा करता हू । 
आज भी मैंने प्रदक्षिणा की है । 

प्रद्टहास करते हुए प्रमु ने कहा--“आचाये, आज तुम्हारी पराजय | 
हुई है | ।॒ 

यह सुनकर प्राचार्य स्तब्ध हो स्तम्मित हो उठते हैं। प्रभु के समक्ष 
आचार्य की पराजय-तो कोई बड़ी बात नहीं । परन्तु यह पराजय कंसी है, 
किसलिये है यही तो आचार्य समझ नहीं पाते ! श्राचाय॑ ने पूछा- "प्रभु, 


इस जय-पराजय का विषय क्‍या है? पहले यह तो कहें । तभी तो मैं 


समझूगा । 
प्र; एवं मक्त के इस सलाप को सुनने के लिये सभी उत्कंठित थे । अब 


पारी बातें स्पष्ट हो उठीं-- 
बोले प्रमु--“सुनो, हरि-दर्शन की रीति यह, 
करते परिक्रमा, तो सीखो व्यवहार यह । 
पड़ जाते पीठ पीछे, कभी उस क्रम में, 
तब-तब सर्देव तुम्हें, 
उतने क्षण के लिये 


७० | [ भारत के महान सांघक 

दीखते नहीं हैं प्रमु । 

किन्तु मैं देखता हू , 

तब भी जगन्नाथ को, 

तब-तब न कोई अन्य, 

दीखता मुझे है कभी । 

मेरी ठिको आँखें, 

देखती ही रह जाती हैं, 

मात्र जगन्नाथ को । 

सामने या पीछे या दायीं या बायीं श्रोर 

दीखते हैं सदा जगन्नाथ देव, 

ऐसा नहीं होता कि न दीखें वे, 

श्रौर मैं कि कुछ देख जगन्नाथ को । 

इष्ट-दर्शन का प्रकृत तत्व तो यही है। और, इसका दर्शन चेतन्यदिव 
प्रतिदिन करते थे। चेतन्यदेव के दोनों नयनों में चिरस्थिर था जगन्नाथदेव का 
वह मृवनमोहन रूप । 

प्रभु के श्रीमूख से इन बातों को सुन मभक्तमण्डली निशचल श्रौर 
ग्रवाक थी । 

आ्राचायं ने करवद्ध प्रार्थना की--“ प्रभु, तुम्हारे समक्ष मैं पराजित हुआा 
हूँ । परन्तु मेरी यह पराजय कोई नवीन पराजय नहीं है । परन्तु जगन्नाथदेव 
के दर्शत का यह परम तत्त्व तुम्हारे श्री मुख से ही उद्घाटित हो सकता है-- 


कक) 


इतना मैं समझता हू । 
वृद्ध आचार्य का हृदय उस दिन प्रेम के श्रावेग से उमगित था। चेतन्य 
महाप्रभु का जो आलोक आवाय॑ के हृदय में उद्मासित था-- उसे दिगन्तों में 
प्रवाहित करने को कामना से वे व्याकुल हो उठे श्रीवास श्रादि अनेक अन्तरंग 
मक्तों को पुकारकर आचाये ने कहा-- 
आज हम सब मिलकर प्रभ श्री चंतनन्‍्यदेव का नामकीतंन प्रौरंम कर दें । 
जीवों के उद्धार हेतु प्रभु अवतीर्ण हुए हैं- यह हमे ज्ञात है, हमें इसपर 
विश्वास है । तब प्रभु के नाम एवं स्तुतिगान में व्यवधान कहाँ है ? 
प्रभु के नाम-करोर्तेत करने के लिये मक्तों में उत्साह की कमी नहीं 
थी । बाधा केवल एक थी। प्रभु यदि श्रपनी स्तुति-गान सुन 
[ कुपित हो उठे तव ? परंतु अद्वत के प्रेमावेग एवं उत्साह के अतिरेक ने सबों 
के मय को काट डाला प्रचण्ड स्वर से प्रभु का नाम-कीत्त॑न प्रारंभ हुझ्ना । 


अद्वंत आचाये ] | ७१ 


अपनी आत्मस्तुति सुनकर प्रम॒ प्रसन्न नहीं थे! स्तुति-गान और 
गुन नहीं सके, शीघ्र ही घर चले गये । 

कीत्तंन समाप्त हो चुका था । मयभीत भक्त गौरांग प्रमु को प्रणाम 
करने पहुँचे । प्रभु सेवक गोविन्द से ज्ञात हुआ कि वे तो बहुत देर से चुपचाप 
सोये पडे हैं। मन-ही-मन जाने क्या-क्या सोच रहे हैं। भद्वेत, श्रीवास 
आदि अन्यतम भक्तों को आगे रख भक्तों ते मगवान की कुटी में प्रवेश किया । 


भक्तों को देखते ही प्रम॒ ने पूछा- श्रीवास, तुम सब तो श्रेष्ठ, विज्ञ 
पंडित हो । परंतु यह सब हो क्या रहा है ? कृष्ण नाम, कृष्ण कथा छोड़कर 
तुम समी मुझे प्रमु का अवतार क्‍यों घोषित कर रहे हो ? तुम सबों को यह 

तत्परता क्यों है, बोलो तो ?” 

श्री वास ने कहा--“'प्रभु हमारी क्षमता ही क्‍या है, हमारी शरक्ति 
ही कितनी है ? ईइवर ने जो कहा है--बस उसी का मुख से उच्चारण ही 
तो हम कर रहे हैं ।” 

घीर कंठ से प्रभु ने कहा था--“ तुम समी शात्त्रविद हो, घीर हो, 
प्रवर हो । जो व्यक्ति एकार्न्तप्रिय है, श्रात्मगोपन माव से रहता है--उसे 
जनमानस के मध्य प्रत्यक्ष कर देना, उछाल देना क्‍या तकंसंगत हैं ? 

प्रभ के प्रशन से खिल-खिल हंसते श्रीवास ने अ्रपने हाथों से सूर्य को 
आच्छादित करने का संकब्रेत किया । 


श्रीवॉस के इस संकेत केअथ से सर्वेज्ञ प्रंभ अनभिज्ञ थे। उन्होंने 
इस श्रथे को स्पष्ट करने का श्राग्रह किया । 


श्रीवास का उत्तर था--“प्रभ अपने हाथों से मैंने सूर्य को आ्राच्छादित 
करने का प्रयास किया है। परंतु क्या कमी सूर्य को आच्छादित किया जा 
सकता है ? तुम्हारा यह आत्म-गोपन भाव उचित हो है परंतु इसे श्रब 
और गुप्त नहीं रखा जा सकता, तुम्हारे इस रूप को प्रकाश में लाना ही है । 

श्रीवास और गोरांग प्रम का यह तके-वितर्क उस दिन श्र नहीं 
चल पाया । देखतै-देखते ही एक विराट जनसमुद्र से हठात प्रभु का घर घिर 
गया | गौड़ एवं अन्यान्य स्थानों से बहुत सारे लोग जगन्नाथ देव के दशन 
को उपस्थित हुए थे । जगन्नाथ के दर्शन कर सभी प्रमु के दर्शनाथ्थ श्रा 
पहुँचे । श्रचल, निराकार जगन्नाथ के दर्शन कर सभी साकार जगन्नाथ को 
देख मक्तगण घर लौटेंगे । इन भक्त दर्शनाथियों के समक्ष यह परम सत्य 
प्रसट हो चुका था कि प्रभु स्वयं प्रकाए्य, चिन्मय एवं परब्रह्म हैं । 


७२ ] [ भारत के महान साधक 


प्रभ को प्रकाशित करने की भद्वेत आचाय॑ की वह चेष्टा सफल हो 
चुकी थी । एस प्रक्नार प्रमु के लीला ताटूय का एप भहत्तर रूत उद््घाटप्त 
हो चुका था 
इसी बीच सनातन एवं रूप दो बंष्णव भक्त पुरी से प्राकर चेंत न्‍्यदेव 
के पास पहुँचे । दोतों मक्तों के समक्ष प्रभु ने अद्वेत प्राचार्य की भूरि-मूरि 
प्रशंशा की । फिर कहा--- 

“यदि तुम्हें प्रेम भक्ति प्राप्त करने को सच हो ग्राकांक्षा है तो तुम्हें 
प्रद्दंते की शरण में जाना होगा । उसक्ली कृता के ग्रमाव में सहण कृष्णमक्ति 
को उत्पत्ति श्रसंमव है । 

नवागत दोनों भक्त उसी क्षण अद्व॑त श्राचार्य के चरणों पर साष्टांग 
नत हो उठे । प्रसन्न मधुर कंठ से प्रभु ने कहा--“ध्राचायं, इन दोनों को 
तुम्दारी कया की श्रपेक्षा है। तुम भक्ति-धन के भण्डारी हो । तुम्हारे 
श्राशीर्वाद के बिना इन सबों का कल्याण संमव नहीं । 
सनातन एवं रूप की मनीषा, कवित्व एवं नेतृत्व शक्ति से आचाये 
सुपरिचित थे । उन्होंने सोचा कि यह प्रभु की इच्छा है कि प्रकृत कृष्णमक्ति 
इन दोनों प्रतिमासम्पन्न भक्तों के अन्तर में स्फुरित हो | श्रौर, इसका उद्र क हो 
उनके आ्आाशीवंचनों के माध्यम से । 


प्रवीणतम वेष्णव नेता, शास्त्रसिद्ध श्राचाये ने कहा--“प्रभु, कृष्ण 


भक्ति के श्रधिकारी तो आप हैं। मैं उस घन का भण्डारी हू या नहीं--मैं 
स्वयं नहीं जानता। परंतु मंडार का धन मैं तुम्हारी श्राज्ञा से ही दे सकता 
हूँ । तुम भ्रनन्‍्त करुणा मय हो । जहाँ तुम्हारी खुशी हो, जिस किसी को मी 
देकर तुम अपनी कृपा वितरित करो | श्राज मैं अपनी सम्पूर्ण श्रद्धा से यह 


प्राशीवंचन देता ह--इन दोनों बन्धुओं के जीवन में प्रकृत प्रेम मक्ति की 


उत्पत्ति होगी । 

सनातन और रूप को श्राइवस्त करते हुए प्रभु ने कहा-' भ्रब तुम्हें 
चिन्तित होने की श्रावश्यकता नहीं । दावितिधर श्राचायं की श्रसीम कृपा तुम्हें 
प्राप्त हुई है-- 

भक्ति वह प्रममयी, 

होती तभी है, 

जब अद्व त की हो कृपा असीम । 

जानो अद्व त को, 

वे ही हैं पूर्ण शक्ति योगव्वर कृष्ण के ।” 


श्रद्वेत श्राचायं ] [ ७३ 


एक दिन की वात है। अन्तरंग भक्तों से बिरे श्री चेतन्य उस दित 
मोलाचल पर बैठे हुए थे। भावावेश से उनकी देह थर-थर कर रहो थी-- 
दोनों आयत नयन छल-छुल कर रहे थे । हठात श्रीवास को पुकार कर प्रम्‌ 
ने एक प्रदमुत अइन पूछ/-पडित, अद्व॑त को तुम कित्त कोटि का वेष्णव 
मानते हो ? 

बड़ा ही गंभीर एवं विचित्र प्रश्न था प्र/ का यह प्रश्न ? क्‍या इसका 
उत्तर दिया भी जा सक्नता है? श्रीवास पडित ने जो उत्तर दिया वह प्रम्‌ 
को संतुप्ट नहीं कर सका | 


फिर प्रशान्त, गमोर स्वर से प्रम श्रीवास एवं प्रन्य मक्तों के समक्ष अह्ं त 
के विशिष्ट स्वकृप का वेशिष्ट्य एवं महिमा का वर्णन करने लगे । भक्तों के 
हृदय में श्रद्वेत के सारे तत््व सदा-सद्या के लिये उस दिन ग्रक्ित हो गये । 


श्राचायं श्रन्य मकतों के साथ प्रतिवर्ष नीलाचल पवेत श्रवश्य जाते थे। 
प्रमु का दर्शन कर, उनके सामीष्य में कुछ दिन व्यतीत कर फिर अपने कर्मेक्षेत्र 
गौड देवा लौट जाया फरते थे । उस प्रदेश में प्रभु द्वारा प्रवत्तित भक्ति 
प्रान्दोलन के भन्यतम श्रेष्ठ घारक एवं वाहक के रूप में उनकी परिगणना 
होतो थी । 

एक बार एक भक्त ने ग्राचार्य को परम संकट में डाल दिया । इस मक्त का 
नाम था बाउलिया विदवास । आचार इन दिनों श्रर्थामाव से ग्रस्त थे । आधथिक 
विपन्नता से ग्राचायं परम संकट में थे । 

बाउलिया विश्वास सरल व्यक्ति था। गुरु के ग्राथिक कष्ट ने उसे उद्विग्न 
बना रखा था। इतने समद्ध भक्तों एवं राजे-महाराजाओं के रहते भी आचार्य 
की यह दुर्गंति उसे सहाय नहीं थी। उसने सोचा किसी प्रकार उड़ोसा के 
ग्रधिपति प्रतापरुद्र के कानों में यह बात पड़ जाय तो सारे सकट के बादल छेंट 
जायेंगे । वाउलिया विश्वास ने ऐसा ही किया। श्राचाय॑ के श्र्थ-संकट से 
प्रतापरुद्र को श्रवगत कराते हुए उसने तीन सौ रुपयों को सहायता की 
प्राथंना की । 


जाने किस सूत्र से याचना की यह बात चेतन्यदेव के कानों में पड़ी | प्रमु 
क्रोध के अतिरेक से गरजन कर उठे | तत्क्षण उन्होंने सेवकों को प्रादेश दिया-- 
“देखो, यह विश्वास कमी मी मेरे पास आते नहीं पाय ! मैं उसका मुख 
देखना नहीं चाहता ' शुद्ध, पवित्र अद्वेत श्राचायं को वह्‌ उस विषयों अधिपति रे 
दान दिलवाना चाहता है ! मैं उसे कमी क्षमा नहीं कखूंगर '. 
"११८ 


७४ ] | भारत के महान साधक 

प्रमु की इस दण्डाज्ञा ने सम्पूर्ण भक्त समाज को आलोडित कर दिया। 
प्रमु का आश्रय ग्रहण कर विषयी, मोगी से दान ग्रहण करना अनुकल नहीं 
होगा--भक्तों ने स्पष्टतः समझ लिया था । 


बाउलिया विश्वास के दण्ड से प्रद्वेत थ्राचार्य श्रत्यन्त दुखी थे। यह याचना 
उसने स्वयं के लिये नहीं श्राचा्य के शम के लिये, सहायता के लिये की थी । 
कुछ दिनों के बाद नीलाचल पर श्राचाये का प्रमु॒ से साक्षात्कार हुआ । 
आचाय॑ ने सकौतुक कहा--“प्रभु, वाउलिया विश्वास पर तुम्हारी ऐसी कृपा 
है ? हमलोगों की श्रोर तो तुम एक बार भी पलट कर देखते नहीं हो । 
हँसते हुए प्रभु ने उत्तर दिया--“आराचायं, तुम सब वेष्णवों के आ्राश्नय- 
स्थल हो । प्रकृृत वैष्णव का जीवन ईदवर के चरणों में निवेदित है । वह 
ईदवर प्रेम में सदेव उन्मत्त बना रहता है। भोग-विषयों के मयावह श्रंघेरे पथ 
का जिसने वरण किया है उसके समक्ष सहायता की प्रत्य'शा क्‍यों ? तुम्हारी 
ऋण-मुक्ति के लिये राजा प्रताप रुद्र से निवेदन करने की श्रावश्यकता क्या है ? 
जो सबों का योग-क्षेम वहन करते हैं, उन्होंने तुम्हारा भार लेना भी स्वीकार 
किया है । फिर उस वाउलिया विश्वास ने यह हठ और दुराग्रह क्यों किया ? 
इसीलिये तो मैंने उसे दंडित किया है। परंतु बाउलिया विश्वास तुम्हारा भक्त 
है। भक्त के दंड ने तुम्हें विचलित कर दिया है । अच्छा इस वार मैं उसे क्षमा 
करता हु । फिर कभी यह कुमति उसे न हो ।*” 
मक्‍त जगदानन्द पंडित एक बार नीलाचल होते हुए गौड़ गये थे। व 
अद्वत ने उनके द्वारा श्री चैतन्य फो एक निवेदन मेजा था-- ह 
'कोटि-कोटि नमस्कार, 
प्रभु को निवेदित करेंगे मेरी ओर से । 
उनके ₹रणों में निवेदन यहो है मेरा-- 
बाऊल को कह देना. 
प्राकुल है लोक यह, 
चावल श्रव बिकता नहीं है इस हाट में, 
प्रब यहाँ रहने की, 
कोई दरकार नहीं । 
बाऊल को कह देना--- 
बाऊल ने भेजा संदेश है । 


भक्तों से परिवृत्त प्रमु नीलाचल १२ बेठे गोष्ठी कर रहे थे। उसी समय 
जगदानन्द ने उस संदेश की आवृत्ति की। विचित्र प्रहेलिकापूर्ण था माचायें का 


नस 
पठ 


ग्रद्त आचाय ] [| ७५ 
वह निवेदन । समो नीरब, जानत हो चुए्चाप बेठे थे । स्मित हास्य से प्रभु ने 
बस इतना हो कहा -तुम्हारी ज॑ सी श्राज्ञा ।” 
मिद्ध श्रेष्ठ एवं ममंज मक्‍त दामोदर प्रमु के समीप ही बैठे थे। उनका 
मन अनकों सशयों स घिरा हुआ था | व्यग्र हो उन्होंने कहा-- 
“प्रमु, इस रहस्थमय सदेश का श्रथ॑ किसी प्रकार हम समझ नहीं पाते। 
यह बड़ा दुर्षोष्य है । सारी बातें स्पष्ट कर कहें ।*! 
प्रमु ने कहा--“आ्राचाये श्रागम शास्त्र के विज्ञ पंडित हैं। एक परम 
नेष्ठिक मक्त के रूप में उनकी पर्याप्त प्रषिद्धि है। देवताप्रों का आवाहन एवं 
विसजंन--दोनों ही भ्रनुष्ठान उन्हें ज्ञात हैं। लगता है प्राचायं॑ ने इंगित से 
कुछ कहना चाहा है। किन्तु तुमलो-ं को ही तरह मैं मी वह सब समझ नहीं 
पाता । 
वास्तविक मर्म की प्रमु ने श्रभिव्यक्ति नहीं की, उस रहस्य को उन्होंने 
छिपा लिया था। परंतु उन्होंने श्रपने श्राप यह समझ लिया कि भाचाय॑ ने 
अपने देवता के विसजंन का इंगित इसके माध्यम से करना चाहा है। यह 
अ्रनुमान मिथ्या सिद्ध नहीं हुमआ। आवचाय॑ के इस निवेदन को सुन प्रभु 
प्रतिशय गंमीर हो प्रंतम्‌ खी एवं अभ्तर्लीन हो गये थे । 
समय का रथ श्रत्यन्त वेग से दौड़ता जा रहा था। अद्वत आचाय॑ के 
जीवनावसान की बेला घीरेब्घीरे निकट आती जा रही थी । तिल, तुलसी श्रौर 
अश्रुजल से सिक्‍त कर उन्होंने जिस लीला का सूत्रपात किया था उसका 
समापन मी आ्राचाय को मृत्यु के साथ ही हुआ । एक विशाल संमावताओं का 
भ्रग्त हो चुका था । 
गौड़ीय वेष्णव समाज के श्रन्यतम स्तम्म के रूप में श्रतीव श्रद्धा एवं 
सम्प्रान की दृष्टि से ग्रह्वत भ्राचार्य को देखा जाता है। 
भक्तों के हृदय में ग्राचायं का वहू दिव्य रूप श्रांज भी प्रज्वलित है 
जिसका संकेत श्री चैतन्य ने उनके प्रिय सखा मुरारी गुप्त के समक्ष बहुत पहले 
ही प्रकाशित किया था-- 
“अ्रद्ेत आचाय॑े घम्य हैं त्रिलोक में ! 
घन्य हैं त्रिलोक में गुसाईजी ! 
मुझे उनप्ा प्यारा कोई नहीं दूसरा, 
वे हैं जगद्गुर, श्रेंश उस ईश्वर के, 
उनकी ही पूजा है पूजा श्रीकृष्ण को ।* 


है 


अवधूत नित्यानन्द 


वीरमूम का एकचक्र ग्राम । एक परिब्राजक संन्‍न्यासी उस दिन ग्राम के 
हाड़ाई पंडित के घर श्राकर उपस्थित हुए हैं। सिर पर जटाओं का मार, 
गौरकान्ति, दोघंवपु, इन अम्यागत को देखकर पंडित के आनन्द की सीमा नहों 
है। साष्टांग प्रणाम करने के वाद उन्होने करवद्ध प्रार्थंता की, “प्रप, जब 
आपने श्राज कृपा करके दर्शन दे हो दिया है तो मुझे सेवा का श्रधिकार 
भी प्रदान करें। यहाँ मेरे ग्रातिथ्य में आज रात बिदायें ॥ 

मुस्कराते हुए, हाथ उठाकर, संन्‍्यासी ने आशीर्वाद दिया । स्पष्ट हो गया 
कि रात भर के लिए श्रातिथ्य ग्रहण करने में उन्हें कोई प्रापत्ति नहीं है । हाथ 
पैर घोकर वे ग्रासन बिछा कर बंठ गये । 

पंडित का बालक पुत्र कुबेर है, जो खेल कूद कर ग्रभी वाएस पश्राया है। 
दौड़ते हुए आकर उसने अतिथि के चरणों में दण्डवत्‌ किया । 

संग्यासी अ्रवाक, नेत्रों से उसे देखते रहे । स्थिर दीध्तिपृर्ण नेत्रों से वे 
बालक की ओर एकटक देखते ही रह गये । गोर वर्ण तथा सुन्दर देह यष्ठि, 
रूपलावण्य से मरपुर । नेत्रों भे दिव्य श्रानरद को भ्रामा है। हाड़ाई पंडित 


अंवधूत नित्यानन्द _ ( ७७ 
का यह पुत्र, माया म॒कत संन्‍्यासी को पता नहीं किस आकर्षण से आज बांधता 
जा रहा है ? पसंभवत:ः यह किसी जन्मान्तर का सम्बन्ध है। भ्राज के इरू 
साक्षात्कार को पृष्ठममि में संमवत: कोई गूढ़ देवी इंगित हो ; सर्वेत्याग: 
परिव्राजक की दृष्टि वारबार बालक की श्रोर आकृष्ट हो रही है : 

पडित तय्रा उनकी स्त्री के सेवा-यत्न में कोई त्रुटि नहीं है। श्रतिथि 
पूर्णह्पेण छंजुष्ट हुए। रूगवत्‌ कथा प्रसंग एवं आनन्द में काफी समय कट 
गया . 

दूसरे दिन प्रातः पंडित को बुलाकर संन्‍्यासी ने जो कुछ कहा वह उनके 
लिये वज्भपात के समाव था । कहा, दिखो बाबा, मैं नाता तोर्थों' के पबंटन 
के लिये बाहर निकला हूँ । मेरी अ्रवस्था काफो अधिक हो चुको है. तथा मेरो 
देखभाल करने वाला, साथ में कोई नहीं है * मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे 
ज्येष्ठ पुत्र कुबेर को अपने साथ ले लू'। तुम्हें चतित होन का कोई कारण 
नहीं है। पुत्र के समान मैं उत्तक्ता लालन-पालन कहूंगा तया उसे तोथं एवं 
धर्म, दोनों का ही लाम होगा, एवं कुल पवित्र होगा । इसके लिये तुम्हारी 
स्वीकृति चाहता हूँ 

हंड़ाई पंडित, घपिर झुकाये निस्तब्ध खड़े रहे । यह सोच कर व्याकुल द्वो 
उठे, कि ज्येष्ठ पुत्र, कुबेर उनकी श्राँखों का तारा है। उसे विदा करते हुए, 
उनका हृदय विदोर्ण हो जायगा । इसके श्रलावा स्वीकृति देने के अलावा चारा 
हो क्या है ? संन्यासा के कोप से इह-काल तथा पर-काल दोनों का ही सवंनाश 
ही जायगा । हाड़ाई स्वयं मगवद्भकक्‍त, शास्त्रज्ञ एवं घमंपरायण हैं। थोड़ा 
संयत होकर वे सोचने लगे, मनुष्य श्रपनी क्षुद्र शक्ति से पुत्र का कितना 
फल्पाण कर पाता है ? फिर इन शक्तिधर संनन्‍्यासी के साथ ही उसे क्‍यों न 
छोड़ द्‌ ? दशरथ इतने पराक्रमी तथा चन्रवर्त्ती राजा थे, उन्होंने भी अपने 
प्राणप्रिय दो पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र को समर्पित कर डाला था । 


चिताकुल हृदय से पंडितप्रवर अपनी पत्नी पदुमावतोी के पास उपस्थित 
हुए । इस विषय में उमका भी मत ले लेना आवश्यक है । उन्होंने सन्‍्यासी के 
इस प्रन॒राध की बात उससे कहा । 

पद्मावती को कई दिन पूर्व की एक घटना स्मरण हो आयी। बालक 
कुबेर, एक दिन श्रकस्मात्‌ गभोर ध्यान में मूछित हो गया, उसके उपरान्त 
काफी सुश्रुषा के फलस्वरूप उत्त सज्ञालाम हुप्रा । उत्कंठित माता के प्रश्नों के 
उत्तर में उसने बताया, "माँ री, पता नहीं क्‍यों अ्रकस्मातृ्‌ मेरी चेतना लुप्त 
हो गयी । उत्के बाद उसो ग्रवस्था में मैंने स्वप्न देखा-एक दिव्यकांति 


७८ ] [ भारत के भहान साधक्ष 


महापुरुष के साथ, मैं सुदूर तोर्थस्थानों में घूम रहा है' । उसके बाद जो दृष्य 
मेरे समक्ष आये, उनका स्मरण नहीं है । 


बन 


माँ के हृदय में पुत्र की उस दिन के बात की स्मृति ने तीब्र आलोड्न 
उपस्थित कर डाला। उनके दुश्चिन्ता एवं उत्कठा की सीमा नहीं रही । 
अश्रुरुद्ध कण्ठ से उन्होंने स्वामी स कहा, “धर्म की ओर दृष्टिपात करते हुए, 
जो मी तुम स्थिर करोगे, उसो स मेरी सहमति है ।” 


पंडित ने अपने जीवन-सवंध्व इस पुत्र को सनन्‍्यासी के हाथों में श्रपित 
कर डाला। बारह वर्ष का बालक कुबेर, इन दण्ड-कमण्डलुबारी संन्यासी के 
साथ, घर से बाहर निकल पड़ा । इसके बाद वहू फिर वहाँ वापस नहीं आया । 
पर्यंटन, परिब्राजन एवं अवधूत जीवन के नाना साथानों का लाँधने के बाद कुबेर 
एक दित वापस थाये थं, परन्तु एकचका में नहीं वरन्‌ नवद्वीप में--प्रे ममाक्ति 
प्रचार हेतु एक चिह्नित पुरुष के रूप में। तब उनका नाम था--नित्यानन्द 
प्रवधृत । उन दिना श्रा चेतन्य के कीत॑त-नतंन से नदिया श्रोत-प्रोत था । इसी 
समय, शक्तिवर नित्यानन्द के आविर्माव ने इस आनन्द के स्नौत में ज्वार उठा 
दिया । अद्वत प्रभु इसी की स्तुति उस समय गा उठे थे : 
तुमि से बुन्नाग्रो चेतन्येर प्रेम भक्ति, 
तुमि से चेतन्येर वक्षे घर पूर्ण द्ाक्ति। 
लगता है हाड़ाई पंडित के घर, संन्यासी किसी देवी श्रादेश के कारण हो 
उपस्थित हुए थे, तथा वालक कुबेर की जीवनवारा को श्ंखलामुक्त कर 
गये । देश-देश्वान्तर का श्रतिक्रमण करते हुए, एक दिन वह चैतन्य ब्रेम के समुद्र 
में गोता लगा गया । 
84 2५ /५ 
चोदहवीं सदी को वात है । एकचाका ग्राम में उन दिनों एक सम्पन्न एवं 
घमंनिष्ठ ब्राह्मण परिवार निवास करता था। गृहस्वामी का नाम था, 
सुन्दर मलल्‍ल, तथा वंश की उपाधि थी, बाँड़ री । लोग ओझा कह कर पुकारते 
थे । यजन-याजन तथा अव्यापन कार्य से उनको गृहध्यी चलती थी। घन एवं 
प्रतिष्ठा का कोई प्रमाव नहीं था। परन्तु पंडित के मन में बहुत कष्ट था, 
संतान होऋर बचती नहीं थी। बहुत पूजा-प्राराधता एवं शान्ति-प्रनष्ठान के 
उपरान्त एक पुत्र का जन्म हुआ । उमानमहेश्वर के चरणों में उसे समपित 
करके, उन्होंने उत्का नामकरण किया, हाड़ाई। श्रच्छा नाम दिया पमरुकुन्द 
बाँड़री । 


प्रवधृत नित्यानन्द ] [| ७६९ 


विद्वता एवं सच्चरित्रता के कारण यह पुत्र क्रमशः विख्यात हो उठा । 
वंश में वह एकमात्र पुत्र था। बाप-माँ ने प्यार से उसका अल्प वयस में हो 
विवाह कर डाला । संभ्रान्त वंश की, सुलक्षण कन्या पद्मावती, उनके घर 
वधू रूप में श्रायी | इसके थोड़े समय बाद ही सुन्दर मल्‍ल तथा उनकी स्त्री 
का देहान्त हो गया ? 

हाड़ाई पंडित स्वयं शास्त्रविद एवं घर्मं परायण थे, एवं पत्नो भी 
श्रत्यन्त मक्तिमती थीं। ब्रत-पूजा, दान-ध्यान एवं श्रतिथि सत्कार में उनकी 
अपूर्व निष्ठा थी । परन्तु लम्बी श्रवधि तक कोई पुत्र संतान न होने के कारण 
उन्हें सुख एवं शांति नहीं थी । कुछ दिनों के बाद पद मावती ने रात्रि में एक 
विचित्र स्वप्त देखा। मानों उनके नयनों के समक्ष एक विराट ज्योतिर्मेय 
आमा विखर गयी । एक जटा-जूटधारी, आजानुलंबित बाहुओं वाले दिव्य 
पुरुष, उनके समक्ष आकर उपस्थित हो गये प्रसन्नतापुरवंक मृस्कराते हुए 
उन्होंने कहा, “वत्से तुम्हारी ग्लानि का अश्रब कोई प्रयोजन नहीं है। शीघ्र ही, 
एक महा-शक्तिशत्रर पुरुष, पापी-तापी जनों के उद्धार के लिये जन्म ग्रहण 
करंगे । तुम व्यर्थ की चिता न करो ।” स्वप्न साकार हो उठा। १३६५ 
शकाब्द के माघ मास की शुक्ला त्रयोदशी को एक शुभ लग्न में शिशु ने 
जन्म ग्रहण किया । यही शिशु आगे चल कर गौड़ीय वेष्णव प्रान्दोलन का 
श्रेष्ठाम नायक नित्यानन्द हुप्रा । गौड़ीय वैष्णवों के लिये वे प्रभुस्वरूप थे । 


शिश ग्रत्यन्त सुन्दर है, तया जो भी देखता है, मुग्धघ हो जाता है। पिता 
माता ने उसका नामकरण कुबेर किया । यथा समय हाड़ाई पंडित ने काफी 
घूम-घाम से पुत्र का श्रन्नप्राशन समारोह किया । यहे शिशु, केवल माता-पिता 
का ही नहीं, वरन पड़ोसियों के लिये मी आनन्द का स्रोत था । रूप तो 
अत्यन्त सुन्दर था ही, भधुर तोतली बोली में हरिनाम का उच्चारण करता । 
साथियों के साथ जब वह खेलने के लिये बाहर निकलता, तो माँ पद मावती 
उसे मोहन के रूप में सजा डालतीं । यह उनके लिये एक व्यसन जैसा हो गया 
था । अपनी लाल पाड़ को नीलाम्बरी साड़ी उसे पहना डालतीं। कपाल पर 
एवेत चंदन का तिलक लगातों, तथा नेत्रों में काजल डालती । कुबेर घर-घर 
घूमता रहता, तथा जो भी उस सुन्दर बालक को देखता, वरबस प्यार 
करता । 

क्रमशः, कुबेर बड़ा होता गया । साथियों के साथ, उसके खेल भी विचित्र 
होते । शास्त्र एवं पुराणों की कहानियाँ सुतने में ही उसे विशेष उत्साह था । 
ये ही कहानियाँ, उसके आमोद-प्रमोद एवं क्रीड़ा में मी रूपायित हो उठतीं | 


८० ]] [ भारत के महान साधक 


अपने मित्रों के साथ, कमी रामलीला तथा कभी कृष्णलीला का श्रमिनय 
करता वह घ्‌मता फिरता । 

बालक प्रसिद्ध ब्राह्मण पंडित वंश की संतान है | बिता शास्त्रों का पारंगत 
हुए कंसे काम चने सकता है ? मान-सम्मान एवं ग्रर्थोपार्जत, सभी तो इसी 
के ऊपर निर्मर करता है। इसी दृष्टिकोण से हाड़ाई श्रोक्षा ने पुत्र फो 
पाठशाला में मर्ती करा दिया | मेवा एवं प्रतिभा की दृष्टि से बालक अद्वितोय 
था। अल्पकाल में हो ध्याकरण में उसकी व्युग्पत्ति हो गयी । जब उसकी 
ग्रवस्था मात्र बारह वर्षों की थी, तो बालफ कुबेर दुरूह न्यायणास्त्र में मी 
पारंगत हो गया। पंडितों ने स्नेड् पूवक न्य'य चड़ामणि को उपाधि प्रदान 
कर डाली , ग्रद्वत प्रकाश ग्रन्थ में इसी का उल्लेख करते हुए लिखा हुआ है-- 
“न्याय चूड़ार्माण इहार ज्ाास्त्रर भ्राख्याति, नित्यानम्द नाम प्रमानन्द पुरे 
स्थिति 

उसकी अवस्था मात्र बार वर्षो की है. परन्तु कुबेर के जीवन में मानो 
उसी समय से एक नवीन श्रध्याय को सृष्टि हो रही है। खेल-कद एवं 
प्रष्यपन से फरसत मिलने पर अकसर 7त्‌ वह पता नहीं क्‍यों गंभीर हो जाता 
है, एवं अपने परिवेश से अपने को अन'यास ही विच्छम्न कर डालता है। 
विगत जन्म के सात्विक संस्कार ग्रब जीवन के द्वार पर बार-बार आधघाह 
फरने लगे हैं। संसार का तो कोई ग्राकर्षग ही म'नो उसे नहीं है । 

पुत्र का यह परिवत्तंन देख कर, माता-पिता के चिता की कोई सीमा नहीं 
है। यह कंपती अद्भात उदासीनता एवं रूपान्तर उप्ते ग्रस्त करत" जा रहा है ? 
दोनों हो सोचते, कि क्या पुत्र को शीघ्र हो विवाह बबन से बाँध दिया जाय ? 
क्या, इस कार्य मे, संग्वार से कुछ्ध लगाव वढ़ सकेगा ? 

ठीक ऐसे ही समय पर, हाड़ाई ओझा के घर में संन्यासी का आकस्मिक 
भ्राविर्माव हुआ था । इसके कारण कुबेर के विरागी मन में सुप्त भावनाग्रों को 
जाग्रत होने में विशेष सहायता मिली । 

श्रव संन्यासी के साथी के रूप में उसके परिव्राजन के प्रध्यायका प्रारंभ 
हुप्ना । दूर-दूर के पर्वतों-वर्नों को लाॉँधते हुए वे दुर्गंम तीथंस्थलों की परिक्रमा 
करते रहे । क्रमश: कुबेर परिव्राजक जीवन को कठोरताग्रों के अभ्यस्त होते 
गये । त्याग-तितिक्षा एवं पवित्रता के माध्यम से उनके साधन जीवन की 
प्ित्ति दिन पर दिन दृढ़ होती गयी ! इसी तरह वर्ष पर वर्ष बीतते चले गये 
अन्तत: एक दिन कुब्रेर को अपने अभिमावक-संन्य!सी का भी वियोग सहन 
करना पड़ा। अब किशोर साधक के जीरन में अकेले हो पर्यटन करने वे 
अध्याय क" श्री गणेश हुआ 


अवधूत नित्याप्तन्द ] [ ८१ 


कुछ दिनों से कुबेर का अंतर दीक्ष। ग्रहण करने हेतु भत्यन्त व्यस्त हो 
उठा है। कहाँ हैं उनके चिह्नित गुरु, तथा कब, किस छुम भुहूर्त में वे उनके 
अध्यात्म जीवन के बीज का रोपण करेंगे, यही चिन्ता उन्हें दिन-प्र तिदिन 
व्यग्न किये रहती । 

नाता तीथों का पर्यटन करते हुए वे वृन्दावन पहुँचे । कृष्ण लीला की 
मुख्य भूमि पर पहुंचते ही उनका सारा अ्रंतर कृष्णावेश से परिपूर्ण हो उठा । 
कुझ्जगली के गली-कचों में तथा जंगलाकी्ण लीला-स्थलों में वे यत्र-तत्र, 
दिन-रात घूमते रहते । उनकी आते पुकार लगातार अंतर से निकलती रहती, 
कि जीवन-सर्वेस्व क्ृष्ण-धन कहाँ हैं ? कौन उन्हें इस परम सम्पत्ति से मिलाने 
में सहायता कर सकेगा ? पागल प्रेमी की तरह, उन दिनों वे सारे वृन्दावन में 
चक्कर लगाते रहे । 

प्रकस्मातू, एक दिन उनकी दृष्टि, बहुत से शिष्यों से घिरे, परम भागवत 
एक संन्‍्यासी मृत्ति पर पड़ी जिनका तन-मन सदा कृष्ण से परिपूर्ण रहता ! 
इन संन्‍्यासी का नाम था, श्री पाद माधवेन्द्र पुरी । श्री चेतन्य लोला के 
सहायक ईइवर पुरी एवं अद्गत ग्राचार्य इन्हीं के कृपापात्र थे । 

महात्मा के दशंन मात्र से ततदण साधक, कुबेर के सारे द्वरीर में मक्ति रस 
का ज्वार उमड़ पड़ा । भाव प्रमत्त होकर, कुछ देर में हो अपने होश ही खो 
दिये । 

माधवेन्द्रपुरी अत्यन्त विस्मित हो उठे । कोन है यह वेष्णव जो सर्वेदा 
कृष्ण-रस में श्रवगाहुन करता है ? इस तरुणाई में ही इस तरह कृपा धन्य हो 
चुका है। उसके सारे शरीर पर अष्द सात्विक विकार हैं तथा मुख पर 
ग्रपहप ज्योति को आमा फूट पड़ी है। धरती पर गिरे शरीर को माधवेन्द्र 
निर्निभेष दृष्टि से देख ते ही रह गये । 

काफी देर के बाद बाह य ज्ञान वापस आने पर तरुण उठ कर बेठ गया। 
दरीर को श्रश्नुधारा से भिगोते हुए उसने कहा, “प्रभु, बहुत भाग्य से आज 
ग्रापके दर्शन का सौमाग्य प्राप्त हुआ है । कपा करके, इस अधम का उद्धार 
करें | आशीर्वाद दें कि मुझे कृष्ण-प्रेम की प्राप्ति हो ।” 


महाप्रेमिक माधवेन्द्रपुरी ने दोनों हाथ फैला कर उसे आलिंगनबद्ध कर 


लिया । 
उप्तके वाद एक शुभ-लग्त में उन्होंने इप नवीन स्ाघक को दीक्षा प्रदान 
की । उसका नामकरण हुप्रा, नित्यानरद । दोनों के ही नतंन्‌-कोत॑न से वुन्दावन 


११/११ 


८्रे | [ भारत के महान साधक 


में ग्रानन्दरस की बाढ़ आ गयी। प्रेम-भवित-सिद्ध महापुरुष माधवेन्द्र का 
पवित्र सान्निध्य लाम करने के उपरान्त उस समय नित्यानन्द के प्रानन्द की 
सीमा नहीं रही । गद्गद्‌ स्वर में बार-बार वे उनकों महिमा का फीतंन करने 
लगे। भवक्‍षत कवि ने इन पुरी महाराज की प्रेम-शक्ति की प्रशरित गाते हुए 
फहा है-- 
माधवेन्द्र पुरी प्रेममय कलेवर, 
प्रेममय यत सब संगे अनुचर ! 
कृष्ण रस बिने श्रार नाहिक आहार, 
माधवेन्द्र पुरी देहे कृष्णेर विहार ।१ 
माधवेन्द्र की कृपादीक्षा? ने इस समय साधक नित्यानन्द के जीवन में एक 
प्या रस त्तरंग प्रवाहित कर डाला | कुछ दितों तक वृन्दावन में निबास करने 
के पश्चात्‌ वे पन' पर्यटन हेतु, बाहर निकल पड़ । श्रब वे एक स्वेच्छा विहारी 
ग्रवधत हो चुके हैं । मांवावेष में प्रमत्त होकर निकल पड़ते हैं। कृष्ण रस के 
ऐन्द्रजालिक माधवेन्द्र पुरी के स्पर्श से मानो उनकी सम्पूर्ण सत्ता उद्देलित हो 
उठी है। वे जिस किसी पवित्र स्थान में जाते हैं, आकुल होकर मात्र यही 
ढृढ़ते हैं, कहाँ हैं प्राण स्वेस्व तन्द-नन्दन, कब उनके दर्शेंत से यह जीवन 
स्निग्ध एवं साथंक होगा ? 
कृष्ण विरह में व्याकुल, नित्यानन्द फिर व॒न्दावन वापस लौट श्रायें। श्रब 
वे निरंतर, भावसागर में निमज्जित रहने लगे । दिन एवं रात्रि का कोई ज्ञान 
नहीं है. तथा प्राह्ार एवं निद्रा का प्रयोजन भी मानो समाप्त हो गया है। वे 
धीरे-धीरे प्र 4-साधना के गंभीर स्तर में प्रवेश करते गये । 
इसी तरह ग्रानन्दपृर्यक, वृन्दावन में उनका समय व्यतीत हो रहा है। 
ग्रकस्मात्‌ एक दिन कृष्ण ने उन्हें स्वप्न द्वारा भादेश दिया, 'भ्रवधृत, वयों इस 
तरह व्यर्थ घूम-फिर कर समय नष्ट कर रहे हो ? गौड़ देश से नवद्वीप चले 
१. वृन्दावन दास : चेतन्य मागवत 
२. मभक्तिरत्नाकर एवं भ्रन्य प्रम्थों में माधव सम्प्रदाय के श्राचा्य लक्ष्मीपति 
लिखित नित्यानत्द का दीक्षा दान को कथा है| परन्तु इस सम्बन्ध में कोई 
ठीक प्रमाण नहीं मिलता । माध्व दर्शन एवं साधन प्रणाली के साथ श्री चंतन्य 
प्रवत्तित गौडीय वष्णव धर का कोई मेल नहीं है। इस कारण-- 


नि मजा >> नह 


(द्रष्टव्य : साधक में मध्वाचाय की जीवनी) नित्यानन्द के माध्व दीक्षा 
की बात युक्ति संगत नहीं है । 


अवबूत नित्यानन्द ] | बे 


जाओ। वहाँ प्रेम भक्ति का सुवापात्र लेकर निभाई पंडित चाण्डाल तक को 
परम संपदा का वितरण कर रहे हैं, उन्हीं के कार्य में श्रपता तन-मन-प्राण 
समत्रित कर डालो । भागवत्‌ धर्म एवं मगवत्‌-प्रेम के प्रचार हेतु, तुम चिक्ति 
पुरुष हो । तुम्हारे माव्यप से यह महात्रत उद्यापित हो उठे । 

मावाविष्ठ नित्यानन्द, उसी समय उठकर बेठ गये । प्रेम-मक्ति के स्रोत 
का  संचान श्रव उन्हें मिल चुका है। उसी लक्ष्य को लेकर वे बाहर निकल 
पड़ ! 

2८ 2५ ५ 

लम्चा रास्ता तय करके नित्यानन्द नवद्वीप झा गये हैं । सर्वप्रथम, उनका 
नन्‍्दत आवार्थ के साथ साक्षात्कार हुप्रा। आचाये की देव-द्विज एबं संन्यासियों 
के ऊपर अगाध मक्ति थी एवं उनहछो वेष्णवीय निष्ठा भी अपूर्वे थी । 
नित्यानन्द की देव दुर्लेम कान्ति, आजानुलम्बित बाहु एवं आयत नेत्रों को 
देखकर वे मोहित हो गये, और उन्हें आदरपुर्वक अपने घर में स्थान दे दिया । 
अतिथि की एक्रप्रात्र अभिलाषा यही थी किवे चुवचाप एकान्त में जीवन- 
यापन करंगे, इसलिये उनके निर्देशानसार, आचाये ने किसी को यह सुचना 
नहीं दी । 

परन्तु नित्यानन्द के आगमन का संवाद, सवंज्ञ गौर।झ्भू के लिये भज्ञात 
नहीं रह पाया । कई दिनों से प्रभु मक्त-पाषंदों से यही बार बार कह रहे हैं, 
“तुम सभी देखोगे, शीघ्र द्वी नवद्वीप धाम में एक महापुरुष का आाविर्माव 
होगा । 

मक्तगण, जिज्ञाप्रु हो_्र उनके मुह को श्रोर देखते ही रह जाते। कौन 
हैं, ये महापुदष, तथा उनका परिचय क्या है ? उनके लिये कुछ भी समझ 


र्‌ 


पाना अत्यन्त कठिन था। 

कौतुझो प्रभु ने इस मसले को कुछ भोर ग्रधिक स्पष्ट कर डाला । कहा, 
“तुम सभी एक आनन्ददायक सूचना सुनो । कल रात को मेंने एक अत्यन्त 
विस्मय जनक स्वप्त देखा । मोहन वेषधारी, श्रनिन्‍्य सुन्दर एक अ्रवधूत पुरुष 
सहरा। मेरे सामने ग्राशर खड़े हो गये हैं । उनके सारे शरीर से ज्योति को 
प्रामा फल रही है। वे कह रहे हैं कि क्या मैं श्रोर वे अभिन्न हृदय नहीं हैं । 
साथ ही साथ उन्होंने यह मी हहा कि श्राज ही वे मुझे दर्शन दात करेंगे । 

महापुर॒ष के इस प्रसंग की चर्चा करते ही प्रमु का यह कैसा रूपान्तर हो 
गया ! मावाविष्ठ होकर वे वार-बार हु कार करने लगे । थोड़ी देर बाद अपनी 
स्वाभाविक अवस्था में आ्राते ही उन्होंने कहा, “देखो, तुम लोग नवद्वीप धाम 


पड] | भारत के महान साधक 


में चारो ओर पता लगाओ । इन महापुरुष को शीघ्र ही खोज निकालना होगा । 
उन्हें देखने के लिये मैं अत्यन्त व्याकुल हो उठा हू ।?” 
मक्तगण, तुरत बाहर निकल पड़े । परन्तु काफो खोजबीन करने के 
उपरान्त भी उनका पता नहीं चल सका । 
अब गौरांग स्वयं अपने पाषंदों के साथ नगर में बाहर निकल पड़े । स्वप्न 
में दीखे महापुरुष के दर्शन के बिना उन्हें चंन नहीं है । नयमनों में प्रेमाश्ुओं को 
घारा है तथा सारा शरीर पुलकित--प्रभ यन्त्रचालित जेसे नवद्वीप के राजपथ 
पर चले जा रहे हैं । साथ-साथ बहुत से मक्त भी चल रहे हैं। नन्दन आचार 
के घर के सामने आकर प्रभु रुक गये । उसके वाद आँगन मे घुस पड़े । उनके 
सामने ही खड़े हैं श॒श्रकान्ति प्रेम की मूत्ति--नित्यानन्द । दर्शन मिलते ही प्रम 
ने अपने मक्तों के साथ उन्हें सांष्ठांग प्रणाम निवेदित किया । है 
यह क्या चमत्कार है । जिस परम वस्तु के लिये श्रनेक तीर्थों तथा जंगल 
पव॑तों की वे खाक छानते रहे हैं, श्राज वे स्वयं ही तलाश करके नन्दन आचायय॑ 
के घर में आकर उपस्थित हैं। मात्र इतना ही नहीं, प्रमु उतावली से इतने 
दिनों तक नित्यानन्द को प्रतीक्षा कर रहे थे। भब उन्होंने उनके एकान्त वास 
को भंग करके क्षण भर में हो तो उन्हें आत्मसातू कर डाला । 
श्रानन्‍न्द के आवेश से नित्यानन्द अधीर हो उठे। श्त्यन्त उत्सुकतापूरवक वे 
प्रमु के मुवन मोहन रूप को देख रहे हैं । यह रूप देख कर मानो उनकी पलके 
गिरने का नाम नहीं के रहो हैं। वुन्दावन दास ने इस अ्परूप दश्य का इस 
रूप में चित्रण किया है-- 
विश्वम्भर मृत्ति येन 
मदन समान । 
दिव्य गन्ध माल्य 
दिव्य वास परिधान ।। 
कि हय कनक थुतति 
से देहेर आगे। 
से बदन देखिते 
चांदेर साथ लागे॥ 
देखित आयत दुई 
भ्ररण नयन ॥ 
आर कि कमल आल 
हेम हय ज्ञान ॥ 


भ्रवंधृत निर्यं।नन्‍्द | | ५५ 


से आाजान दुई भुज 
ह्रदय सुपीन । 
ताहे शोभे यज्ञसूत्र 
ग्रति सूक्ष्म क्षीण ॥। 
गौर सुन्दर के पद्मपलाश नेत्रों की श्रोर देखते हुए, नित्यानन्द भावावेश में 
निमज्जित हो गये हैं। निनिमेष नेत्र, तथा श्रवाक्‌ वे एकदम स्थिर खड़े हैं। 
प्रमु ने अब भक्त प्रवर श्रीवास से उत्साहपूर्वंक कहा, “पंडित, यदि तुम दिव्य 
प्रेमावेश का दशंन करना चाहते हो, तो नित्यानन्द की उद्दीपना को जगा 
डालो । शीघ्र ही मागवत्‌ से श्री नन्दनन्दन के रूप का वर्णन करो। 
प्रमु से ग्राज्ञा प्राप्त होते ही श्रीवास, परम आनन्दपूवंक इलोक पढने 
लगे ।--वर्दापीड़यपू नटवरवपु: कर्णयो: करणिकारम्‌ _.। श्याम सुन्दर के रूप 
के वर्णन से नित्यानन्द का संपूर्ण शरीर ग्रानन्द से उद्द लित हो उठा । सारे शरीर 
में ही प्रेम विकार के चिह्न, अश्च, कम्प एवं पुलकादि प्रकट होने लगे । 
थोड़ा बाह्य ज्ञान होते ही उनका नतंन एवं कीत्तंन शुरु हुआ । हुंकार ध्वनि 
से नन्दन भ्राचार्य का गृह मुखरित हो उठा । इस अपरूप दृश्य को देख कर 
मक्तगण का हृदय आनन्द से परिपूर्ण हो उठा । 
घीरे-घीरे नित्यानन्द शान्त हुए । अब परस्पर कुशल क्षेम एवं प्रशस्ति के 
दोर का प्र'रंम हुप्ना । 


पुलकाश्रु विसरजन करते करते नित्यानन्द ने कहा, “प्रभु, इतने तीर्थ तथा 
जनपदों में तुम्हारी खोज में मठक्रता रहा, परन्तु कहीं मी तुम्हें नहीं ढुढ़ 
पाया । अन्त में मुझे यह पता लगा कि तुम्हारा आविर्माव नवद्वीप में हुप्ना है, 
श्रोर तुमने जांव के उद्धार का ब्रत ग्रहण किया है । इसीलिये तो दर्शन की 
प्राशा लेकर मागता हुआ यहाँ आया । 
प्रमु मी छोड़ने वाले नहीं थे । समागत भक्तों के सम्मुख नित्यानन्द को 
मर्यादा बढ़ाते हुए उन्होंने कहा--- 
महामाग्य देखिलाम तोमार चरण । 
तोमा भजिले से पाई कृष्ण प्रेमघन ।। 


(चें: माः) 
प्रेमावेश से विद्धुल दोनों, प्रभु तथा नित्यानन्द पुलकाश्रु विसरजित करते- 


करते आलिगनबद्ध हो गये । उसी समय से नित्यानन्द, गौराज् के प्रधान पाषंद 
हो गये, तथा नवद्वीप के प्रेम भक्ति आन्दोलन के प्रधान नियन्ता के रूए में 


पद ] | मारत के महान साधक 


प्रतिष्ठित हो गये । इसी कारण वैष्णव भक्तों ने श्रपने प्राण सर्वस्व गौरनिताई 
को एक सम्मिलित भावघन विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित किया है । इसीलिये 
वैष्णव कवि ने प्रेमपूर्व क गाया है-- 

दुई भाई एक तनु समान प्रकाश । 


व ५ 2५ 
दूसरे दिन ही व्यास पूजा समारोह है । यही निश्चित हुप्रा कि श्रीवास 
पंडित के घर पर, नित्यानन्द इस पुजा का अनुष्ठान करेंगे । संध्या के बाद 
ही, गौराज्भग श्रीवास पंडित के आंगन में आकर उपस्थित हो गये । प्रतिदिन 
ही भक्तों के साथ यहाँ वे कीतंनानन्द में मत्त हो उठते हैं। आज तो मानो 
उनका उत्साह सौ गुना बढ़ गया है। फाटक बन्द कर दिया गया । गौर-निताई 
को केन्द्रविन्दु बना कर वेष्णव भक्तों का कीत्तंन झारम्म हुम्ना । 
आज तो मानो गौराद्भ के उद्दीपन को सीमा ही नहीं है। प्रेमावेश से 
शरीर थर-यर काँप रहा है। मुख से गंमीर हुकार प्रतिध्वनित हो रहा है । 
प्रविराम उद्दाम नृत्य चल रहा है । दिव्य लावण्यमय विशाल शरीर बार-बार 
जमीन पर लोट पड़ता है--मकतगण हाहाकार कर उठते हैं। श्रश्न, कम्प; 
पुलकादि, सात्विक्र विकारों का प्रकाश देख कर समी के विस्मय की सीमा 
नहीं है। लोगों ने इतने दिनों तक जो बात मात्र सुती है श्रथवा मक्तिशास्त्रों 
में पढ़ी है, आज श्रीवास के प्रांगन में वही अपूर्व दृश्य दुष्टिगोचर हो रहा है । 
नृत्य की समाप्ति पर भावाविष्ठ नित्यानन्द को ज्ञान्त करके गौराज् ने 
विदा लो । 
रात हो जाने के कारण, नित्यानन्द, श्रीवारा पंडित के घर १र हो रुक गये 
हैं। गौरांग की अजड्ूू त नृत्य लीला तथा मक्तगण का यह कीत्तंन एवं जयध्वनि 
ने आज उन्हें उद्देलित कर डाला है । लगता है हृदय के इस प्रेम का स्रोत जो 
कि शत धाराओं में फूट पड़ा है, विश्व को पूर्ण रूप से प्लावित किये बिना दम 
नहीं लेगा । 
प्रेमाविष्ट नित्यानन्द रात्रि में एक अउद्भ त काण्ड कर बैठे । संन्यासी जीवन 
का परम घन-दण्ड एवं कमण्डलु को अनायाप्त ही उन्होंने तोड़ डाला। जंगलों 
पहाड़ों तथा भ्रनेक तीर्था' में भ्रमण करते हुए उन्होंने श्रत्यन्त कठोर जीवन 
यापत किया है । आज उनको चिरवाड्छित निधि बहुत दिनों वाद मिल गयी 
है । अब उनके लिये नये जीवन का शुमारंम है | प्रेम के प्रभु के साथ रह कर 
उन्हें प्रेम भक्ति के प्रचार हेतु ब्रती होना होगा | इसीलिये तो उन्होंने दण्ड 
कमण्डलु का बोझ दूर फेंक दिया है। ' 


अवधूत नित्यानन्द | [ ८७ 


प्रात: उठ कर श्रोवास पंडित ने विस्मयपृर्वक देखा, श्रोपाद निरयानन्द 
मात्रावेश में संज्ञाशन्य हो रहे हैं, तथा संन्यास दण्ड एवं कमण्डलु जमान पर 
बिखरे पडे हैं । 

सूचना मिलते ही गोराज्भ शीघ्र ही वहाँ आकर उपस्थित हुए। देखा, 
नित्यानन्द, भ्रध॑ंवाह्य अवस्था में पड़े हुए हैं, तथा शरीर से दिव्य प्रानन्द की 
ज्योति झड़ रही है। श्रीपाद की सहायता से प्रभु उन्हें स्नान घाट पर ले 
आये । भग्न दण्ड एवं कम्ण्डल्‌ उसी समय गंगा में विसजित कर दिये गये । 
अ्रवधूत नित्यानन्द, महाप्रेमिक नित्यानन्द में परिवत्तित हो गये--श्री गौराज् 
के प्रधान पाषेद । 

माव राज्य में विचरण करने वाले, आश्रानन्द चंचल नित्यानन्द के कारण 
भक्तों को समस्या बढ़ ही गयी । गंगा स्नान हेतु गये हैं, बच्चों जेसी जलकेलि 
शुरु हो गपी है, और आनन्द विह्नल हो उठे हैं भोर इधर व्यास पूजा का समय 
प्रायः हो चुका है । 

गौराज् किसी तरह उन्हें समझा-बुझाकर पंडित के घर पर ले श्राये। 
वहाँ पर पषोड़प्रोपचार पूजा का आ्रायोजन है । आ्ाँगन में प्रभु भक्तों के साथ 
कीतंनानन्द में विभोर हैं, ग्रौर घर के मीतर नित्यानन्द व्यासपुजा के श्रासन 
पर बेठ गये हैं। पूजा को समाप्ति पर माला श्रपंण करके प्रणाम निवेदित 
करना होगा, परन्तु नित्यानन्द को तो जैसे होश हो नहीं है। गप्रावेश-विह्नल 
हृदय से माला हाथ में लिये वे बंठे हुए हैं । 


श्रीवास बार-बार व्यग्रतापुर्व क कह रहे हैं, “श्रीपाद, व्यासदेव को माला 
अ्रपित कर के भ्रब आप पूजा समाप्त करें ।"! 


उनकी कोई भी वात नित्यानन्द के कानों में नहीं पहुँच पा रही है। 
पूर्णतः: भावाविष्ठ हैं । इधर-उधर देखते हुए पता नहीं किसे खोज रहे हैं । 


कोई अन्य उपाय न देख कर श्रीवास पंडित, गौराज्गन को बुला कर छऊ 
श्राये। कहा, “देखो प्रम्‌, तुम्हारे नित्यानन्द, पूजा समाप्त ही नहीं करने दें 
रहे हैं । अब माला एवं अघ्ये देने की बात है, परन्तु वह॒ तो उत्तके हाथों + 
ही पड़ी हुई है । तुम प्रब आकर, जो करना हो करो ।” 

प्रम॒ को नृत्य-गीत बन्द करना पड़ा । जल्दो हो वे पूजा घर में घुस पड़े । 
वेदी के सामने जाकर उन्होंने कहा, श्रीपाद, यह क्‍या कर रहे हो तुम ? 
माला को हाथ में लेकर इस तरह चुपचाप बैठे क्‍यों हो ? पभ्रब व्यासदेव को 
भक्तिपृर्वेंक अध्ये दो । 


८८ ] | भारत के मद्दान साधक 


प्रवधृत नित्यानन्द भावविभोर हो रहे हैं। चेहरे पर एक अपूर्व आनन्द 
की ज्योति फैल गयी । वहुवांछित प्रभु उनके सम्मुख खड़े हैं। हाथ की यह 
माला उन्हें न पहना कर और किसे निवेदित करेंगे ? परमानन्दपूवंक उन्होंने 
गौर-सुन्दर के गले में वह माला पहना डाली । समवेत भक्त कण्ठों की जय 
घ्वनि से सारा परिवेश मुखरित हो उठा । 
माला प्रदान के साथ ही साथ, निताई, ग्रानन्द एवं विस्मय से हत॒वाक 
हो उठे। प्रभु के उस नयनाभिराम प्रेममधुर रूप के बदले यह कैसी अलौकिक 
ऐश्वयेमय मूत्ति !| इस एऐश्वर्य एवं विभूति को देख कर वे मूछित हो पड़े । 
थोड़ी ही देर बाद, विभूति लीला का संवरण करके गौराज्भ उनसे कहने 
लगे-- 
कीतेंन निर्मित्त करिला 
अवतार । 
तोमार सिद्ध हैल 
किबा चाह श्रार ।| 
तोमार से प्रेममक्ति 
तुमि प्रेम मय । 
बिने तुमि दिले कारों 
मक्ति नाहि. हय ॥ 
श्रापना संबरि. उठ 
निज जन चाह ।। 
याहारे तोमार इच्छा 
ताहारे बिलाह ।। 


प्रभु गोराज़ के प्रेमधर्म प्रच।र के प्रधान एवं चिह्नित परिकर उपस्थित 
हैं । भ्रव वे स्वेच्छापूबंक नाम-प्रेम-घन लुटाते फिरेंगे । 

हाथ जोड़ कर मक्ति गद्गद्‌ कण्ठ से श्रवधूत नित्यानःद सभी के समक्ष 
गोराज्ु को स्तुति गान करने लगे । 

2९ >( 2५ 

एक तो यों हो नित्यानन्द एक महाप्रेमिक पुरुष हैं, इसके श्रलावा श्रंतर 
में प्रमावतार गोरांग का दिव्य स्पर्श लग चुका है। इसी फारण दिव्य भाव के 
प्रवाह की उत्ताल तरंगे उन्हें नित नई लोलाओं के माध्यम से नचाती जा रही 
हैं ' इस प्रमत्त अवस्था में उन्हें स्थिर करके रखेगा कौन ? चंतन्य भागवत्‌ की 
माषा में उन दिनों वे-- 


नजर 


3 ७ (4 


अवधूत नित्यानन्द ] | ८६ 


ग्रहनिशि भावावेशे 
परम उददाम । 

सर्वे. नदियाय ब॒ले 
ज्योतिमंय. घाम ।। 


निमाई अपराद्त में अपने घर में विश्राम कर रहे हैं। ऐसे समय में 
अवधूत नित्यानन्द एकदम नंगे वहाँ आकर उपस्थित हो गये । उस समय वे 
प्रेमावेश में मतवाले हो रहे थे । दोनों नेत्रों से लगातार पुलकाश्रु झड़ रहे थे । 
कमी अटुृहास कर उठते हैं, तो कमी उल्लासपूवेक प्रभु के आँगन में नृत्य कर 
रहे हैं। नृत्यपरायण इस दिगंवर पुरुष को देख कर घर की श्रौरतें लज्या से 
पलायन कर गयीं । निमाई विश्वाम कर रहे थे, परन्तु जल्दी-जल्दी बाहर 
निकल आये। प्रेमोन्माद से ओत-प्रोत नित्यानन्द को शांत करने में प्रधिक 
समय नहीं लगा । अ्रपने सिर पर लिपटे वस्त्र को उन्होंने संभाल कर उनकी 
कमर में बाँध दिया । अपने हाथों से उन्हें चन्द्र चचित किया तथा गले में 
एक सुगन्धित पुष्पों की माला पहना दी । इश्तके बाद उन्होंने अवधघृत की अपूर्व 
स्तुति श्रारंभ को--- 
नामे नित्यानन्द तुमि 
रूपे.. नित्यानन्द । 
एई तुप्ति नित्यानन्द 
राम मतिमन्त ॥ 
नित्यानन्द -- पयेटन 
मोजन व्यवहार । 
नित्यानन्द बिने किछ 
नाहिक तोमार ॥। 
तोमार बझिते शक्ति 
मनुष्येर कोथा ? 
परम सुसत्य-तुमि 
यथा कृष्ण तथा |। 
मात्र इतने पर ही वे नहीं रुके। भिक्षा माँगी, “श्रीपाद, मेरी बड़ी 
अभिलाष। है - कृपा करके अपना एक कोपीन मुझे दान करो ।/' 
नित्यानन्द का कौपीन मंगाया गया । गौरांग ने उसके टुकड़े-टुकड़े करके 
जिखेर दिया । मक्तगण विस्मित एवं व्याकुल होकर प्रभु का यह काण्ड देख रहे 
११/१२ 


&० ] [ भारत के महान साधक 


थे । प्रब उन्होंने समी को संबोधित करते हुए कहा, ' तुम समी इस पवित्र वस्त्र 
के टुकड़ों को सिर पर घारण करो। नित्यानन्द कृष्णरसमय हूँ । उनकी कृपा 
के फलस्वरूप तुम सभी में कृष्ण भक्ति का उदय होगा ।* 
प्रम के आदेश का भक्तों ने उल्लासपूर्वक पालन किया, उसके बाद सभी 
ने नित्यानन्द का पांदोदक लिया | परन्तु अवधूत पूर्ववत्‌ प्रेमाविष्ठ एवं मौन 
धारण किये हुए हैं और मुस्करा रहे हैं । 
नवद्वीप के वैष्णव समाज में प्रभु श्री गौराड्र ने उस दिन नित्यानन्द को 
महिमा का इस तरह मूल्यांकन कर डाला था। भक्तों को यह समझने में 
विलम्ब नहीं हुआ कि अवधृत नित्यानन्द मात्र प्रभु के प्रधान पार्षद ही नहीं हैं 
वरन्‌ अभिन्न हृदय सखा एवं प्रधान सहकर्मी भी हैं । 


2५ >< २५ 


गौराज्ज प्रेमघर्म एवं नाम कीतंन यज्ञ के प्रवत्तेक थे। जीव के उद्धार के 
व्रत को उन्होंने ग्रहण क्या था। समफित भक्तों की जमात भी उनके चारों 
ओर कम नहीं थी । परन्तु इतने दिनों तक उनके प्रेम-घमं-वाहिनी पूर्णाज्भ 
नहीं हो पायो थी। अ्रमी उनके अभि यात्रा मार्ग में इन प्रधान सहकारी की 
नितान्त आवश्यकता थी | ग्रवधूृत नित्यानन्द के आविर्माव से वह अमाव आज 
दूर हो चुका है। श्रव यात्रा के मारंभ को बारी है । 
नवद्वीप की गली-गली में निताई ने प्रवल उत्साह से नाम प्रचार का 
शुमारंभ कर दिया है। नगर के लोग काना-फूसी करते रहते--ये निमाई 
पंडित कौन हैं एवं उनके साथियों के कीतन नतंन से लोग बच नहीं सकते, 
इसके प्रलावा, यह दिव्यकान्ति, शक्तिधर साधक कहाँ से आकर जूट गया ? 
कोन है यह प्रेमचन मृत्ति अवधूत ? 
इसके बाद से नित्यानन्द श्रीवास पंडित के घर में निवास करने लगे। 
स्वेब्रन्धनमुक्त आनन्दमय महापुरुष, तथा माव भो सदा बालकवत्‌ बाल चापल्य 
तथा आनन्दरप्त से सदा उफनते रहते । श्रीवास की स्त्री मालिनी देवी को 
निताई माँ कह कर पुकारते थे। इस बत्तीप्त वर्ष के बालक को लेकर मालिनो 
देवो के परेशानी को मी सीमा नहीं थी । चंचलता एवं हठ के नाना ग्रत्याचार 
उन्हें सहन करने पड़ते । निताई, अपने हाथ से कुछ खाते भी नहीं हैं, इसलिये 
मालिनी देवी को उन्हें विलाता भी पड़ता है। मक्तितिष्ठ श्रीवास पंडित की 
दष्टि में निताई अत्यन्त दुलम धन हैं । कृष्ण ने कहता करके उनसे मिला दिया 
इसके अलावा प्रमु के श्रीमुख से वे नित्यानर्द के स्वरूप का माहात्म्य सुन 


प्रवधूंत नित्यानन्द | | €१ 


चुके हैं। इस घर में ये महापुरुष श्रवीष्ठित है, यह उनके लिये परम सोमाग्य 
की बात है । 
प्रमु ने एक दिन कौतुक करते हुए श्रीवास से कहा, “पंडित, तुम यह सव 

क्या कर रहे हो ? अज्ञात जाति-कुल के इस अवधूत को तुम्त घर में क्‍यों रख 
रहे हो ? इसके जाति श्रथवा कुल का कोई ठिकाना है ? शीघ्र हो इसे राम- 
राम करके विदा करो ।” 

यह प्रभु को एक परीक्षा मात्र है, यह समझने में श्रोवास को विलम्ब 
नहीं हुप्रा । उन्होंने हंत कर कहा, 'प्रम, तुम्हारी छलना से मैं पुरो तरह 
अवगत हो गया है । जो तुम्हें एक दिन के लिये भी प्रेम करता है, भक्ति 
करता है, वह मेरे लिये प्राण शत्रिय हो जाता है। ओर श्रीपाद नित्यानन्द 
तो तुम्हारे भ्रमिन्न स्वरूप हो हैं, वे तो मेरे लिये प्राणों से भी प्रिय हैं । मेरे 
लिये इस तरह को परीक्षा क्‍यों, प्रमु ? 

नित्यानन्द के माहात्म्य को श्रीवास काफी हृद तक समझ गये हैं, यह 
जान कर, उस दित प्रमु के आनंद को सीमा नहीं रही । मुस्कराते हुए, 
उर्होंने वर प्रदान किया, “श्रीवास, आज मैं तुम्हारे ऊपर शअ्रत्यन्त प्रसन्न हूं । 
में कह देता हू कि तुम्हारे घर मे कभी दारिद्र्य नहीं रहेगा साथ ही तुम्हारे 
स्वजनों की मेरे ऊपर श्रचला मक्ति रहेगी ! 


शची माता के लिये मी निताई एक अमूल्य निधि हैं । गोराज्भ ने स्वयं 
उनसे निताई का परिचय देते हुए कहा, “माँ, यह तुम्हारा खोया हुआ लड़का 
विश्वरुप है । बहुत दिनों से दबा हुत्ना निश्वास माँ के हृदय से निकल पड़ा । 
अश्वूततजल नेत्रों से उन्होंने नित्यानन्द से पूछा, “बेटा, क्‍या सचमुच तुम मेरे 
विश्वरुप हो? 

ब॒द्धा को श्राओ्वातन देते हुए निताई ने कहा, हा माँ, मैंहो, तो 
तुम्हारों सन्‍्तान हू ।” 

निमाई एवं तिताई-<दव दोतों को छेकर शी के आनन्द एवं गय॑ का 
सीमा नहीं है । तविताई नग्रे-तथे हो गश्राये हैं, अवश्य, परन्तु दो दिनों में हो 
उनके परम प्रिय हो उठे । 

गोराड़ के मक्तों को संहवा उन दियों बढ़ती ही जा रही |है ३ तथा 
उतका सवराज वित्तुत होता जा रहा है। प्रमु ने अब निताई एवं हरिदास 
को बुलाकर कहा, आज से तुम दोनों मेरे जीव उद्धार के कार्य मे सहायक हो । 
देश में पाप, भ्रनाचार तथा शुष्क घ॒र्मांचरण फैल गया है । सभी के घर-घर 


&२ ] [ भारत के महान साघक्ष 


लाकर तुम कृष्ण नाम का वितरण करो । यह काये तुम दोनों के अलावा 
और कौन कर सकेगा ? पंडित--मूर्ख, साधु-असाधु समी के पास तुम 
लोग इस मुवन मंगल नाम के वाहक बनो ।” 
प्रमु का निर्देश पाकर, नित्यानन्द बहुत खुश हैं। ईश्वर निदिष्ट ब्रत 
के रूप में उन्होंने इस कार्य को ग्रहण किमा । नवद्वीप के घर-घर, गली- 
गली मं वे सब के साथ हरिनाम का वितरण करने लगे। उनके प्रधान 
सहायक हुए नामाचायं यवन हरिदास । 
दोनों के ही शरोर पर संन्यासी का परिधान रहता। दीर्घाकार शरीर 
तथा. दिव्य लावण्य भरे रूप को देखकर सभी को परम तृप्ति होती । गंभीर 
स्वर में नाम कीतन सुन कर मक्त जन धन्य हो उठते । 
उन दिलों ग्रधामिक एवं वंष्णव द्वेषियों की संख्या भी नवद्वीप में काफी 
अधिक थी । नाम प्रचारक इन दोनों संन्यासियों को देख कर कोई श्रवहेलना 
करता तो कोई टिठकारी मारता तथा कोई मारने को मी दोड़ता। परम- 
मागवत नित्यातन्द पर इन बातों का कोई श्रसर मी नहों पड़ता। हरिदास 
को साथ लेकर वे सारे नगर में घूमते रहते तथा रो रो कर सभी से कहते, 
माई कृपा करके एक बार कृष्ण नाम का उच्चारण करो, तथा हमको बिता 
मूल्य के खरीद लो । 
जगन्नाथ श्रोर माघव नवद्वीप के दो प्रमावशाली व्यक्ति थे । इन्हीं के 
ऊपर नगर की धांति रक्षा का भार था। जिस तरह श्र एवं सामथ्यं का 
उन्हें अमाव नहीं था, उसी तरह भब्रत्याचार एवं पापाचार की भी उनके श्रन्दर 
कमी नहीं थी । दोनो भाई सवंदा शराब के नशे में चूर रहते । मक्त वैष्णवों 
को देखते ही वे उतका उपहास करते तथा ग्रसम्मान एवं श्रत्याचार 
करने में मी उन्हें देर नहा लगती । सारी नदिया इन दोनों के डर से 
काँप उठती थी। 
निताई एवं हरिदास इन दोनों के कुकीत्ति की बहुत सी बातें सुन 
चुके थे । दोनों मतवालों का हो-हल्ला भीकई वार वेदूर से देख 
चुके थे । 
निताई सोचने लगे, पापियों के उद्धार के लिये ही गौराज्भ का 
प्राविर्भाव हुआ है । परन्तु कृपा दान के लिये इससे बड़ा पातकी प्रभ को 
कहाँ मिल पायगा ? उनकी शरक्ति-विभृति की कोई लीला न देख पाने के 
कारण ही तो लोग इस तरह उपहास करते हैं। यदि जगाई-मधाई का 
परिवत्तंन संभव हो सके तो सभी प्रमृ के प्रभुत्व को समझ सकेंगे, और उनका 
जय गान करेंगे । 


प्रंवधूत नित्यानन्द | | ६३ 

निताई ने उस दिन परम-मागवत्‌ हरिदास से कहा, “भाई हरिदास, 
इन दोनों पापियों की दुर्गंति तो तुम देख ही रहे हो । हरि नाम गान के 
अपराध में, मुसलमान काजी के आदेश से, तुम्हारे ऊपर कितना भोषण 
अत्याचार हुम्रा था। परन्तु तुम तो उन लोगों के लिये अ्रपनी शुमच्छाएँ 
ही व्यक्त करते रहे । अब तुम अपने अन्तर से जगाई-मधाई के उद्धार का 
संकल्प करो । शीघ्र हो प्रभु इन पर कृपा करंगे। इस काय॑ के संपन्न हो 
जाने पर, देशवासी प्रमु के माहात्म्य एवं प्रभाव को समझ सकेंगे ।” 


हरिद।स ने हंसते हुए कहा, “श्रीपाद, यह बात तुम्हारे मुह से श्रच्छी 

नहीं लगती । तुम्हारी इच्छा तो प्रमु की ही इच्छा है, यह मुझे पूर्ण रूप से 
ज्ञात है। तुमने जब एफ बार सोच लिया है कि जगाई-मधघाई का उद्धार 
होने से कल्याण होगा, तब प्रभु॒ की कृपा से उन्हें वंचित करने में कौन 
समर्थ है ? 

दोनों ही उस दिन साथ-साथ, जगाई-मधाई के निवास के निकट उपस्थित 
हुए । उद्धतत्त स्वर में हरिनाम कीत्तंन शुरु हुआ। सारा काण्ड देख कर सभी , 
श्रवाक्‌ रह गये । ये दोनों संन्‍्यासी क्‍या पागल द्वो गये हैं, यां मरने की उनकी 
लालसा हो रही है ? कौन-सा घृणित कार्य अथवा हिसा.का कायं ये दुरात्मा नहीं 
कर सकते ? कोई-कोई सामने आकर उन्हें सतक॑ भी कर गये, “क्यों माई 
जान-बूझकर इन बदमाशों को ग॒स्सा दिला रहे हो ? तुम लोगों को पया प्राणों 
का मोह नहीं है ? ” 

हरिदास को साथ लेकर नित्यानन्द बढ़ते ही गये । सामने ही मूत्तिमान 
यमदूत के सदृश जगाई और मधाई खड़े हैं। ग्रधिक शराब पी लेने के कारण 
दोनों आँखें लाल हो रही हैं तथा हाथ में लाठी है। उत्तेजित होकर कृष्ण 
नाम-रत दोनों संन्यासियों को ओर वे दोड़ पड़े । कौतुकी निष्यानन्द को समझ 
पाना भी कठिन है । वृद्ध हरिदास को खींचते हुए वे वहाँ से तीव्र गति से माग 
खड़े हुए । 

राजपथ पर उस समय तक मगदड़ मच गयी थी । वेष्णव संन्‍्यासी, किसी 
तरह प्राण बचा कर भाग गये हैं, यह जान कर सभी ने चुन की साँस लो। 
व्यंग करने वाले लोगों की भी कमी नहीं थी । वे कहते, “इन दोनों पाषिष्ठों 
को श्राखिर इस तरह छेड़ने से क्या लाभ निकला, और फिर जब इन्हें छेड़ 
कर गुस्सा दिला ही दिया तो यह भागना क्यों ?” 


लीलामय नित्यानन्द का श्रसली स्वरूप, उनके सहकारी , हरिदास के लिये 
प्रश्ञात नहीं था । अब बनावटी क्रोध दिखलाते हुए वे कहने लगे, “बीच बाजार 


&४ ] [ भारत के महान साधक 


में बेतों की मार सहन किया है। जल में डूब कर भी रक्षा की है। इतनः 
ग्रत्याचार सहन करने के पश्चात्‌ मी प्राण किसी तरह बचे थे । परन्तु भाज 
देखता हो, कि चंचल अ्रवधृत का साथी बन कर उसे मी खोना होगा ! ” 

कौतुकी नित्यानन्द जगाई-मधाई के उद्धार को पृष्ठभूमि का सृजन कर 
रहे हैं। इस लीला के लिये गौराज्भ के आविर्माव एवं करुणा की आवश्यकता 
है । ऐसा न होने पर उनके ग्ललौकिक शक्ति का परिचय लोगों को किस तरह 
मिल सकेगा ? उनके प्रभृत्व की प्रतिष्ठा जन साधारण में कंसे हो सकेगी ? 
पहले वे इन दोनों दुरात्माओं के अत्याचार की बात प्रमु के कानों तक पहुंचा 
देना चाहते हैं। उसके बाद एक बड़े संकट की सृष्टि करके उन्हें इस पातकी 
उद्धार की लीला में अवर्तारत करा देना चाहते हैं । 

अपने मनोमाव को उन्होंने नितान्त गृप्त ही रखा । हरिदास से उन्होंने 
रूठते हुए कहा, "मेरी चंचरलता को दोष देने से क्या लाम होगा ! एक बार 
अपने प्रमु की बात मी तो सोच कर देखो । सात्विक ब्राह्मण की संतान होकर 
उन्होंने राजसिक वृत्ति धारण कर रखा है। परिकरों पर आदेश जारी कर 
डाला है, कि घर - घर कृष्ण नाम वितरण करते हुए घूमना होगा । उनके 
इस आदेश का उल्लंघन करने से भी काम नहीं चलने का, साथ हो दुरात्माओं 
के पास जाकर हम लोगों के प्राण संकट में पड़ जायेंगे । इसीलिए कहता हूँ, 
हरिदास, मुझे न दोष देकर एक बार अपने का काण्ड मी एक बार देख लो ।” 

उस दिन गोराज्, भक्तजनों के साथ, इृष्ट गोष्ठी कर रहे थे। नित्पानन्द 
तथा हरिदास दोनों ही असफल दूतों की तरह वहाँ जाकर उपस्थित हुए । 
नित्यानन्द ने जगाई-मधाई के नाना दुष्कर्मों की बात और श्राज अपने पलायन 
को वात का विघ्ततारपूर्वक वर्णन किया। इसके उपरान्त कहा, “प्रभु, तुम 
नवद्वीप के इन दो महापाषियों के समक्ष कृष्ण नाम लेने को कहो, तभी तो 
लोग तुम्हारे माहात्म्य को समझ पायेंगे । जो घामिक हैं वे तो श्रपने स्वमाववश 
ही नाम कीतंन के लिए अग्रसर हो जाते हैं। परन्तु जो चरम पातको हैं, उन्हें 
मक्ति मार्ग पर ले आओ तभी तो तुम्हारा पतितपावन नाम साथंक होगा ।” 

प्रेमावतार नित्यानन्द के इस भ्रनुरोब को टालने का कोई उपाय नहीं था । 
प्रमु को जगाई-मघाई उद्धार के लिये वचन देना पड़ा : 

हासि बोले विश्वम्भर-- 
हइल उद्धार । 
येइक्षणे दरशन 
पाइल  तोमार ॥। 


अवधूत नित्यानन्द ] [ ६५ 


विशषे चिन्तह 
तुमि एतेक मंगल । 
ग्रचिरात्‌ु कृष्ण तार 
करिवे कुशल ॥। 

प्रेम मिखारी नित्यानन्द नदिया के मार्गो' पर घूमते रहते, तथा साधु- 
भ्रसाघु, मक्त-श्रमक्त सभी के दरवाजे पर जाकर खोज-खोज कर नाम-प्रेम का 
दान करते । एक दिन कीतेन-परिक्रमा करके वे लौट रहे थे । साथ में थे, 
उनके सहकारो हरिदास । दोनों ने ही देखा, नजदीक ही शराब के नशे में घूर 
दोनों माई जगाई-मधाई इधर-उधर घूम रहे हैं । श्राज इनके उद्धार के लिये 
निताई कृत संकल्प हैं । दोनों हाथ उठा कर, नाच-नाच कर वे उच्च सर्वर में 
नाम पसंकोतंन करने लगे । 

दोनों पापी श्रत्यन्त क्रोधित एवं उत्तेजित होकर दोड़ पड़े । यह तो निमाई 
पंडित का साथी, वही अवधृत है-क्या दिन हो अ्रथवा रात पतले स्वर में 
हरिनाम चीखता हुआ, लोगों की शांति मंग करता है । जगाई-मबाई, दोनों ही 
हरिनाम के विरोधी हैं, यह वात वह अच्छी तरह जानता है, तब भी उसे कोई 
मय अ्रथवा डर नहीं है ! इतनी मजाल तो सारे नवद्वीप में किसी को नहीं है । 
मधाई क्रोघ से श्रपना संतुलन खो बैठा । निताई के माथे पर उसने जोर से 
एक फूटी हुई हड़ी दे मारा । 

श्राधात के फलस्वरूप, निताई के माथे से रक्त की घार बह चलो । एक 
हाथ से उन्होंने फठे हुए स्थान को दत्रा कर कृष्ण नाम का कीर्तन जारी रखा । 
राहगीर करुण दृष्टि से इस भ्रद्ध त दुश्य की श्रोर देख रहे हैं। परन्तु, इस 
कण्ड में हस्तक्षेप कर सकें, ऐसा दुस्साहस किसे है ? पापियों से एक बार 
झगड़ा कर लेने पर कोई निस्तार नहीं है । परन्तु मधाई की हठवादिता से 
जगाई अत्यन्त चंचल हो उठा। इस संन्यासोी ने ऐसा तो कोई अपराध किया 
नहीं । इसके श्रलावा व्यक्तिगत रूप से दोनों भाइयों की उसने कया क्षति की 
है ? मधाई इतना निष्ठर न मो होता तो काम चल सकता था। निताई के 
सीने से रक्त बहता जा रहा है, परन्तु उनके मुख पर फोई विकार प्रथवा 
वेलक्षण्य नहीं है। दिव्य कान्ति पुरुष के दोनों नेत्रों से अंतर को स्पर्श कर 
देने वाली कषणा की धार बह रहो है । इस प्रेमिक संन्‍्यासी में कौन सी ऐसी 
मोहिनो शक्ति है, कि जगाई उसके अमोघ आकर्षण से उठी क्षण बंध सा 
गया । 

उत्तेजित मधाई तिताई को दुबारा मार पाता, इससे पूर्व ही जगाई ने उसे 
दौड़ कर पकड़ लिया। उसने दढ़ स्वर में कहा, “अरे, क्‍यों इस बाहरी 


६६ ] [ मारत के महान साधक 


संन्‍्यासी को इतनी निष्ठुरता से मार रहा है ? अब रुक जा ।” मधाई को 
रुकना ही पड़ा और इस तरह नित्यानन्द एक प्राणघाती श्राघात से बच गये । 


इस बीच गौराज्भ के पास भी इस हंगामे की खबर पहुँच चुको थी। 
उन्हें ज्ञात हो गया कि मधाई की मार से नित्यानन्द आहत हो चुके हैं श्रोर 
उनके सिर से रक्तस्नाव हो रहा है। भक्तों के साथ, वे उसी समय दोड़ते हुए 
घटना स्थल पर आकर उपस्थित हो गये । 


प्राण सम, निताई आहत हो गये हैं। चोट की जगह से झरझर रक्‍त निकल। 
रहा है। इस दृश्य को देख कर उस दिन गौराज्भ के धैय॑ का बाँध टूट पड़ा 
क्रोध के कारण उनके मुख से हुंकार निकल पड़ा । आज वे इन पाषियों को 
चरम दण्ड दे ही डालेंगे । 


निताई ने जल्दी से दौड कर उनका हाथ पकड़ लिया। प्रेम-विगलित 
स्वर में उन्होंने कहा, “प्रभु शांत हों, मधाई ने यह काण्ड किया है, परन्तु 
जगाई तो निरपराध है । वरन्‌, उसकी सहायता से ही मेरी प्राण रक्षा हुई है । 
सच कहता हूँ, प्रम, इस आघात एवं रक््तपात से मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ है । 
कृपा करके मुझे जगाई तथा मधाई की भिक्षा दे दो ।' 


तब तक जगाई के प्रति प्रमु की करुणा फा उदय हो चुका था। उसी ने 
तो परम प्रिय नित्यानन्द के जीवन की रक्षा की है! फिर आज उसको प्रभु 
के लिये भ्रदेय कुछ नहीं है । प्रेमपूर्वंक, दोनों हाथ बढ़ा कर उन्होंने जगाई का 
प्रालिगन करते हुए कहा, “जगाई, तुमने श्रांज मेरे प्राण सर्वेस्व नित्यानन्द के 
जीवन की रक्षा करके मुझे खरीद लिया है। भाषछीर्वाद देता हूँ कि कृष्ण-कृपा 
की तुम्हारे ऊपर वर्षा होती रहे। आज से तुम्हें मकति का लाभ हो ।?' 


प्रमु को महिमा तथा वरदान दोनों ही अपूर्व था। समवेत पाष॑ंद एवं 
भकक्‍तगण, जय ध्वनि कर उठे । गौराड् के दिव्य रपएं मात्र से जग।ई के शरीर 
में अद्भत प्रेमावेश दृष्टिगोचर होने लगा | वह उसी समय महित होकर ज्मोभ 
पर गिर पड़ा । 

प्रव तक मघाई के हृदय में मी तीव्र पद्चात्ताप की श्रर्ति श्रज्ज्वलित हो 
उठी। वह श्रधिक धंर्य नहीं रख पाया एवं श्रश्नुप्रित नेत्रों से उसने प्रमु के 
चरण पकड़ लिये । कहने लगा--दोनों भाइयों ने इतने दिनों तक एक साथ ही 
पाप किया है, परन्तु आज क्‍यों कृपा-वितरण के समय आपका यह दो तरह 
का व्यवहार ? इसके अलावा, मधाई ने अधर्माचरण किया है, अवश्य, परन्तु 
दयामय प्रभु अपना व्यवितगत धर्म, दया धर्म, क्यों छोड़ रहे हैं ? 


शप्रवधूत नित्यानन्द ] [ ६७ 


परन्तु मघाई के इस क्रन्दन एवं विनती से प्रम ठस-से-मस नहीं हो रहे हैं । 
उन्होंने उससे कहा, “मधाई, तुम्हारे श्रपराध की कोई सीमा नहीं है। परम 
मागवत एवं मेरे अमभिन्नहदय नित्यानम्द का तुमने रक्तपात किया है। श्रगर 
श्रीपाद कृपा करके तुम्हें स्वयं ही क्षमा कर डालें तभी तुम्हारी रक्षा हो सकती 
है । तुम उन्हीं के चरण पकड़ो । 

मधघाई के पैर पकड़ते ही, निताई ने उसे दोनों हाथ बढ़ा कर उठा लिया 
भ्रोर प्रेमालिगन में ग्रावद्ध करते हुए उसके सारे अपराधों को क्षमा कर डाला । 
भ्रव प्रमु की कृपा का वर्षण करा कर दोनों महापाषियों को शुद्ध कर लेना 
होगा । निताई ने प्तानुतय उनसे कहा-- 

कोन जम्मे थाके यदि 


आमार सुकृति । 
सब दितु माधाईरे 
शनह निश्चित ।। 


मोरे यत अपराध 
किछू तार नाई। 
माया छाड़ कृपा कर 
तोमार माघाई ॥ (चे, मा.) 
श्रवधृत मित्यानन्द का यह कंसा क्षमासुन्दर रूप, और यह कसी परम- 
मध्र प्रेम-लीला ! भक्तगण पुलकाचित देह और श्रनिमेष दृष्ठि से उनकी ओर 
देख रहे हैं। समवेत कण्ठों की आनन्द ध्वनि के मध्य, गौराज़ ने भब मधाई 
को श्रालिगनबद्ध कर डाला, श्रौर उसे प्रेम-मक्ति दान कर कृतार्थ कर डाला । 
जगाई-मवबाई को श्रात्मसात्‌ कर डालने की लीला ने उस दिन श्रवधूत 
नित्यानन्द के प्रभाव को नवद्वीप के मक्तगणों के समक्ष उद्घादित कर डाला । 


५ ८ /£ 


क्षमा और आ्राइवासन पा जाने से ही क्या होता है, मघाई का हृदय नित्य 
तीव्र पश्चात्ताप से दग्ध होता रहा। एक दिन नित्यानन्द के दोनों पर पकड़ 
कर उसने कहा, “प्रभु, मैं इतना नीच हूँ कि तुम्हारे दिव्य भ्रंगों पर आघात 
करके रक्त बहाया है। मेरे इस पाप का प्रायश्चित किस तरह होगा, कृपा करके 
यह भी तो बता डालो ।” नित्यानन्द के चरणों में शरण लेकर, वह बार-बार 


उनकी महिमा की स्तुति कर रहा है । 
११/११ 


€८ ] [ भारत के महान साधक 


दयाल निताई ने अश्रुपूरित नेत्रों से उसकी भ्रोर दृष्टिपात किया। श्रपने 
दिव्य शरीर के आ्ालिगन से उसे आवद्ध करते हुए कहा-- 

शिश्‌ पुत्र मारिले कि 
बापे दुःख पाय। 

एई मत तोमार 
प्रहार मोर गाय ॥॥ 

तुमि कारिले स्तुति, 
इहा देई छाने । 


सेई भक्त ट्इबेंक 
आमार चरणे । 

्रामार प्रमुर॒ तुमि 
श्रनुग्रह पात्र । 


ग्रामाते तोमार दोष 
नाहि तिल मात्र ।। 
ये जन चंतन्य भजे 
सेई मोर प्राण । 
युगे यगे ग्रामि तार 
करि परित्राण। (चें: माः) 
प्रेमावतार नित्यानन्द के श्रालिगन एवं आइवासन को पाकर, मधाई के 
मानो प्राण बच गये। उसके हृदय के ऊपर से मानो एक विज्ञाल पत्थर हट 
गया । उसने निताई के चरणों में निवेदन किया, “दयालु प्रभु, तुमने तो मुझ 
अपने बाहु पाश में जकड़कर ग्राज उद्धार कर डाला | परन्तु अनेक वर्षो' तक 
जो मैंने इतने लोगों की हिछ्ता की है, कितने अपराध किये हैं, उसकी तो कोई 
सीमा एवं गिनती नहीं है । मैं उन लोगों को आज पहचान भी नहीं पाऊँगा ! 
उनके समक्ष मैं ग्रपनी क्षमा प्राथंना किस तरह प्रकट कर सक्गा ? कृपा कर 
मेरे लिये इसका विधान बता दो प्रभु ।” 
नित्यानन्द ने उपाय मी बता दिया । “मधाई, तुम गज से सब्प्रपराध 
मंजनकारी गंगा की सेवा काये का आरम्म करो। गंगा के घाटों पर 
हजारों मुक्तिकामों मक्तों का समावेश होत! है। उनके लिए एक घाट का निर्माण 
कर डालो, तथा दिन-रात गंगा तीर पर निवास करके भक्तों का पदरज एवं 
प्राशीर्वाद ग्रहण करो । 
मधाई ने इस उपदेश का पालन करने में विलम्ब नहीं किया । अपने हाथ 
में एक कुदाली लेकर, वह घाट निर्माण का ब्रती हो गया, तथा गंगा तट पर 


भंवधूत नित्यानन्द ] | &६& 
आगत भक्तों की सेवा में उसने श्रपना जीवन उत्सगं कर डाला। श्रपने द्वारा 
निर्मित इस घाट पर मधाई प्रतिदिन उषाकाल में उठ कर स्नान करता, तथा 
दो लाख नाम-जप समाप्त करता । उसके बाद स्तानाथियों के चरणों में 
मक्तिपूवंक प्रणत होकर, कातर स्वर में निवेदन करता-- 

ज्ञाने वा. भज्ञान यत्त करिनु अपराध 

सकल क्षामिया मोरे करह प्रसाद । 


इसी घाट पर बेठ कर उप्तने एक कठो र-तपा ब्रह्मचारी के रूप में ख्याति 
अ्रजित की । श्राज भी नवद्वीप में 'मधाई का घाट”, पाखंडी मधाई के इस दिव्य 
खूपान्तर की पवित्र स्मृति को हृदय में सजोए हुए है । 

कौतुफी प्रमु, मक्तों के समक्ष अवघृत नित्थानन्द की महिमा के प्रचार के 
लिये व्यग्र हैं। मुस्कराते हुए उन्होंने कहा, “मरारो, तुम्हारे प्रणाम का 
तरीका श्राज दूसरो तरह देख रहा हू ।” 

“प्रभु, सब तुम्हारी ही लीला है। तुमने जिस तरह से दिखाया और 
समझाया, उसी के अनुरूप तो मुझे आचरण करना पड़ा । तुम्हीं ने तो स्वप्न 
में श्राविमत होकर दिखला दिया--ऊक्रि नित्यानन्द तुम्हारे ज्येष्ठ हैं । 

समवेत भक्तों को सुनाते हुए स्नेहयूवंक गौराजड़रू ने कहा, 'मूरारी, तुम 
मेरे, अत्यन्त प्रिय हो, इसीलिये तो नित्यानन्द के तत्व को समझनें का श्रधिकार 
तुम्हें मिला है । 

>< >< >< 

प्रमु के कर्म गीला एवं कृपालीला के प्रवान सहकारी थे वित्यानन्द | कोध 
रहित, परमानन्द रूपी इन विराट पुरुष के कोतेन रप्त से सम्पूर्ण नदिया प्लावित 
था। मनुष्यों के घर-घर वे प्रेम-मक्ति का मोग लेकर घूमते रहते। उन्होंने 
प्रमु द्वारा प्रर्वत्तित मंडली के संगठत को धोरे-धीरे पूर्णाड्र बना डाला । यह 
विराट संगठन शक्ति गौराज्भ के काजीदलन लीला में परम सहायक हो उठी। 
मुसलमान शासनकर्ता के श्रादेश को प्रमान्य करके इस क्षेत्र में प्रकाईय रूप छे 
सर्वप्रयम कीत॑न अनुष्ठान की स्वाधीनता घोषित हुईं । 

बहुत से लोगों ने श्रब प्रमु गौराजड् के चरणों में शरण लेना भ्रारम्म 
किया। वैष्णव मकक्‍त गोष्ठी का आकार भी क्रमश: बड़ा होता गया । परन्तु 
फिर मी उन दिनों पाखंड, पाप।चारी एवं वेष्णः विरोधियों की संख्या उस 
क्षेत्र में कम नहों थी । प्रेम-मक्ति धर्म के नेता निम्माई पंडित को स्वीकृति देने 
के पक्ष में वे नहीं थे । प्रकाइय रूप से वेष्णवों पर नाना प्रकार को लॉांछना 


१०० ] | मारत के महान साधक 


एवं उपहास करते, तथा श्रनेक बार अत्याचार करने में भी उन्हें कोई द्विवा 
नहीं होती थी ॥ 
प्रम ने एक दित गुप्त रूप से नित्यानन्द को अपने पास बुलाया। कहा, 
श्री पाद, मेरे हुदय को इच्छा है कि पापक्लिष्ठ जोव को मैं हरिनाम के महा 
मंत्र का दान करूं, जिससे वे उद्धार पा सके । परन्तु यह कार्य सफल कहाँ 
हो पा रहा है ? हिस। एवं द्वेंष को अग्नि प्रज्वलित करते हुए निन्दक गण 
मेरे विरुद्ध गलत प्रचार करते हुए घूम रहे हैं। इसका एक मात्र प्रतिकार 
है, मेरा संन्यास ग्रहण । संसार का मोग एवं सुख का एकदम त्याग न कर 
देने पर, संसार के जीव मुझे प्रेम की दृष्टि से नहीं देखेंगे, तथा मेरी बात को 
भी कीमत वे नहीं समझेंगे ।” 
नित्यानन्द के सिर पर मानो यह आकस्मिक वजच्ञाघात पड़ी । रूद्ध कण्ठ 
होकर करुण दृष्टि से वे प्रभु को मृत्ति को एकटक देख रहे हैं । 
प्रभु ने समझा, उनके विच्छेंद का पूर्वामास नित्यानन्द को तोब्र श्राघात 
पहुँचा रहा है । सांत्वना देते हुए, उन्होंने प्रेम सिक्त स्वर मे उनसे कहा, --- 
“श्री पाद, सोचो तो, सर्वेव्यापी सन्‍्यासी का कोई झ्त्र्‌ नहीं है। मैं वैसे हो 
सनन्‍्यासी होकर, रो-रो कर लोगों के द्वार-द्वार पर कृष्ण नाम की भिक्षा 
करूंगा । ऐसा हो जाने पर तो वे नाम प्रचार में बाघा डालने के लिये 
प्रावेंगे नहीं ? इसलिये तुम मेरे संन्यास की वात से इस तरह व्यचित न 
ह्ोग्नो । 
नित्यानन्द फिर मी निरूत्तर हो रहे । यह कंसी महा-दुर्देव की बात 
भ्राज उन्हें सुननी पड़ रही है ? किस मुह से वे प्रमु के इस निष्ठर प्रस्ताव 
पर अपनी सम्मति देंगे ? 
प्रमु ने श्रव श्रपने भ्रंतिम अस्त्र का प्रयोग किया। अपने श्राविर्भाव के 
गोपन कारण को बताते हुए उन्होंने श्रवधृत से कहा-- 
इथे तुमि किछ दुःख 
ना पावियो मने । 
विधि देह तुम्रि मोरे 
संच्यास कारणे ॥ 
जगत उद्धार यदि 
चाई करिबारे । 
इहाते निषेध नाहि 
करिवे श्रामारे ॥ 


अंवधूत नित्यानन्द ] | १०३ 


अब तित्यानन्द ने अपता मुह खोला । सजल नेत्रों से प्रेम गदगद स्वर 
में उन्होंने कहा,” प्रभु तुम स्वेच्छामव हो । जिप सिद्धान्त को तुमने मन ही 
मन ध्यिर कर डाला है, उसके विपरीत जा सके, ऐसी शक्ति किसमें है? 
तुम्हारे विछोह से भक्तों की क्‍या गति होगी, शची माँ एवं विष्णु प्रिया को 
कसी छोचनोय भ्रवस्था हो जायगो, केवल यहो मैं सोच रहा हो । अपनी इस 
जीव उद्धार-लीला को वात केवल तुम्हीं जानते हो । जब तुमने सनन्‍्यास ले 
लेने का निर्णय लेही लिया है, तो वही हो। परन्तु अपने मन की बात 
प्पने अंतरंग मक्तों से एक वार कह डालो जिप्तसते अंततः वे इसके लिये प्रस्तुत 
हो सके । 

नित्यानन्द के इस अनुरोध को गोौराज् ने अ्रस्वीकार नहीं किया। 
इसीलिये पाषंदों मे से कई लोगों को इस आराच्छुन्न विच्छेंद को बात उस दिन 
मालूम हो सकी । 


२८ ५ ५ 


ग्ंतत: प्रभु के गृह त्याग का दित मी आ पहुँचा । भक्तों का प्रेम बन्चन' 
सस्‍्नेंहमयी जननी का ग्राकषंण तथा पत्नी का प्रण्य पाश छिलन्न करके वे रास्ते 
पर बाहर निकल पड़े । काटोग्रा नगर में परम भागवत सनन्‍्यासी, केशव 
भारती का आश्रम था। इन्हीं महापुरुष से उन्होंने सन्यास मंत्र को दीक्षा 
ग्रहण की । उनका नवीन नामकरण हुआ--श्नरी कृष्ण चेतत्य । इस समय 
उनके संगी होने के अधिकारी हुए अवधूत नित्यानन्द तथा गदाधर इत्यादि 
पंच पाषंद । 

काटोश्रा जाकर दोक्षा प्रहण करने के पश्चात्‌, श्री चेंतस्य का प्रेम-सिन्धु 
ग्रत्यन्त उत्तातल हो उठा। महामाव-रप्ष में सदा मतवाले रहते। उनके 
हृदय में निरंतर नीलाचल नाथ दाह ब्रह्म का श्रमोध अह्लान प्रतिष्वनित 
होता रहता । इसीलिय अब वे व्याकुल होकर महाधाम नीलाचल की ध्रोर 
श्रग्रस र हुए । 

विर विदा से पूर्व प्रमु, जननी तथा भक्तों के साथ एक बार मिल लेना 
वाहते हैं । उन्होंने नित्यानन्द को बुलाकर कहा, “श्री पाद अरब मैं नवद्वोप 
वापत नहीं जाऊंगा । शांतिपुर मे ही प्रद्वेत आचाये के भवन में प्रतीक्षा 
करूँगा । तुम स्त्रयं जाकर जतती एवं भक्त जन को यह सूचना दे दो धँ 

नित्यानन्द के नवद्वीप पहुँचते हो मक्त वेष्णवों में सर्वत्र भ्रानन्द का 
वातावरण छा गया । समी भ्रभु के संवाद के लिये अत्यन्त ब्यप्र हो उठे। 


१०२ ] | भारत के महान साधक 


समी को आइवस्त करके निताई शची माता को चरण वन्दना हेतु गये । 
प्रभु के घर का दृश्य देखकर उनके लिये धेर्य धारण करना कठिन हो गया। 
पुत्र शोक से माता उन्मत्त प्राय थीं। - निरंतर उनका विताप जारी था। 
बारह दिनों से उन्होंते कोई आहार भी नहीं ग्रहण किया था। विरह॒विधुरा 
विष्णु प्रिया की करूण मूत्ति को देख कर आँसू रोक पाना कठिन था । 
नित्यानन्द ने, दोनों को ही सांत्वना प्रदान की । उसके बाद उन्होंने शची 
माता से कहा, 'माँ री, तुम्हारे उपवास के कारण कृष्ण भी उपवास ही कर 
रहे हैं। तुम स्थिर होकर उठो ओर मोगान्न प्रस्तुत करो। मैं मूख से 
परेशान हो रहा हूं । तुम्हारे रथ का प्रसादान्न खाने की मेरी बड़ी 
ग्रमलाषा हो रही है। मेरे ही साव मक्तगग गी तुम्हारे हो यहाँ प्रसाद 
ग्रहण करेंगे ।”” 
नयनाश्रुओं को पोंछ कर शी ने मोजन बनाना झुहू किया । उद्त दित 
प्रम॒ के ही घर मे नित्यानन्द एवं मक्तमण का भोजन संपन्न हुम्ना। शी 
देवी के लिये मी उपवास मंग न करना संभव नहीं हो सका । उसके बाद 
बची माता एवं मक्त गण के साथ, नित्यानन्द श्रद्वेत के घर प्राये । शांतिपुर में 
उस दिन आनन्द का ज्वार उमड़ पड़ा । 
जनना एवं मक्तगण को नाना प्रकार से सांत्वना देकर चेतन्य पुरी को 
भोर अग्रसर हुए । साथ में केवल अंतरंग मक्त एवं पाषंदगग हो थे। 
नृत्य एवं कोतन करते-करते, सभी सुवर्ण रेखा के तट पर आ पहुँचे । 
प्रभु जल्दी-जल्दी स्तान करके आगे बढ़ चले हैं, भोर मक्तगण थोड़ा पोद्धे 
पीछे आ रहे हैं । इस समय नित्यानन्द एक दुःसाहसी कार्य कर बंठे । 
प्रमु, प्राय: मावाविष्ठ एवं अर्धवाह्य अवस्था में रहते थे, इसलिये अपना 
संन्यास दण्ड उनके लिये ठीक से हाथ में रखना संभव नहीं था । इस कारण 
पंडित जगदानन्द को हो उसे वहन करना पड़ता । उस दिन पंडित को भिक्षा 
के लिय्रे बराहर जाता था, इसलिये प्रभु का दग्ड उत्होंने नित्यावन्द के हाथ में 
तौंप कर उन्हें सतके करते हुए कहा, “ओवाद, प्रमु का यह संन्यास दण्ड 
तुम्दारे पात्र छोड़ जा रहा हूं । इम्ते श्रत्य्त सावबानी के साथ रब्षना। मैं अपी 
गाँवों से मिक्षा संग्रह करके वापस आ रहा हू । 
नित्यानन्द, उस समय मावावेश में विभोर थे, कभी-कभी अधंवाह्म 
प्रवस्था में चले जाते थे। प्रभु का दण्ड हाथ में आते ही उनको चेतना लौट 
आयी । सोचने लगे, जीवों के उद्घार के लिये ही, प्रेमावतार प्रभु का झाविर्भाव 
हुआ है, फिर उन्हें यह दण्ड-क्मण्डलु वहन करने का क्या प्रयोजन है ? सहस्षा, 


अवधघूत नित्यानन्द ] [ १०३ 


उनके अ्रंतर में न जाने कैसी उद्दौपना का संचार हुग्रा, कि हाथ में पकड़ 
हुए दण्ड को उन्होंने टुकड़े-टकड़े कर डाला और नदी के जल में विसजित कर 
डाला । 

वापस आकर पंडित जगदानन्द तो हत॒वाक्‌ हो उठे । मावप्रमत्त श्रवस्था 
में नित्यानन्द ने यह कसा कार्य कर डाला ? प्रभु का संन्यास दण्ड तो एक परम 
पवित्र वस्तु है। उसे टूटा हुआ जानकर तो वे एक भयानक काण्ड ही कर 
डालेंगे । पंडित, संकोच तथा भय से जड़ हो गये । 


कुछ ही देर बाद प्रमु से उनका साक्षात्कार हुआ । दण्ड को टूटा हुआ 
देख कर वे चौंक पड़े । कुद्ध होकर उन्होंने कहा, “किसका ऐसा साहस है, 
कि उसने मेरे दण्ड की ऐसी दुदंशा कर डाली है ?” 


नित्यानन्द उस समय मी माव-विभोर अ्रदस्था में बेठे हुए हैं। गंभीर स्वर 
में उन्होंने उत्तर दिया, ' प्रमु, यह धृष्टता मझसे हुई है। यदि इच्छा हो तो 
तुम इसके लिये दण्ड का विधान करो ! ” 


नित्यानन्द की यह वात सुन कर उन्हें अपने रोष पर काबू करना पढड़ा। 
स्व पाप-म॒क्त अवधृत की यह कसी लीला है, कौन कह सकता है ? इसके 
अलावा, चंतन्य उन्हें ज्येष्ठ श्राता का सम्मान देते रहे हैं। इसलिये भावावेश 
में दण्ड मंग करने के ग्रपराव में दण्डित करने का उपाय ही क्‍या है ? 


उन्होंने मात्र इतना ही कहा, “इस पृथिवी पर एकमात्र यह दण्ड ही मेरा 
प्रधान अवलम्बन था । कृष्ण की इच्छा से आज वह मी टूट कर टुकड़े -टुकड़े 
हो गया । अच्छा ही हुआ । अब किसी के साथ भी मेरा कोई संपर्क नहीं रहा । 
भ्रबसे मैं अकेला ही मार्ग पर चलू गा, श्र ग्रगर तुम लोग भी यदि नीलाचल 
जाना चाहते हो, तो मुझसे अलग रह कर चलो । 


मंततः इस व्यवस्था को भक्तों को मानना हो पड़ा । प्रभु के आगे रवाना 
हो जाने पर मक्तगण उनके पीछें-पीछे चले । 


जलेश्वर ग्राम में शिव का एक जाग्रत विग्रह विद्यमान है । - यहाँ पहुंचते 
ही प्रमु एक नये भाव से उद्दीप्त हो उठे । कीतेन एवं उद्ृण्ड नतंन के फलस्वरूप 
वहाँ लोगों की भीड़ जुट गयी । 

तम तक ग्रनुसरतकारी परिकरगण वहाँ श्राकर उपस्थित हो गये। 


मक्तप्रवर के मधुर कीर्तन एवं भावाविष्ठ प्रभु के नृत्य ने एक अपूब झ्ानन्द- 
दायक परिवेश की सृष्टि कर डाली । 


१०४ ] [ मारत के भहान साधक 


श्री चैतन्य फा अन्तर परम प्रसन्नता से मर उठा । संन्यास दण्ड के भंग 
हो जाने के फलस्वरूप जितने भी क्रोध का संचार हुआ था, श्रव॒ तक वह 5६7 
हो चुका था। अ्रब तित्यानन्द को उन्होंने पास बुलाकर प्रेम सिक्त स्वर में 
झनयोग दिया-- 


कोथा तुमि आममारे 
करिबे संवरण । 
ये मते आमार हथय 
संन्यातपत॒ रक्षण ॥। 
आरो आमा पागल 
करिते तुमि चाग्रो । 
श्रार यदि कर तबे 
मोर माथा खाओ ॥॥ 
येनोी कर तुमि शआरामा 
तेन आमि हुई । 
सत्य सत्य. एईए. आमि 
समास्थाने कई |; 
प्रमु के श्रोमख् से इन कई बातों से अवधूत नित्यानन्द के माहात्म्य एव 
तत्त्व की बात प्रस्फूटित हो उठी है । 
चेतन्य, एकाको, सबसे पहले नीलाचल पहुँच गये । उंस दिन जगन्नाथ 
मंदिर में एक अ्रमृतपूर्व दृश्य दृष्टिगोचर हुआ । श्री विग्रह के दर्शन मात्र से 
प्रमु प्रेम विह वल हो उठे । सारे शरीर में भ्रष्ट सात्तिवक विकारों के लक्षण 
दिखायी पड़ने लगे। थोड़ी ही देर में उनका दिव्य कांति शरीर संज्ञाशुन्य 
होकर घरती पर लोट पड़ा । राज पंडित वासुदेव सावंभौम, इस समय मंदिर 
के गर्भगृह में उपस्थित थे। तरुण संन्यासी के इस भ्रद्धू त प्रेम विकार को देख 
कर उनके विस्मय की सीमा नहीं रही । परिचारकों की सहायता से उन्हें वे 
यत्नपू्वंक अपने कक्ष पर ले गये । 


नित्यानन्द एवं ग्रन्य साथी जो पीछे पड़ गये थे, श्रबतक प्रभु के पास ग्रा 
गये थे। चंतन्य एवं उनके विशिष्ट भक्तों का परिचय पाकर सावंमभौम के 
श्रानन्‍्द की सीमा नहीं रहो । चेतन्य एवं नित्यानन्द, इन दोनों को ही परम 
यलपूर्वक अपना अतिथि बताया । 

मावप्रधांन नित्यानन्द को संमाल पाना अत्यन्त कठिन कार्य था। कभी 
उनका प्रेमावेश उद्याम हो उठता तो कभी वे श्रपने उदहृण्ड नतंन-कीतन एवं 


अ्रवधृत नित्यानन्द | [ १०५ 


हुकार से समी को चकित कर डालते । एक दिन तो भावाविष्ठ होकर उन्होंने 
जगन्नाथ मंदिर में एक तमाशा ही कर डाला । मंदिर गर्भगृह में खड़ें नित्यानन्द 
उस दिन कीतंन कर रहे थे। साथ में उनके सहयोगी भी थे। सहसा वे 
महामाव से उद्दीपित हो उठे । प्रेम प्रमत्त भ्रवधृत के हुंकार से सभी मीत 
एवं चकित हो उठे । भाव की प्रगाढ़ता में प्रचण्ड वेग से जगन्ताथ-बलराम 
विग्रह-द्य को ग्रालिगन करने के लिये दौड़े | मंदिर के परिचारकगण सभी 
दोड़ पड़े, परन्तु उन्हें रोकना संभव नहीं हो सका । वेदी के ऊपर चढ़ कर, 
अवधूत नित्यानन्द ने बलराम विग्रह को श्रालिगनवद्ध कर डाला, श्रौर उनकी 
माला निकाल कर श्रपने गले में डाल ली। उस समय वे ईश्वरीय भाव से 
उद्दीपित थे तथा उनका शरीर दिव्य आनंद की घटा से उद्धासित था। मक्त 
एवं परिचारकों की समवेत जयध्वनि से श्री मदिर मुखरित हो उठा | 

नित्यानन्द का यह प्रेम-प्रपत्त माव उस समय नीलाचलवासियों के विस्मय 
का उद्रक करने लगा। चेतन्य के प्रधात पाषंद के रूप में, वे सवंत्र असामान्य 
मर्यादा के ग्रधिकारी हो गये । 


चतन्य ने दाक्षिणात्य के भ्रमण का संकल्प किया है। भकक्‍त तथा पाषंदों 
में से किसी को उन्हें साथ ले जाने की इच्छा नहीं है। सभी से उन्होंने कहा, 
सेतुबन्ध से नहीं वापस झा जाने तक वे समी उनकी नोलाचल में ही प्रतीक्षा 
कर । नित्यानन्द ने आपत्ति की । कहा, “यह कंसी बात है, प्रमु, एकाकी जाना, 
तुम्हारे लिय किस तरह संभव है ? तुम्हें तो प्रायः हो बाह्यज्ञान नहीं रहता, 
कब कौन विपत्ति झा जायगी, कौन जानता है ? किसी को तुम्हें साथ लेना 
हां द्वोगा । दाक्षिणात्य के सभी मार्गों से मैं पूर्णतया परिचित हूँ। वहाँ 
के तीर्थों की परिक्रमा मैं पहले ही कर चुका हूंँ। मुझे हो श्रपने साथ 
जाने दो ।” 


चतन्य इस प्रध्ताव पर राजी नहीं हैं। इस भ्रमण के समय उन्हें बहुत से 
कार्यो का साधन करना होगा, बहुत मे लोगों का उद्धार करना होगा। इस 
समय वे मुक्त एवं स्वतन्त्र होकर ही चलना चाहते हैं। नित्यानन्द के स्नेह 
बंबन में अपने को बाँध कर रखना उन्हें स्वीकाये नहीं है-- 
प्रमु कहे आमि नतंक 
तुमि सृत्रधार। 
येछेू.. तुमि नाचाह 
तैछे नत्तेंन आमार ।। 
११/१४ 


१०६ ] [ भारत के महान साधक 


संन्‍्पास करि शभ्रामसि 
चलिलाम वृन्दावन । 
तुमि आमा लेया-- 
आइला अद्वत भवन ।। 
नोीलाचल भ्रासिते तुमि 
भांगिले मोर दण्ड | 
तोमार सबार गाढ़ स्नेहे 
प्रासार कार्य भंग ।। 
साथी के रूप मे किसी अन्य भक्त को साथ ले जाने का प्रस्ताव भी उन्होंने 
टाल दिया | ग्रव नित्याननद ने विनती करते हुए वहा, “ठीक है, हम श्रंतरगों 
के दल से मले ही तुम किसी को न ले जाओ, परन्तु परिचारक एवं साथी के 
रूप में किसी एक को साथ लेना ही होगा । 
नित्यानन्द के इस श्रनुरोध को टालने का कोई उपाय नहीं था । श्रंतत 
प्रमु ने स्वीकार करते हुए कहा, 'श्रीपाद, तव एंसा ही हो, तुम्हारी ही इच्छा 
पूर्ण हो । 
प्रभु, दाक्षिणात्य एवं भ्रन्यान्य स्थानों वे भ्रमण के पश्चात्‌ श्री क्षेत्र 
वापस लौट आये । उनके इस दीर्घ परिक्रमा का उहश्य कम म त्वपूर्ण नहीं 
था। व्रजरस-तत्त्व के म्ज्ञ रामानन्द राय को उन्होंने इस यात्रा में आत्मसात 
किया एवं प्रेम-घमं के बीज का सारे दक्षिण तथा पद्दिम भारत मे वपन 
करके वे लौट आये | 
महाघाम नोलाचल में चंतन्य के लीला नाट्य का मंच धीरे-घीरे प्रस्तुत हो 
रहा है। भारत के दूर-दूर के क्षेत्रों की उन्होंने पंदल ही परिक्रमा करके 
लोगों को कृष्ण नाम से उदबुद्ध कर डाला है। अब उनकी दृष्टि श्रपनी 
मातृमूमि गौड़ पर पड़ी। यहाँ के जन-समाज पर तांत्रिक प्रभाव अत्यन्त 
प्रबल था । नव्यन्याय के तके एवं वाद-विवाद से पंडित समाज सवंदा मखरित 
रहता । साधारण मानव के जीवन में नोतिधर्म एवं शरणागति का संकेत 
मात्र मी खोज पाना दुलेम था! इसी कारण अपनी इस जन्मभमि में 
अपने नवीन धर्म का प्रचार न करना केसे संभव हो सकेगा ? प्रश्न, सारे 
गोड़ देश का मंधन करके, प्रेम-मक्ति का अमृत उड़लने के लिये व्य्र 
हो उठ । 
परन्तु, इस विराट कार्य का भार वे किसे सौपेंगे ? प्रभ, स्वयं तो 
सन्‍्यास ग्रहण करके, स्थायी रूप से पुरी धाम में निवांस कर रहे हैं। उच्च 


अवधूत नित्यानन्द ] | १०७ 


कोटि के भक्त एवं साधकों भें से मी ग्रनेक उन्हीं के पदर्चिक्नों का अनुसरण 
करते हुए संन्यासी हो चुके हैं। अनेक की यह घारणा बन चुकी है कि प्रभु 
के वास्तविक अनु गामी होने के लिये, गृहस्थ-धर्म का अवलस्बन न करना हों 
श्रेयस्कर होगा । 

केवल अद्वत, गृहस्थ के रूप में गौड़ में निवास कर रहे हैं। प्रमु के 
विशिष्ट एवं श्रेष्ठ ममंज्ञ एवं व्याख्याता के रूप में वे परिचित हैँ। गोड़ीय 
मक्त समाज उनके ज॑से महापुरुष को पाकर धग्य हो चुका है, इसमें संदेह 
नहीं । परन्तु अद्वत वृद्ध हो चके हैं, भऔौर इस विशाल वेष्णव संगठन का 
भार ले सकने की उनकी अवस्था नहीं रह गयी है। इसके शअ्रलावा, गौड़ 
देश में ज्ञान पन्‍थी पंडितों का ही बोलवाला है। इनको आत्मसात्‌ करने 
हेतु प्रेमधन मूत्ति निताई जैसे नेता का ही प्रयोजन है । इसीलिये, प्रमु ने 
मन ही मन सोचा कि यह गुरुमार वे नित्यानन्द को ही देंगे । 

निताई, प्रमु के अभिन्न हृदय सहकारी हैं। मक्त-गण उन्हें प्रमु का 
द्वितोय कलेवर कह कर सोचने के गअम्यस्त हो चुके हैं। नवीन माव का 
उद्बोधन कराने तथा नवगठित वंष्णव समाज में नृतन उद्दीपना एवं रस्त-तरंग 
की सृष्टि करने हेतु उनके जैसा समथं पुदष भ्रोर कौन है? सारी बातें 
सोच कर किप्ती निर्णय पर पहुंचने में प्रमु को विलम्ब नहों हुआ । 

नित्यानन्द को एक दिन अकेले बुला कर वे कहने लगे, “श्रो पाद, मेरे 
दुःख की सोमा नहीं है । मैंने सत्रय हो घोषणा की है कि विद्वान-मूखे, 
ब्राह्म ग-चाण्डाल, घतीडदरिद्र सभी को श्रात्मसात्‌ करके हरिमक्ति एवं प्रेम-घर्म 
का वितरण करूँगा । परन्तु उसका कोई उपाय मैं नहीं देख पा रहा हु । 
मैं तो संन्यासी हो चुका हूँ, गृहस्थों के साथ मेरा कोई संबन्ध नहीं रह गया 
है। तुम भी यदि समाज से संवन्ध विच्छेद कर लोगे तथा उदासोन हो 
जाओगे तब पतित एवं अमाजनों की गति क्‍या होगी ? उनका उद्धार कौन 
करेगा ? तुम्हारा इस तरह हाथ खीच लेने से तो काम नहीं चल सकेग। । 
श्रीपाद, मेरी बात मानों। तुम गोड़ देश वापस चले जाओ तथा वहाँ 
जाकर गृहस्थ-धर्म में प्रवेश करो, एवं समाज की ऊप्तर भूमि में प्रेम-मक्ति 
का अमृत-प्रबाह उड़ेल दो ।”” 

यह कंसा निमंम श्रादेश ! प्रमु की बातें सुनते ही नित्यानन्द मर्माहत 
एवं स्तब्ध होकर खड़े हैं। यह तो आकस्मिक वज्भपात के सदृश है। 
अत्यन्त छोटी उमर में वे गृहत्याग करके निकल पड़े हैं, तथा संन्यास एवं 
प्रवधुत जीवन के माध्यम से भागवत प्रेंम के परम माबुयं की तलाश में घूमते 


१०८ ] [| भारत के महान साधक 


रहे हैं। अब तक के सारे महान आदर्शों को तिलाञ्जलि देकर भक्ष॑त में 
विवाह करके गाहंस्थ्य-जीवन-यापन करना होगा ? 
इस ब।त को मो निताई समझ चुके हैं कि प्रमु के जीव-ऊद्धार ब्रत के वे 
एक बड़े सहयोगी हैं। इस ब्रत के साधन हेतु किसी प्रकार के दुःख एवं 
त्याग को स्वीकार करने में उन्हें पीछे नहीं हटना है, यह भी सत्य है । प्रभु 
का झ्राज का आदेश एकदम स्पष्ट एवं द्विधाहीन है। निताई के लिये यह 
आदेश जितना भी कष्टकर हो, परन्तु उसे अ्रमान्य करने का तो प्रद्न ही नहीं 
उठता । इसलिए सिर झुका कर उन्होंने इस श्रादेश को ग्रहण किया । 
सवंजनवं दित ग्रवधूत नित्यानन्द उस दिन प्रभु द्वारा प्रदत्त श्रृद्धलाश्रों में 
बंधने को प्रस्तुत हो गये । 
निताई गौड़ की श्रोर चल पड़े । उनके साथ प्रेम-धर्म-प्रधार के लिये 
उपयुक्त दल भी साथ चला, जिनमें प्रमुख थे-- रामदास, गदाघर दास, 
सुन्दरानन्द, परमेदवर दास तथा पुरुषोत्तम दास । 
नित्यानन्द नवीन उद्दीपना से उन्मत्त हैं, तथा रसावेष से श्रानंद चंचल । 
उन्होंने भक्त-परिकर लोगों में मो इस समय एक श्राइचयेंजनक प्रलौकिक 
शक्ति का संचार कर डाला। उसके बाद मावविह्नल साथियों के साथ उहृण्ड 
नृत्य करते-करते गौड़ में श्राकर उपस्थित हुए । 
गौड़ देश में उस समय नित्यानन्द का आविर्माव प्रेमदाता 'दयाल निताई' 
के रूप मे हुआ। मुवनमोहन दिव्य कांति है उनकी तथा नर्तन-कीतंन 
उललासमय है, पुलकाश्नुओं से प्रेम की घारा वह रही है, तथा वे श्रद्धत 
सात्विक विकारों से युक्त हैँ । इन अलौकिक पुरुष के सान्निध्य में झ्राकर भक्तों 
को साक्षात्‌ रूप से भागवत प्रेम के स्पर्श का अनुभव होता है। उनके दिव्य 
प्रेम का दर्शत कर उस दिन सारे लोग मतवाले हो उठे तथा उनके दुष्टि संपात 
एवं हाथों के स्पर्श से समी प्रेम प्रमत्त हो उठे । उस दिन गौड़ में प्रेमावतार 
नित्यातर्द प्रभु मानो मागवती साधना के एक शतदल के रूप मे विराजित हैं 
श्रौर उनके मघु के लोभ से दूर-दूर से मक्तदल एकत्रित हो रहा है । 
उस समय नित्यानन्द का वर्णन करते हुए तथा उनके ऐश्वयं एवं करूणा 
का दिग्द्शन कराते हुए वृन्दावन दास ने लिखा है-- 
याहारे करेन दृष्टि 
नाचिते नाचिते ! 
सेई प्रेमे ढलिया 
पड़ने पथिवीते ॥ 


अवधूत नित्यानन्द ] [ १०६ 


यह एक अद्भुत शाक्ति संचारण था । नाचते-गाते, रोते एवं हुंकार करते 
हुए उस दिन सारे गौड़ में एक अपूव॑ प्रेम तरंग की सृष्टि कर डाली । 


पानिहाटी ग्राम के राबव पंडित के घर आकर वे उपस्थित हैं। चारों 
श्रोर अगणित पाषंदों एवं भक्तों की मीड़ है। कोतंनानन्द का अविराम 
स्रोत वह रहा है। सहसा, वे ईह्वरीय भाव से उद्दीपत हो उठे। भक्तों 
को उन्होंने प्रादेश दिया, कि अ्रभी उन्हें समारोह पूर्वक अभिषेक कराना होगा । 
घड़े घड़े गंगाजल लाकर नित्यानन्द का अ्रभिषेक सम्पश्त हुआ। गले में 
वनमाला, तथा चौको के ऊपर वे बैठे हुए हैं तथा राघव पंडित उनके सिर पर 
छत्र लगाये हुए खड़े हैं। भक्तों के कीत॑न एवं उललासपूर्ण ध्वनि से चारों दिशाएं 
ध्वनित हो रही हैं । 
जनश्रुति है कि उस दिन राघव पंडित के घर पर लीलाकोतुकी 
नित्यानरद ने एक अलौकिक काण्ड की सृष्टि कर डाली | पंडित की श्रोर देख 
कर उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, “पंडित, शीघ्र मेरे लिये एक कदंब माला गू थ 
कर ले आश्रो । कदम्ब मेरे लिये भ्रत्यन्त प्रिय है ।* 


राघव महान संकट से पड़ गये । बिता मौसम के उन्हें कदम्ब कहाँ प्राप्त हो 
सकेगा ? बार-बार हाथ जोड़ कर यह बात दुहराने पर भी उन्हें छुट्टी नहीं 
मिल सकी । नित्यानन्द ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, पंडित, एक बार 
घर के मीतर तो जाकर देखो। तलाश करो । अकस्मात्‌ कहीं यह फूल 
खिला हुआ भी तो हो सकता है।' 


महान श्राइचय ! राघव पंडित ने देखा, श्रागन के एक कोने में एक नोबु 
के पेड़ में कई कदम्ब के फूल खिल रहे हैं। विस्मय से हत्‌ वाक राघव ने किसी 
तरह अपने को नियंत्रित करते हुए माला गथी। इसके बाद, सबके सामने 
उसे नित्यानन्द के गले में डाल दिया । 


उस दिन के कीतेन में नित्यानन्द ने एक श्रौर अलौकिक लीला कर डाली 
थी, ऐसी किवदन्ती है। कीर्तन रत भक्तों को सहसा दमनक पुष्प की तीत्र 
सुगन्ध का प्रनुभव हुआ । विस्मित होकर समी एक दूसरे का मुह देखने 
लगे । नित्यानन्द ने इस रहस्य का मर्म स्वतः हो कहा-- 
चेतन्य गोसाई आ्राज शुनिते कीर्तन । 
नीलाबल हैते करिलेन आगमन । 


सर्वागें परिया दिव्य दमनक माला। 
एफ वक्षे अवलम्ब करिया रहिला ॥। 


११० ] [ भारत के महान साधक 


सेई श्री श्रंगेर दिव्य दमनक गन्धे। 
चतुदिक पूर्ण हद आछये प्रानन्दे !। 
तोमा सबाकार नृत्य कीतंन देखिते। 
श्रापने आइसे प्रमु नीलाचल हैते ॥॥ 
एतेके तोमरा स्व कायें परिहरि। 
तिरवधि कृष्ण गाओ्नो आथना पासरि॥ 
निरवधि श्री क्ृष्णचंतन्य चन्द्र-यशे । 
समार शरीर पूर्ण हअक प्रेमरसे ।॥। 


नित्यानन्द के प्रेमदृष्टिपात से उस दिन, समवेत भक्तगण में एक श्रपरूप 
दिव्य भाव का संचार हो गया था, तथा कीतेन क्षेत्र में स्वर्गीय आनन्द का ज्वार 
उमड़ पड़ा था। उनके अपरूप ऐश्वयँ-प्रकाश के फलस्वरूप हर आदमी, उस 
दिन प्रेमावेश से ग्रात्महारा हो उठा था-- 
अ्श्रु, कम्प, स्तम्म, धर्म, 
पुलक हुंकार । 
स्वर्भंग,, वेवर्णं गजन 
घिहसार ।। 
श्री प्रानन्द मूच्चछा ग्रादि 
यत प्रेम भाव । 
भागवते कहे. यत 


कृष्ण भ्रनुराग ॥। 
सभार शरीरे पूर्ण 


हेइल सकल | 

हेन नित्यानन्द स्वरूपेर 
प्रेम बल ।। 

ये दिके देखेन 


नित्यानन्द महाशय । 
सेई दिके महाप्रेम-- 
भक्ति वृष्टि हय॥ 


पानिहादि में प्रायः तीवत मास तक नाना लीला विलास के उपरान्त, 
नित्यानन्द खड़दह चले श्राये । वहां भी आनन्द की हाठ स्थापित हो गयी । 
इस हाठ में क्रता थे छोटे से बड़ जनसाधारण, विक्रता नित्य।नन्द घश्लौर परम 


प्रवधुत निल्‍्यानन्द ] [ १११ 


चंतन्य प्रभु | सुरघुनी के तठ पर निताई ने कीत्तन आरंभ किया-- 


मज गोौराज़ु कह गोरा 
लह गोराड्रेर नाम । 
ये भजे गोौराज् चाँद 
से हय प्रामार प्राण ॥। 
प्रेमदाता दयाल निताई” का यह एक झ्रपरूप रूप था । गुरु गम्मीर तत्वों 
कां श्राइंबर नहीं है, सूक्ष्म तंत्त्तों का विचार विश्लेषण नहीं है, केवल भावोद्वल 
कोर्तेत-नतन एवं नयनाश्र॒श्रों की धारा है। प्राचाण्डाल वे प्रेम वितरण करते 
रहते, कभी माटी में लोढकर तो कभी लोगों के गले में बांहे डाल कर रोते- 
रोते वे कहते, “माई, दया कर के एक बार कृष्ण को भजो, गौरांग को भजों । 
बिना मूल्य मुझे सवंदा के लिए खरीद लो । मुझे अपना दासानुदास बना लो, 
भाई ।” 


देव प्रतिम महासाधक की यह कसी हृदय विदारक दोनता एवं प्राति ! 
जो भी इस दृश्य का दर्शंत करता, उसके लिये नयनाश्रुप्रों को रोक पाना 
कठिन हो जाता । नित्यानन्द को खरीद लेना तो दूर की बात, क्षण भर में ही 
वह उन्हीं के चरणों पर विक्रीत हो उठता | प्रेमिक श्रवधूत का प्रेम जिस 
तरह स्वर्गीय था, उसी तरह उनको प्रचार पद्धति भी अभिनव थी । भागीरथी 
के दोनों तटों पर इस्ती तरह उन्होंने हरिनाम-प्रेम महोत्सव का जागरण 
कर डाला | 

सवंत्र यह संवाद फंल गया कि, पतितपावन के रूप में गौड़देश में नित्या- 
नन्‍्द का आविर्माव हो गया है 4 पश्राचाण्डाल, नाम सुधा का वितरण करके वे 
जीव के उद्धार का साधन प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रलौकिक थी उनकी शक्ति, 
अपरिमेय था उनका जीव-प्रेम, एवं साथ ही वे प्रभु चैतन्य के द्वितीय कलेवर 
भी थे । जगह-जगह लोगों के दल के दल इन प्रेमधर्म प्रवत्तंक विराट पुरुष के 
दश नाथ मीड़ लगाने लगें । 

प्रेम सरोवर में निताई सववदा डूबे हुए हैं-- प्रेम रसके ही तरंग भंग से 
वे सदा मस्त हैं । उनके ह॒द पद्म पर नये-तये भावों का दल विकसित हो कर 
नये-नये लोला तरंगों का उद्वोधन करता रहता । 


अकस्मात्‌ इस सववेत्यागी भ्रवधृूत को न जाने क्‍या सुझी कि वे मनोहर 
नागर के वेश में सज्जित होंगे, तथा सारे प्रलंकारों से मूषित हो वे देश में 
यत्र-तत्र बिचरण करेंगे । इस भद्मृत इच्छा के जाग्रत हो जाने के उपरान्त 


११२ ) [ मारत के महान साधक 


वस्त्रामषण संग्रह करने मे विलम्ब नहीं हुआ । एक तो यू' ही शरीर गोरा और 
कांतिपूर्ण था, भश्रव नील वसनों से सज्जित होकर शरीर श्लोर भी नयनाभिराम 
हो उठा । गले में रत्नहार, हाथ में सुवर्ण वलय तथा उंगलियों में कई रत्न जड़ी 
हुई भ्ंगूठियाँ तथा चरणों में रमणीय रोप्य नूपुर। शरीर चंदन चचित तथा 
ललाट पर तिलक चिह्न श्रंकित हो गया तथा गले में पहनायी गयो मल्लिका 
मालती की शुञ्र सुगन्घित माला । इस दिव्य तथा मोहन वेष्ठा में उनके नृत्य 
की भंगी एक बार जो देखता वही मोहित हो जाता । नित्यानन्द के मुवनमंगल 
कीत॑न का एक बार जो श्रवण करता--- उसका सारा प्रंतर सदा के लिए बन्दी 
हो जाता । 


उनका परिषद दल भी कम रंगीला नहीं था । मनोहर ब्रज राखाल के 
वेश में वे सदा सज्जित रहते । वसन-भूषण की उनके लिये भी कमी नहीं थी । 
गले में गुडजा माला, हाथों में शिद्धा, वेत्र एवं वंशी लेकर वे लोग शहर तथा 
जनपद में सवेत्र घूमते रहते । इन परिकरों में एक-एक मानो भस्माच्छादित वह्ति 
हों । श्रनौकिक प्रेम एवं शक्ति के नाना प्रकाश दिखला कर तथा भक्ति रस 
के प्रवाह को उद्वेलित करते हुये उन्होंने सारे गौड़ देश में चांचल्य का सृजन 
कर डाला । 


खड़दह इत्यादि क्षेत्रों की परिक्रमा करते हुए नित्यानन्द, सप्तग्राम पहुँचे । 
यहाँ त्रिवेणी के घाट पर परम भमक्‍त उद्धारण दत्त के साथ उनका साक्षात्कार 
हुआ । साक्षात्‌ मात्र से वे आत्मसात्‌ हो गये । उद्धारण ने अपने को पूर्णतया 
नित्यानन्द के चरणों में निवेदित कर डाला | श्रतुल ऐश्वयें का त्याग कर घे 
उनके पाश्वचर हो गये । ग्रवधृत की नतंन-कीत्तंत एवं श्रानन्द-लीला निरंतर 
श्रनुष्ठित होती रही । उद्धारण दत्त, यहाँ के वणिक-समाज के नेता थे । इन्ह्दीं 
के प्रमाव से गौड़ीय वणिकगण, नित्यानन्द का आश्रय ग्रहण कर घन्य हो 
गये । बंगाल के हिन्दू समाज में उन दिनों भी इनका हुबका-पानी नहीं था। 
नित्यानन्द ने इनको नयी मर्यादा दी, तथा नवीन घधमं के प्रवत्त॑न से सुवर्ण 
वरणिकगण उनके परम सहायक हो उठे । 


नाम-प्रेम की झंकार से सप्तग्राम क्षेत्र को मतवाला बनाकर, निताई, 
शांतिपुर भ्राकर उपस्थित हुए। उनके दर्शन से श्रद्वेत के श्रानन्द की सीमा नहीं 
रही । उत्साहपूवंक दोनों बाँहें फैलाकर उन्होंने उनका प्रालिगन किया दोनों 


मावमत्त महेमिकों के हुंकार एवं ऋरचत जे, उस दिन, झांतिपुर में एक अ्रप - 
रूप दृश्य की भ्रवतारणां हो गयी । 


प्रवधृत नित्या नन्‍्द ] [ ११३ 


उप्त दित वद्ग अचार ग्रद्वेत प्रम के मख स नित्यानन्द की स्तुति सुनाई 
पड़ी -- 


तुम्ि नित्यानन्द मरत्ति 


नित्यानन्द नाम । 
मत्तिमम्त तुत्रि 

चैतस्येर गणग्राम ॥। 
सर्वे जीव परित्राण 

तुमि महासेतु । 
महा प्रलये ते तुमि 

सत्य-घम्म सेतु !। 
तुमि से बुझाग्रो 

चतन्येर प्रेममक्ति । 
तुमि से चेतन्य-वक्षे 

धर पूर्ण दक्ति । (चं० मा०) 


नव्रद्वीप के मक्तगण बीच बीच में नित्यानग्द के दर्शन पाते एवं आनन्द से 
ग्रधीर हो उठते | गौर-लीलामूपि में प्रेममक्ति-रस का नया ज्वार उमड़ पड़ा । 
प्रधानत: महावली नित्यानन्द की प्रेरणा से वहाँ गौरांग मजन का लाम्र विस्ता- 
रित होने लगा । 

एक वार निश्यानन्द नवद्वीप में हिरण्य पंडित के घर में निवास कर रहे 
थे। पंडित दरिद्र होने पर मी बड़ें सात्विक एवं मक्त थे | प्रत्यन्त आग्रह॒पूर्वक 
उतहोंते अयने को नित्यानन्द की सेवा में समवित कर डाला । स्वयं दरिद्र 
वेष्णव होने पर मी डकीतों की दृष्टि उनके घर पर पड़ी । नित्यानन्द की वेश- 
मृषा ग्रत्यन्त आडम्बर पूर्ण थी । गले, हाथ और पैर के अनेक सोने तथा चांदी 
के उनके पास आमूषण थे । भक्तों के उपहार मी कम नहीं श्राते थे । इतना 
अवरप था कि इन समी वस्तुओं के लिये नित्यानन्द को कोई चिता नहीं थी । 
वे तो दिन-रात नाम-प्रेम में ही मतवाले रहते । 

इन डकतों का नेता एक तरुण ब्राह्मण था । नर-हत्या तथा घर फक देना 
इत्यादि ऐसा कोई कार्य नहीं था जिससे उसे परहेज हो । दल-बल के साथ एक 
दित वेद हिरण्प पंडित के घर के पीछे छिप गया | उप्तकी मंशा यही थी कि 
प्रवपर मिलते ही वह नित्यानन्द को मार कर उनके आमषण तथा झरुपये- 
पैसे समी लूठ लेगा । 
११/१५ 


११४ ] [ भारत के महान साधक 


रात भ्रघिक नहीं बीतो थी । डर्कतों ने निदचय किया कि मध्यन्रात्रि में 
ध्राक्रमण दारू करेंगे । परन्तु थोड़ी ही देर बाद, पता नहीं कैसे, वे एक विचित्र 
नींद से प्रचेत न-जैसे हो गये । उनकी यह रहस्यमय निद्रा टूटी प्रमात में जब 
कि सूर्य की किरणे छिटक रही थो । उस समय वे जल्दी-जल्दी खिसक गये । 


परन्तु दस्युदल ने लगभग जिद-सी पकड़ ली । एक बार फिर वे घातक 
प्रसत्रों के साथ वहाँ डाका डालने पहुंच गये । परन्तु यह कसा आदइचयेंजनक 
काण्ड ! घर के चारों ओर, इस वार, पता नहीं कौन पहरा दे रहा है। लम्बे- 
चौड़े, सुन्दर रक्षियों का यह दल है, और उनके हाथों में मी घातक प्रस्त्र हैं। 
उस दिन भी उन्हें लूट का अवसर नहीं मिल सका । डरकश वे वापस लौट 
गये । 
तीसरे दिन भी रात में वे श्राकर उपस्थित हो गये । शोर-गल करते हुए 
आंगन में घसते हो दोख पड़ा कि किसी अदुृध्य शक्ति के प्रभाव से उनस भी 
की श्राँखें प्रकस्मात्‌ भ्रंघी हो गयो हैं। डरे हुए तथा अमित डर्कत अपने में हो 
घर-पकड़ तथा मारपीट करने लगे । इसके अलावा तेज आँधी तथा उपल 
ब॒ध्टि आरंभ हो गयी । बड़ी कठिनाई से वे किसी तरह पंडित के घर से बाहर 
निकलने में सफल हो सके ! 
प्रव डक्तों में वास्तविक मय का संचार हुआ । फिर क्या यह नाम- 
कफोतन का मतवाला, नित्यानन्द बिल्कुल साधारण साधक नहीं है । निश्चित रूप से 
उसी के शक्ति के बल से इन तीन दिनों की घटनाएँ घटी हैं । दस्यु-दल के 
सरदार ने अपने सहयोगियों के साथ नित्यानन्द के चरणों में आत्म-समपंण 
किया । पिछले कई दिनों घटी धटनाश्रों का वर्णन करते हुए उसने कहा, 
प्रमु, मैं महापातकी हू, आपके आभूषणों के लोभ में पड़कर पंडित का घर 
लूटने के लिए आया था । मेरे पापों की कोई सीमा नहीं है। अप कृपामय 
हैं. इस प्रधम को अपने चरणों में स्थान दीजिए ।” 
दस्पु ब्रह्मण को आलिगन करते हुए श्रवधृत नित्यानन्द ने फहा, “बाबा, 
नुम्हें क्षमा नहीं कर गा, तो और किसे करूँगा ? तुम तो महामाग्यवान हो जो 
कृष्ण कृपा के फलस्वरूप, इन तीन दिनों तक कृष्ण के ऐश्वर्य-प्रकाश को इस 
“रह देख सके हो । ऐसी वस्तु, कितने आदमियों को देखने को मिलती है, 
माई ? तुम ग्रत्र लूद-पाट तथा नरह॒त्या बन्द करके पाषियों को धम के मार्ग 
पर ले आग्रो ! 
अपने गले की माना दस्यु सरदार के गले में डालते हुए, दयाल निताई ने 
उसे आलिगनदद्ध कर लिया। नित्यानन्द की कृपा से, उत्तरकाल में वह एक 


अवधूत नित्यानम्द | [ ११५ 


परम मागवत के रूप में परिणत हो गया, तथा प्रधुकम्प, पुलक्ादि साह्विक 
विकारों का स्फुरण उसके श्रन्दर हो गया । 
>< >< >< 

गौड़ आने के बाद से नित्यानन्द ने जित प्राइचयेंजनक काण्डों को शुरु 
किया, उससे चारों ओर हलचल-पी मच गयी । सुवर्णवणिकगण तत्कालीन 
गौड़ीय समाज में हेय दृष्टि से देखे जाते थे । उन्होंने उन'ःसमी को आत्मसात कर 
लिया । वणिक, उद्धारण दत्त ए७ महा भक्त थे। इन्हीं के ऊपर नित्यानन्द के 
मोग का प्रवन्ध करने एवं सेवा का मार था । नित्यानन्द ने वेष्णवीय उदारता 
एवं प्रेम की पराकाष्ठा दिखायी, तथा अनब्राह्मण वैष्णवों को भो धमंगुद को 
मूमिका निमाने का भ्रधिकार दे दिया । लाखों दरिद्र, निरक्षर, अन्त्यज हिन्दू, 
उतकी क्रपा से शुद्धाचारी वेष्णव में परिणत हो गये । समकालीन समाज की 
प्रनुदारता, प्राणह्न घर्माचरण, एवं असंझ्य विधिसिषेघ की प्राबोर को 
तोड़ कर, निताई ते नवीनतम मुक्ति के प्राण प्रवाह को प्रतिष्ठित किया । 

अगणित लोग उनकी इस उद्दीपना एवं मुक्ति मंत्र के द्वारा उन दितों मत्त 
हो उठे, उन्हें उद्धार का मारे प्राप्त हो सका । किन्तु उन्हें ब्राह्मग-समाज का 
विरोध भी काफी सहन करना पड़ा । निताई के नाम पर वे कोचड़ उद्धालने में 
पीछे नहीं रहे । वेष्णवों का भी एक दल उन्हें गलत समझने लगा । मात्र 
इतना ही नहीों, नित्यानन्द के साज-पसज्जा की परिपाटी, उनके रंगीन एवं 
मनोहर वस्त्र तथा शरोर पर के श्रामूषण भी कुछ लोगों की तिदा एवं 
समालोचना के विषय हो उठे । 


प्रमु के दर्शन हेतु, निताई नीलाचल गये हुए हैं । वहाँ उगस्थित होते हो 
उनके बारे में बहुत-सी गलतफहमियाँ हो गयीं । समी को ज्ञात है, कि सर्व- 
त्यागी संन्‍्याती चंतन्य प्रमु के प्रधान अनुगामी हैं । किन्तु अपने प्रेतावेश एवं 
आनन्द ,में मत्त होकर यह कैसा बचपने का व्यवहार वे कर रहे हैं ? वेराग्य 
तथा बअ्रवधूत वृत्ति का ता उन्होंने काफी पहले हो विसजंन कर डाला है । 
उत्तम वेषमूषा में सज कर सवंदा वे आनंद-रंग मे दित यापन कर रहे हैं । 
इसके लिये, सम्राज एवं संप्रदाय के मो कुछ लोगों को तमालोचना भी उन्हें 
बीच बीच में सहन करनी पड़ती । 

पुरीधाम के एक पुष्पवाटिका में निताई, प्रनमने से बैठे हुए हैं। थोड़ा 
भय भी हो आया है-दप्रभु उन्हें इस बार किस रूप में ग्रहण करेगे । उनके 
प्रेम-घमं-प्रचार की पद्धति एवं आचार-प्राचरण के संबन्ध में उनका कसा 
मनोमाव होगा, कौन जाने ? 


११६ | | मारत के महान साधक 


सदानन्दमय नित्यानन्द, मानसिक दुःख के कारण एकाकी, चुप बैठ हुए 

हैं, यह बात प्रभु के कानों तक पहुंची । मक्तवत्सल प्रभु उसी समय दल-बल 
के साथ मागते हुए वहाँ भाये । 

वहाँ पहुंच कर उन्होंने एक विचित्र काण्ड कर डाला । नित्यानन्द से कुछ 
मी न कह कर, प्रमु, हाथ जोड़ कर उनकी प्रदक्षिणा करने लगे | तब तक 
भक्तों की मीड़ वहाँ इकट्टी हो गयो थी । चेतन्य समी को सुना-सुना कर 
नित्यानन्द की स्तुति गाने लगे । किन्तु, यह तो भ्रत्यन्त असहनीय दुश्य था ! 
नित्यानन्द और सहन नहीं कर सके । रोते-रोते विद्धल होकर प्रमु के सम्मुख 
पछाड़ खाकर गिर पड़े । कहने लगे, “'प्रमु, संन्यासी का घमम छुड़वा कर तुमने 
मुझे कैसी अवस्था में रख दिया ? मैं अपनो मावघारा में श्रपनी इच्छानुसार 
चलता रहा हूँ । मेरा श्राचार-प्राचरण तथा वेशमूषा को देख कर कितने द्ी 
लोग व्यंग तथा परिहास मी करते हूँ | मेरा वास्तविक कतंव्य क्या है, यह तुम 
मुझे इस बार बतला दो +' 

नित्यानन्द को श्राश्वासन देते हुए प्रमु कहने लगे । “श्री पाद, क्‍या तुम 
नहीं जानते, तुम संकल्प करके मुझसे जो कराते हो वही मैं करता रहता है । 
और तुम्हारे जैसे महामृक्त पुदष के लिये प्राचरण में क्या निन्दनीय हो सकता 
है? तुम्हारे शरोर मे जो अ्रल्नंकार शोमा पा रहे हैं वे तो श्रवण-कीतंनादि 
नवविघा मक्ति के ही प्रतीक हैं | तुम ऊंच-नोच, समस्त जनसाघारण फो जो 
मक्ति-संपदा वितरण करते जा रहे हो उसकी तुलना फंसे हो सकती हैं ? तुम 
तो जीव-उद्धार के लिये श्रवर्तारत हुए हो, साधारण विधि-विधान तो तुम्हारे 
लिये हैं नहीं ।' 

त्रिमुवन में प्रभु के भ्रलावा, निताई का श्रोर है ही कौन ? इन्हों प्रमु के 
चरणों म॑ तो वे श्रपना सर्वेस्व श्रपंण करक बेठ हुए हैं । इसीलिये, प्रभु के 
आश्वासन भरे वचन सुनकर, निताई, ए्िथिर होकर उठ बैठ । 

गदाधर को नित्यानन्द अत्यन्त स्नेह करते थे । गौड़ से निलाचल श्राते 
ही वे उनके सेवा-कुंजज में उपस्थित हुए । दोनों के मिलन से श्रानंद की श्रपू्व॑ 
लहर फल गयी । गदाबर द्वारा प्रतिष्ठित गोपीनाथ विग्रह के लिये वे महीन 
अरवा चावल भ्रोर रंगोन वस्त्र गोड़ से लाये हुए हैं । वहाँ उपस्थित होकर 
उन्होंने श्रादेश दिया, “गदाधर, श्राज अ्रपना इच्छानुप्तार प्रम का भोग 
लगाओ | हु 

गदाधर, अत्यन्त उत्साहपूबंक भोग के आयोजन में जुट गये । उत्कृृष्ठ 


मोगान्न प्रस्तुत किए गये, एवं उसे मक्तिपवक श्री गोपीनाथ को निवेदित 
किया गया । 


अवधघूत निद्यानन्द ] [ ११७ 


सहसा, दरवाजे पर मधुर कण्ठ की ध्वनि सुनायों पड़ी, 'हरे कृष्ण, हरे 
क्ृष्ण' । चैतन्य प्रभु, इस समय हंँसते-हँसते गोपीनाथ मंदिर में आकर उपस्थित 
हो गये । गदाधर ने दौड़ कर दण्डवत किया | प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, 
“गदावर, तुम्हारा यह कैसा प्राचरण है, बता तो? आज, इस आझ्लानंद के दिन, 
तुमने मुझसे मिक्षा भ्रहण करने को नहों कहा ? श्री पाद नित्यानन्द मोग का 
उपकरण लाथे हैं, जिसे तृमने परम निष्ठा पूवंक पकाया है, तथा इस प्रसाद 
में श्री गोपीनाथ के मुखामृत का स्पर्श हो चुका है । इसमे मेरा हिस्सा तो 
निश्चित हप से है । 

नित्यानन्द के दर्शन से गदाघर एवं ग्रन्यान्य मक्तों को जो श्रानंद मिला 
था, वह प्रमु के श्रागमन के कारण दूना हो गया । 

नित्यानन्द के नीलाचल में कुछ दिन व्यतीत कर लेने के बाद चेतन्य ने 
उन्हें एक दिन एकान्‍न्त में अपने पास बुलाया । प्रमु के दोनों नयन करुणा से 
प्लाबित हैं, तथा स्वर विनोत है । मधुर स्वर में उन्होंने कहा, “श्रीपाद, क्यों 
इस तरह समय का अपव्यय कर रहे हो ? जीव उद्धार हेतु तथा समाज को 
धारण करके रखने के लिये अविलम्ब तुम्हारे लिये विवाह कर लेने का प्रयोजन 
है। तुम्दारी गृहस्थी का केन्द्र बनाकर तथा तुम्हारे वंशधर द्वारा इस परंपरा 
अवलम्बन लेकर घर-घर में वेष्णव जीवन अतिष्ठित हो-तुम्हार द्वारा 
प्रवारित नाम-गान के माध्यम से समी में लवोन चेतना का सचार हो । 
मैं तो विरागी एवं सप्तार त्यागी हो चुका हूँ । जीव उद्धार के लिए जीव-जीवन 
बन्धन स्वीकार तो तुम्हें ही करना पडेगा । भ्रब बिलम्ब मत करो, तुम आज 
ही गोड़ चले जाओ ।”! 

निताई इस बात से खिनन्‍त हो उठे । उत्तर में उन्होंने कहा, “प्रमु॒ तुम्हारा 
छलना का कोई अंत नहीं है । निवेदित-प्राण भक्तों को विच्छेद की अग्ति से 
जला कर मार डालने में ही तुम्हें भानंद मिलता है । ठोक है, मुझे तुम्दार द्वारा 
दिया हुआ दुःख शिरोधायं है । परन्तु श्राज यह्‌ साफ साफ बता दो, कि 
तुम्हारा साक्षात्कार मुझे कब और किस तरह मिलेगा । 


प्रम के अधरों पर मुस्कान को रखा फंल गयी । जो चेतन्प के अ्रमिन्‍्न- 
हृदय एवं प्रभिन्‍त कलेवर के रूप में परिचित हैं, उनके मुख से यह बाह्य दर्शन 
की व्याकुलता क्यों ? परन्तु निताई को भ्राइवस्त करके प्रविलम्ब गोड़ न 
भेजने से मी काम नहीं चलते का-- 
प्रम॒कद्दे प्रतिवर्ष एखाने आसिबा । 
इच्छामात्र आमाके ये देखिते पाइबा ॥ 


११८ ] [ भारंत के महांन साध 


तोभारें नत्तंने आर मांतार रन्धने । 
नि:सन्देहे श्रामारे पाइवे दुइस्थाने ।। 
(नि; यंदविस्तार ) 
इसके बाद आरंम हुआ दोनों की प्रेमात्ति एवं क्दन । नयनाश्रुश्रों से 
वस्त्र तक मींग गये । कृष्ण कथा वा रसामृत तथा अपनी बातों में ही सारी 
रात बीत गयी । 
प्रात: उठ कर चंतन्य एवं नित्यानन्द ने समुद्र-स्नान संपन्‍त किया । दोनों 
ने सायं हो दारुव्रह्म जगन्नाथ के दर्शन किये । उसी दिन से चेतन्य का विराट 
मावान्तर दृष्टिगोचर होने लगा । वे भक्तों के सान्निष्य का त्याग कर कृष्ण 
विरह के महासागर में निमज्जित हो गये ' मक्त कवि वुन्दावत दास ठाकुर की 
माधा में-- 
से दिन हुइते प्रमुर 
हैल कोनू दशा । 
निरन्तर कहे कृष्ण 
विरहेर भाषा ।। 


चैतन्य इस दिन से गंमीरा के गम में प्रवेश कर गये,तथा उनके प्रतिनिधि, 
नित्यानन्द, समाज जीवन के उदार उन्मुक्त प्रांगण में निकल पड़ें- प्रेमधर्म के 
श्रेष्ठम साधक एवं वाहक के रूप में । मानों चंतन्य की शक्ति नये सिरे से 
अवधूत के जीवन में संचारित हो चुकी है--नव-प्रचारित प्रेमधर्म श्राज मानों 
उन्हीं के श्रंदर विग्रहीमृत हो पड़ा है । 
नित्यानन्द पानिहाटी में इष्ट गोष्ठी के हेतु पधारे हैं। चतुरदिक, 
जयध्वनि एवं उल्लास का वातावरण है। एक दिन नदी तीर पर एक वृक्ष 
के नीचे पार्षदों के साथ बठ हुए हैं। इसो समय, एक तरुण ने प्राकर उन्हें 
मक्तिपूवंक प्रणाम निवेदित किया । सेवकगण ने कहा, “प्रभु ये सप्तप्राम के 
जमींदार के पुत्र रघनाथ हैं। आपके कृपा-प्रार्थी हैं ।“' 
रघुनाथ की बात से नित्यानन्द अवगत हैं। यह वेराग्यवान भक्त इससे 
पृर्व, शांतिपुर में चंतन्य के साथ साक्षात्कार कर चुका है। प्रम, इन्हें 
भार्शीवद दे चुके हैं, तथा कुछ दितों तक और गृहस्थी में रहकर धर्माचरण 
करने का उपदेश दे चुके हैं। उस देव दुलंम मूत्ति के दशंन के उपरान्त, भक्त 
रघुनाथ के हृदय में उपल-पुथल मची है कि कब वे गृहस्थी का त्याग कर 
प्रभु के चरणों में प्राश्रय ले सकेंगे । इसी चिता में उनका समय व्यतीत हो 


रहा है । 


अवधूत नित्यानम्द ] [ ११६ 


दयालु निताई-चाद फी बात तथा उनके जोवोद्धार की नाना कहानियाँ 
रघुनाथदास सुन चुके हैं। चतन्य प्रमु॒ को इस प्रतिष्छाया के दहानों की 
प्रमिलाषा उनके हृदय में बहुत दिनों से थी! आज श्रवसर मिलते ही वे 
उतावले होकर यहाँ पहुंच गये हैं । 

परम भक्त रघुनाथ के श्रागमन से नित्यानन्द का पअंतर प्रसन्नता से मर 
उठा। परन्तु इस बीच रघुनाथ खिसक गये हैं, शोर दूर, दीनतापुवंक, खड़े 
हैं। निताई उन्हें जोर देकर पास लाये तथा अपने दोनों पेर उनके सिर पर 
स्थापित कर दिया । उसके बाद कृत्रिम क्रोध दिखाते हुए उन्होंने कहा, 
“क्यों रे, चोर, तुम इतने दिनों तक पास न प्राकर दूर-दूर क्यों भागता 
रहता है ? श्राओ, आज मैं तुम्हारे लिये दण्ड का विधान करूंगा । मेरे सभी 
भक्तों को तथा वैष्णवों को तू दही-चिवड़ा का मोजन करा डाल ।” 

यह तो रघुनाथ का परम सौमाग्य था। यह बादेश तो प्रमु॒ निताई का 
दण्ड विधान नहीं है, वरन्‌ उनका वरदान है। समकालोन गौड़ देश के 
श्रेष्ठठम जमींदार के वे पुत्र हैं, तथा घन-संपदा का उन्हें प्रमाव नहीं है। 
निदेश मिलते ही चारों श्रोर लोग दोड़ाये गये । शीघ्र ही चिवड़ा महोत्सव 
की सारी सामग्री एकत्रित कर ली गयी । 

मार के भार चिवड़ा, दहो, गूड़ केला एवं मिष्टान्न एकत्रित कर डाले 
गये । पानोहाटी के गंगा तट पर वेष्णव समाज का आनन्द मेलां जुट गया । 
वहाँ लाखों लोगों क! समावेश था श्रौर चारों श्रोर और-और का ही शोर 
था। अपने घनिष्ट परिकरों के साथ, नित्यानन्द, इस पवित्र मोजन से 
मतवाले हो उठे । 


किवदन्ती है, कि महाबली निताई उस दिन के इस महोत्सव में महाप्रभु 
चतन्‍्य को मी आकषंण कर के ले ग्राये थे, तया उन्हें भी उन्होंने चिवड़ा- 
दही का मोजन कराया था। कई माग्यवान भक्त, उस दिन गौड़ एवं निताई, 
इन दोनों प्रमुओं का लीला-कौतुकी रूप देख फर घश्य हो गये । 


पुलित-मोजन के पश्चात्‌ आरम्भ हुआ, राघव पंडित के घर पर नृत्य एवं 
कीतेन । नित्यानन्द मानो आज प्रेम-तरंग के आवेदय से उद्वेलित हो उठे हैं । 
अंतर के द्वार पता नहीं कब उन्मृक्त हो चुके हैं। राघव के घर पर उस दिन 
उन्होंने एक और प्रलोकिक लीला कर डाली । 

उददृण्ड कीत॑न के पदचात्‌, प्रसाद-ग्रहण के लिए पुकार हुईं । नित्यानन्द 
के आसन की दाहिनो तरफ, चैतन्य प्रभु के लिये एक आसन लगाया हुआ है । 
राघव पंडित ने विस्मय पूर्वक देखा, कि नित्यानन्द फे बगल में चेतन्य प्रभु 


१२० | [ भारत के महान साधक 


प्रसाद पाने के लिये बंठे हुए हैं। कहाँ सुदूर नीलाचल, तथा कहाँ पानिहाटी * . 
मकक्‍त फा ग्राकर्षण, प्रम॒को यहाँ तक खींच लाया है, तथा श्रलौकिक दिव्य 
शरीर घारण करके वे यहाँ उपस्थित हो गये हैं । दोनों प्रमओंका मोजनावशिष्ट 
राघव पंडित ने जठा कर मकक्‍त रघुनाथ को अर्पित किया । 


दूसरे दिन गंगा-स्तान के पश्चात्‌, नित्यानन्द ने समी के समक्ष क्ृष्ण- 
फथा आरम्म की है। इसी समय रघनाथ ने दीन भाव से उनकी चरण- 
वन्दना की । हाथ जोड़ कर उन्होंने कहा, “प्रमु वाग्न होकर मेरी चाँद 
पकड़ने को लालसा है। महाप्रमु चैतन्य के चरणों में आश्रय पाने की मेरी 
तौब्र प्रभिलाषा हो गयी है । परन्तु बार-बार मेरे मार्ग में बाघाएँ आती जा 
रही हैं । 
“रघुनाथ, तुम तो महाभकक्‍त हो । बाघाएं आने से तुम्हारे पेर पीछे क्‍यों 
लोटेंगे ? ओर दीन तथा और श्रा्तं होकर अग्रसर हो जाश्रो ।”' 
परन्तु विरुपात वेष्णवों से तो रबुताय सुन चुके हैं कि मिताई की कृपा 
का लाम न होने पर गौर-कृपा लाम कर पाना अत्यम्त कठिन है। इसीलिए 
प्राज उनकी कृपा हेतु उतकी सप्श्र सता विह्लल हो उठी है। कातर 
कण्ठों से उन्होंने निविदन किया-- 
तोमार कृपा त्रिन कह 
चतन्य ना पाय । 
तुसि कृपा कंले तारे 
प्रधमेउ पाय ।॥। 
प्रयोग्ग मं निवेदन 
करिते करो भय | 
मोरे चेतन्य देह गोसाई 


हइया सदय ॥। 
मोर मार्थ पद घरि 
करह श्रसाद । 


तनित्रिध्ने चेतन्य पाई, 
कर भ्राशीवदि ।। 
रघृताथ के सिर पर अपने चरण रख कर तित्यानन्द ने अपना आशीर्वाद 
प्रदान किया । ग्पन साथी पाष॑ंदों से उन्होंने कहा, भक्‍त रघुनाथ की 


विषय-वापना नष्ट हो चुकी है, तुम सभो आशीर्वाद दो कि प्राथित चेतस्य-पद 
फी उन्हें शीघ्र प्राप्ति हो ।?' 


प्रबधुत नित्यानन्द ] [ १२१ 


मुमुक्षु रघुनाथ के दोनों नेत्नों से उस समय अविरल श्रश्नधारा गिरती 
जा रही है। नित्यानन्द ने उन्हें सस्नेह आइवासन देते हुए कहा, “रघुनाथ 
तुम तो महामाग्यवान हो । तुम्हारे ऊपर कृपा करके हो गौरसुन्दर, नीलाचल 
से यहाँ श्राकर तुम्हारे पुलिन भोजन में योगदान कर चुके हैं। तुम्हारे 
महोत्सव के दही-चिवड़ा का उन्होंने मोजन किया है । रात में मो हमलोगों 
की पंघत में बेठ कर, प्रसाद-मक्षण में मी उन्होंने संकोच नहीं किया । तुम्हारे 
प्रति इतने कृपालूु होकर जो भागते हुए चले आ सकते हैं, वे क्‍या तुम्हारे 
विषय-बन्धनों का मोचन करने में सक्षम नहीं होंगे ”? कोई भय नहीं है । 
मैं भ्राशीर्बाद देता हूं, कि तुम्हें शीत्र ही चैतनन्‍्य-चरणों की प्राप्ति होगी, और 
तुम उनके श्रंतरंग परिकर के रूप में अवश्य गिने जाओगे ।* 

नित्यानन्द की बातें सुनकर, रघुनाथ आध्वस्त हुए, तथा भक्तों की चरण- 
घन्दना करने के उपरान्त वे सप्तग्राम वापस लौट गये । नित्यानन्द फे पुण्य 
स्पर्श को प्राप्त करने के उपरान्त, रघुनाथ की विषय विरक्ति अत्यन्त तीब्र 
हो उठी । इस ग्राइवासन के बाद उन्होंने घर के भीतर प्रवेश नहीं किया 
तथा शयन-कक्ष से भी विरत रहे । जितने दिनों तक भी गृहस्थी में थे, 
बाहर ही चंडी मण्डप में निवास करते, तथा क्ृष्ण-नाम-जप एवं गोौराज् 
धरणों के ध्यान में सदा निविष्ट रहते । दुलेंम नित्यानन्द की कछूपा के 
फलस्वरूप इस वेराग्यवान साधक ने छ्षीघत्र ही दु्लंम चतन्‍्य चरणों का 
लाम किया । 

सप्तग्राम के जमींदार के पुत्र, रघुताथ; के इस रूपास्तर के माध्यम से 
नित्यानन्द की महिमा नये पिरे से प्रतिष्ठित हुई । भौर इसके साथ हो साथ 
सारे गौड़ देश का वेष्णव संगठन विस्मित एवं दृढ़तर होता गया। नित्यानन्द 
रघुनाथ द्वारा प्रनुष्ठित इस चिवड़ा महोत्सव फो स्मृति, दी्धे काल तक गौड़ीय 
पेष्णवों को उद्दीपित करतो रही । आज भी उस क्षेत्र में इसकी स्मृति बनी 


हुई है । 
२५ 2 >< 


साता स्थानों में घूमते-फिरते, नित्यानन्द, ब्रम्बिका कालना पाये हुए हैं। 
साथ में हैं, प्रिय शिष्प एवं संवक उद्धारण दत्त । चंतन्य देव के प्रिय भक्त 
गौरोदास पंडित का निवास इसी नगर में है। पंडित के आता, सूयेदास, 
तत्कालीन राज सरकार के एक विशिष्ट कर्मचारी हैं। सज्जन एवं भक्त के 
रूप में उनको भी ख्याति इस क्षेत्र में यथष्ठ है। उनकी वरशुधा एवं जाह्नवो 
नाम को दो विषाह-पोग्य कन्याएँ हैं । दोनों ही सुलक्षणा एवं रूपवतोी हैं । 
११/१६ 


१२२ ] [ भारत के महान साधक 


चैतन्य प्रभु की इच्छा यही है कि निताई विवाह करके गहस्थाश्रम में 
प्रवेश करें। इसी कारण, इस वार निताई ने भी निकचय कर डाला है । 
सूर्यदास पंडित के घर आने हे बाद कन्या का संघान भी मिल गया, तथा 
पंडित को ज्येष्ठ कन्या, वसुधा से विवाह की नित्यानन्द ने प्रार्थना की । 

वैष्णव समाज में उन दिनों, नित्यानन्द का अतुल प्रताप था। चेतन्य के 
अभिन्नह्ृदय मक्त एवं प्रतिनिधि के रूप में सवंत्र उनकी भ्रसामान्य मर्यादा थी । 
सूर्यदास पंडित के लिये, उनका यह प्रस्ताव, यों ही टाल जाने लायक नहीं था । 
सामाजिक विधि-निषेघ को वे किस प्रकार झेल पायेंगे ? श्रवघृत जीवन में 
जाति-पाति का कोई बंधन नहीं है, जहाँ-तहाँ, श्राह्दार-विहार करते फिरते 
हैं। उनको कन्यादान करने पर सामाजिक क्षोम का सामना करना होगा । 
मित्र एवं ग्रात्मीय-स्वजन गण मी इसका श्रनुमोदन नहीं करना चाहेंगे । 

काफी सोच-विचार के बाद, सूयंदास पंडित ने हाथ जोड़कर कहा, “प्रभु, 
आप मेरे घर कन्या के लिये याचना कर रहे हैं, यह परम सौमाग्य की बात 
है! परन्तु स्वयं हो सोर्चे, जो जाति वर्ण का त्याग कर चुका है, उसके हाथ 
में निष्ठावान ब्राह्मण होकर किस तरह कन्या का संप्रदान कर सक'गा ? आप 
मझ क्षमा करें ।” 


मक्त समाज के सारे य॒क्ति तक॑, वणिक्र श्रेष्ठ उद्धारण दत्त का अननय- 
विनय, सारे प्रयास उस दिन सू्यंदास पंडित को राजी नहीं करा पाये । श्रंतत 
इस विवाह प्रस्ताव के विषय में संभी ने चर्चा ही छोड़ दो । नित्यानन्द ने मी 
इस वात को उस समय आगे नहीं बढ़ाया । सेवक भक्त, उद्धारण दत्त को 
साथ लेकर वे गंगा तट पर चले गये, श्रौर एक एकांत कुटीर में निवास करने 
लगे । 

इधर यूर्यदास पंडित के घर में एक आकस्मिक विपत्ति आ पड़ी | वसुधा 
एक श्रसाध्य रोग से आक्रान्त हो गयी, और काफो प्रयत्न के बावजूद उसे 
कोई लाम नहीं हुआ । हालत क्रमश: बिगड़ती ही गयी भ्रोर मुमूष रोगिणी 
को बचा पाने का कोई उपाय नहीं रह गया । 


मक्त गौरीदास, उस दिन वहाँ उपस्थित थे। भाई से उन्होंने कहा, 
'सारी चेष्ठाएँ तो तुम कर चुके, अब प्रम॒ नित्यानन्द का ही आवाहन करो 
भ्रोर उनके शरणापतन्न हो जाओ । इसके अलावा, वसुधा को बचा पाने का 
कोई उपाय मुझे दृष्टिगोचर नहीं होता। मूझे लगता है कि अवधूत का 


प्रस्ताव अग्राह्म करके उनका अपमान करने से ही यह विपत्ति उपस्थित 


अवधूत नित्यानन्द | | १२३ 
ग्रन्य कोई उपाय ने होने पर, सूरदास ने अश्रु-सजल नेत्रों से कहा, “फिर 
ऐसा हो हो। श्रवधृत से क्षमा मांग कर तथा उनके परों पर गिर कर उन्हें 
यहाँ ले श्राओ्रे । यदि कन्या को उनकी कृपा के फलस्वरूप जीवन दान मिल 
जाता है, तो उन्हीं के हाथों उसे समपित कर डालू गा ।” 
गंगा तट पर, वट व॒क्ष के नीचे बैठ कर, नित्यानन्द, कृष्ण नाम का कीतंन 
कर रहे हैं । समी ने उनके पास जाकर क्षमा प्रार्थना की । विनती करके उन्हें 
सूर्येदास पंडित के घर ले ग्राया गया । 
मुमूष' वसुधा के सम्मुख खड़े होकर, उस दिन, अवधूत नित्यानन्द ने जो 
प्रलौकिक शक्ति का प्रकाश दिखाया, वह शत्यन्त विस्मयकर था। “भ्रद्वेत 
प्रकाश” नामक ग्रन्थ में इशान नागर ने इस दृश्य का एक मनोरम वर्णन दिया 
है । नित्यानन्द कहते हैं--- 
एई कनन्‍्याय यदि म्‌ 
जीयाइते. पारि। 
तबे मोरे कन्या दिबा 
कह॒सत्य करि ॥। 
शुनिया पडित कहे 
भार बंधुगण । 
जोीयाइले कन्या दिब, 
करिलाम पण ॥ 
ताहा शुनि नित्यानन्द 
आनन्दित मने । 
मृत संजोवन नाम 
दिला काने ॥। 
हरिनामामृत... पिया 
बसुधा. उठिला । 
अलौकिक कार्य सबें 
विस्मय मानिला ।। 


वसुधा के स्वस्थ हो जाने के बाद सूर्यदास ने सानन्द निताई के साथ 
उ सका विवाह कर दिया । इसके कुछ दिनों के बाद पंडित ने अपनी कनिष्ठा 
कन्या, जाह्नवी को भी उन्हें ग्रवित कर डाला । चिर उदासीन, सर्वे पाश-मुक्त 
अवधृत, चेतन्‍्य की कृपा के फलस्वरूप, प्रेमघमं के प्रधान उद्‌गाता, तथा 


१२४ | मारत के महान साधक 
क्ृष्ण-नाम रस के प्रधान मंडारी हो उठे । फिर उन्हीं प्रमु को ही प्रेरणा से 
गब उन्हें गृहस्थ धर्म में श्राना पड़ा । 

इसके बाद से, निताई, दोनों पत्नियों के साथ खड़दह में ही निवास करन 
लगें। यहाँ प्रेम के देवता श्यामसुन्दर विग्रह को सेवा करते हुए, उन्हान 
गाहुंस्थ्य के परिवेश को अमरावती के आनंद"कानन में परिणत कर डाला । 


उनकी पहली पत्नी वसुधा देवी के गर्म से परम बेष्णव वीरमद्र का जन्म 
हुआ । खड़दह के गोस्वामी-गण, इन्हीं के वंश की संतान-संतति हैं । द्वितीया 
पतनी जाह्नवी देवा के पोष्टा पुत्र, रामाई गोस्वामी ने एक श्रोर गोस्वामी 
शाखा का विस्तार किया । बंगाल के जत-जीवन में प्रत्येक स्तर पर, काफो 
लम्बी श्रवधि तक, प्रेम-घर्मं के प्रवाह को ये गोस्वामीगण विस्तारित 
करते रहे । 

निताई तो भाव-प्रधान मनुष्य हैं। माव प्रमत्त झंझा सदुश कमी वे 
अपने सामवे को समी वस्तुओं को तोड़फोड़ कर उड़ा ले जाते, तो कमी 
अपार प्रेम एवं करणा से विगलित होकर श्रसंख्य घाराओं में भपने को 
प्रवाहित कर डालते । सवंपाश-मुक्त अवधूत के जीवन के आधार पर दिन 
पर दिन प्रेम रस को यद्द श्रपलयप लीला ढलती रहती । भाव एवं रस प्रधान 
मनुष्य, निताई, अनेक बार उद्याम एवं स्वातंव्यवादी महापुरुष के रूप में 
दृष्टिगोचर द्ोते । किसोी-किसी कठोरी, वेराग्यवान साधक की दृष्टि में यह 
स्वातंत्र्य एवं चांचलप  भरुचिकर लगता, तथा इस संद्म में निंदा एवं 
समालोचना मो अक्सर सुनने को मिलतो । 


नवद्वीप के एक ब्राह्मण, चैतन्य के सहपाठी थे । प्रभु एवं उनके प्रेम धर्म 
के प्रति उनका यथ्थेष्ठ भ्रनुराग था । परन्तु गौड़ में आ्राकर, निताई जिस 
ग्राचार एवं श्राचरण का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे समझ पाने में वे सवंधथा 
प्रसमथं हैं। अभछुत तथा अन्यजों के साथ मोजन तथा उनके साथ नृत्य, 
इसके अलावा स्वर्णालंकार का घारण तथा सुगन्धि एवं माला इत्यादि विलास 
की वस्तुओ्रों का व्यवहार--इन सब का क्या मतसब है ? एक बार नीलाचल 
में निवास करते समय, श्रवसर पाकर, उन्होंने घेतन्य के पास इसकी 
चर्चा चलायी । 


प्रमु ने हंसते हुए कहा, “यह कौन-सी बात है माई, क्‍या तुम नहीं जानते 
कि भ्रधिकारी पुरुष एवं महासमर्थ साधकगण, सारे गुण-दोषों से अतीत हैं । 
मागवत में प्रभु ने स्वयं कहा है-- 


अवधूत नित्यामन्द ] | १२५ 


न गमय्येकान्तमक्तानां 
गृणदोषोदू्मवा गुणा: । 
साधुनां समचित्तानां 
बुद्ध: परमुपेयुषाम्‌ । 

“-जो रोगादि दोषों से शून्य हैं, जो सबके प्रति समदर्शी होकर प्रकृति से 
श्रतीत होकर परमेश्वर को प्राप्ति कर चुके हैं -मेरे उन एक्रान्त मक्तों के 
लिये विधि-निषेध जनित पाप-पुण्य का कोई संपर्क नहीं है । 

ब्राह्मण देव की शंका का समाधान करते हुए, प्रमु ने और स्पष्ट रूप से 
कहा, “माई, जित प्रकार कमल के पत्रों पर नल का स्पर्श नहीं होता, उसी 
तरह भेरे नित्यानन्द पर पाप का स्पर्श मी नहीं लग सकता ।। 

सवंजन आ्राराध्य प्रभु के मुख से नित्यानन्द के माहात्म्य को यह व्याख्या 
सुनकर ब्राह्मण के विस्मय की सीमा नहीं रही और वे अवाक्‌ रह गये । 
प्रम॒ कहते ही गये ।--- 

नित्यानन्द स्वरूप 

परम भ्रधिकारो । 
अल्प भाग्य ताहाके 

जनिते ना पारि ॥ 
पलोकिक चेष्टा येवा 

किछू देखि तान । 
ताहातेउ आदर करिले 

पाई श्राण ।। 
पतितेर त्राण लागि 

तार प्रवतार । 
ताहा हैते सबंजीव 

पाईबे उद्धार ॥। 
तार आचार विधि-- 

निषंधर पार । 
ताहारे बुलन्चिते शक्ति 

आहछये काहार ॥। । 

बाद में एक बार प्रमु का गौड़ में श्रागमन हुआ। चारों धोर यह ग्रानंद 
को बात फेल गयी । सहस्रों भक्तों के हृदय-सागर में प्रेम-मक्ति का उद्देलन 


१२६ |. | भारत के महान सावक 
होने लगा । गंगा के तठ पर आनंद का मेला लग गया । उन्हीं दिनों 
पानिहाटी में राघव पंडित के घर पर एक दिन प्रमु ने उनके समक्ष नित्यानंद 
तत्त्व का वर्णन स्वयं किया । पंडित से उन्होंने कहा-- 
राघव तोमारे श्रामि 
निज. गोप्प कई ॥ 
ग्रामार द्वितीय नाई 


नित्यानन्द बई ॥। 
एई नित्यानन्द येई 

करायेन आमरे । 
से-ई करि श्रामि, एई 

बलिल तोमारे ।॥ 
ग्रामार सकल कम 

नित्यानन्द द्वारे । 
एई आमि अकृपटे 

कहिल तोमारे ॥। 


ये.ई प्लामि से-ई नित्यानन्द 
मेंद नाई । 
तोमार घरेई सब 
जानिबा हे थाई ।॥। 
प्रमु चेतन्य के इस इंगितपुर्ण रहस्पोद्घाटन के माध्यम से राघव पंडित 
को नित्यानन्द तत्त्व का पूर्ण परिचय मिल गया तथा गौड़ एवं निताई का 
श्रमेदत्व उनकी साधन सत्ता में पूर्ण रूप से स्फूटित हो उठा । 
उन दिनों खड़दह को केन्द्र बनाकर, निताई अपने प्रेम-मक्ति रसस्रोत 
का जगह-जगह वितरण कर रहे थें। लग्मग सारे गौड़ देश में उन दिनों 
अपूर्व प्राण+चांचल्य, प्रेमात्ति एवं उनन्‍्माद का वातावरण था। नीच-ऊँच सभी, 
दयालु निताई के प्रेम-स्पर्श से उद्दीपित हो उठे थे । 
प्रेम नाट्य के इस रंगमंच पर निताःई को परन्तु अधिक दिनों तक 
रख पाना संमव नहीं हो सका। उनके जोवन में घीरे-धीरे एक दिवश्य 
भावान्तर का ग्रात्ननप्रकाश घटित होते लगा । कहाँ चले गये वे निताई जो 
मत्त गजराज श्षदृश ग्रपने नृत्य ताण्डव से घरती को कंपा डालते थे ? प्रेम 
वगल्ित अश्रुधारा से जो सैकड़ों पाख्ंडियों को प्रनायास आत्मसात्‌ कर 


भ्रवधुत निश्यानन्द ] [ १२७ 


डालते थे, वे हो श्राज घीरे-घीरे अपने श्रंतर के किस गृप्त नीड़ का आश्रय 
ने चले है 
लेते चले जा रहे हैं ? 
मकक्‍त एवं पाषंदों के हृदय में इसके लिये विषाद्‌ की सीमा नहीं रही । 
नित्यानन्द की इस अंतम खी अवस्था से वे असह्य वेदना पाते तथा प्रपनें को 
ग्रसहाय बोध करने लगे | 


इसके बाद ही गौड़वासियों को एक मयानक आघात लगा । नीलाचल 
धाम से सूचना मिली कि प्रम श्रो चंतन्‍्य, भक्‍तों को शोकसागर में 
निमज्जित करते हुए पअंतर्घान हो गये हैं । 
नित्यानन्द ने घीरे-धीरे अ्रपने को भौर भी अंतमुखीन कर डाला । 
प्राय: ही वे वाह्यज्ञानहहीन रहने लगे । इस श्रघंवाह्य श्रवस्था में उनके 
मुख से केवल क्ृष्ण-कथा एवं गौर-गुण गान ही उच्चरित होते । 
व॒न्दावन दास ने नित्यानन्द की इस समय की मनोदशा का चित्र प्रस्तुत 
फरते हुये लिखा है-- 
चतन्य. विच्छेदे सदाई प्रमुर विलाप । 
कदाचित्‌ बाह्य हइल चेतन्य. आलाप ॥। 
कायमनोवाक्ये). सदा चतन्‍्य घेयाय । 
उच्च शब्द करि सदा गौरांग गण गाय ।॥। 
आपने गोरांग गाई  गाउयाय जगते । 
गोरांगेगर गुग. गाओ पावे नन्द सुते ॥ 
सदा से प्रेम विद्धल निताई क्रमश: मावगंमीर एवं दुरूह हो उठे। इस 
दशा में नो वर्ष व्यतीत हो गये । 


१८४६४ शकाब्द को प्रमात वेला । हय्रामसुन्दर मंदिर में मंगलारति के 
उपरान्त नृत्य एवं कीत॑न का शभ्रनुष्ठान हो रहा है। अवधूत नित्यानन्द से 
साक्षात्‌ हेतु अ्रद्वत प्रमु उस दिन खड़दह मंदिर में उपस्थि हैं। दोनों प्रमुग्रों 
के मिलन से भक्तों के प्रानन्द को सीमा नहीं है । 

निताई मी उस दिन के कीतंन में दिव्य माव से उद्दीपित हो उठ । 
क्रमश: महामाव का गंभीर आवेश दृष्टिगोचर होने लगा । उस दिन यह 
प्रावेश मंग नहीं हो सका । महान जीवन-लोला का शेष अंक समाप्त करके 
नित्यानन्द सदा के लिए नित्य लीला में प्रविष्ठ हो गये। मात्र खढ़दह 
तथा गोड़ में ही नहीं, वरन्‌ सारे भारत के मकत “समाज पर विषाद का गहन 
झंघकार व्याप्त हो गया । 


१२८ ] [ भारत के महान साधक 


ईदइवर द्वारा प्रेरित पुरुष के रूप में नित्यानन्द का आविर्भाव हुआ्ला था । 
जिसका प्रकाश प्रमु श्री चेतन्य के प्रधाव सहकारी के रूप में दृष्टिगोचर 
हुआ । प्रेम-मक्ति की उत्ताल तरंग से उन्होंने दिगू-दिगन्त को श्रोत-प्रोत कर 
डाला । कम मुखर-लीला चंचल जीवन के चामात्कारिक श्रध्याय एक के 
बाद एक शेष होते गये । जितना भी वे अपने को प्रकट कर सके उससे 
कहीं अधिक गृप्त हो रह गया) जिस परिमाण में वे जीव को रुलाते, 
उससे कहीं अधिक स्वतः हो करुणा-विगलित हो उठते। नित्यानन्द की 
अवध्या का वर्णन करते हुये उनके श्रेष्ठ मक्‍्त-कवि को कहना पड़ा है-- 


बड़ गृढ़ नित्यानन्द एई मवतारे । 


चेतन्य देखान यारे से देखिते पारे ॥ 


रूप गोस्वामी 


श्रावण की झरब्झर करती हुई निशीथ वेला । झम-झम करती हुई लगा- 
तार मूसलाधार वृष्टि हो रही है भोर इसके साय ही प्रवाहित हो रहा है प्रबल 
झंझावात । इस दुर्गंम रात्रि में रामकेलि होते हुए गौड़ शहर की ओर एक 
तामजाम भ्रग्रसर हो रहा है । फिपसलन मरी राह, चतुरदिक घता श्रंधकार अत: 
वाहकगण बड़ी सतकेता से मार्ग में अपने कदम रख रहे हैं । 


सुल्तान हुसेनशाह के राजस्व विमाग के अधिकर्त्ता, संत्तोष देव, उस ताप- 
जाम के मीतर चिन्ताकुल बैठे हैं, तुरत उपस्थित होने के लिए सुल्तान की 
आवदह्यक बुलाहट जो है । श्रत: वर्षा की इस मया नक मध्यरात्रि में निकल पड़े 
हैं वे इस प्रकार । 

असम्य में हठात्‌ यह तलब क्यों ? राज्य मंत्रि-परिषद्‌ में कोई परिवत्तेन 
तो नहीं हुप्रा है ? राजकीय कोष का गवन तो नहीं हुम्ना है ? अथवा सुल्तान 
किसी गोपनीय सामरिक अभियान पर तो नहीं जा रहे हैं जिसके कारण 
कोषागार को खोलने के लिए इतनी शीघ्रता से अधिकर्त्ता की तलब की गई 
है ? जरीदार किमखाव से आच्छादित तःमजाम के भांतर तकिया पर 
११/१७ 


१३० ] [ मारत के महांन साधक 


श्रोठंगकर संतोषदेव बैठे हैं श्रौर हुकके की नली उनके मुह में है। बीच-बीच 
में चिन्ता-मार से तनावयुक्त हो श्रागे झुकते हैं मौर इसके साथ ही उनके हुकके 
से बादशाही सुगंधित तम्बाकू का सुवासयक्त धुआ चतुदिक विकीर्ण होता जा 
रहा है । 

तिमिराच्छन्न राजमार्ग श्रकस्मात्‌ विद्य त्‌ के आलोक से प्रदीप्त हो उठा। 
झंझावात के कारण एक विशाल वृक्ष सड़क के आर-पार गिर पड़ा है और 
मार्ग प्राय: अवरुद्ध-सा हो गया है । प्रव मार्ग पर श्रागे बढ़ने का कोई उपाय 
मी नहीं है। इस राजमार्ग की एक ओर राजनगरो में काम-काज कर अपना 
जीवन-यापन करनेवाडे रजकलोगों की पंक्तिबद्ध पर्णकुटियाँ खड़ी हैं । 


राजमार्ग ग्रवरुद्ध होने के कारण तामजाम को लेकर कह्दार पर्णकुटीर को 
ग्रोलती से सटकर इझाने: शने: चल रहे हैं। वर्षा के कारण वहाँ घुटने तक 
जल जमा हो गया है जिसे कहार अपने पाँवों से धोरे-धीरे ठलकर श्रागे बढ़ 
रहे हैं । 

पर्णकुटीर में चल रहा संवाद तामजाम में उपविष्ट संतोपदेव के कानों में 
पहुँचा । गंभीर रात्रि को इस घनवोर वृष्टि में भला कौन पथ पर चल रहा है, 
इसी प्रसंग को लेकर घोवी-दम्पति की कथावार्ता चल रही थी । 


पुरुष का कंठ-स्वर प्रश्न कर रहा था --'इस अश्रंघकार में घटने मर जल 
में छप-छप करता हुआ कोन जा रहा है, इसे कौन जानता है ? 
नारी का कंठ-स्वर उत्तर दे रहा था--दुसरा मला कौन होगा ? यातो 
कुत्ता होगा अथवा चोर | नहीं तो राजा का कोई गलाम होगा ॥ इस विषम 
वेला में गृह-त्याग तो कोई मी नहीं करता । 
नहीं रे, कुत्ता भी नहीं है और चोर भी नहीं है| कई मनुष्यों द्वारा पाँव 
से जल ठेलने का शब्द सुनाई पड़ रहा है। संमवतः कोई हतभाग्य राजकर्म- 
चारो है जो ग्राववयक तलब पा अपने रक्षक दलों के साथ पथ पर चल 
रहा है 
तामजाम के मीतर ग्रद्धंशायित संतोषदेव तुरत उठकर बेठ गए मानो 
दम्पति की कथावार्ता ने उन्हें विच्छु की तरह डंक मारा हो | कुत्ता अथवा 
तस्कर अथवा राजा के ग़लाम, एक ही पर्याथवाचो हैं ये सव । निश्चय ही यह 
तो एक दरिद्र श्रौर तिरक्षर दम्पति को कया है श्रोर अवश्य ही यह एक स्थल 
तरीके का मन्तव्य है, परन्तु कथा तो मोटे तौर पर गअसत्य नहीं है । राजा की 
गुलामी होने पर भी है तो यह घृणित प्रत॒श्य । स्व्ण-पिजर हो अथवा लौह- 
पिजर, बंदी पक्षी के जीवन में तो वहू एक सदृश दुमर्य लाएगा। 


रूप गोस्वामी ] [ १३१ 


खिन्न-हृदय संतोषदेव ने अपने सम्पूर्ण जीवन पर दुकृपात किया । उन्होंने 
घन-ऐश्वरयं यथेष्ट अजित किया और इसके साथ ही उरहें प्रचुर राज-सम्मान 
मी मिला | सुल्तान का क्रपा-पात्र समझ समी उनका ग्रादर करते हैं प्रौर 
संश्रप से उन्हें देखते हैं परन्तु यह सम्मान और ऐश्वयंमय जीवन तो भ्रमी मी 
दासत्व की श्ुृंखत्रा से ग्रावद्ध है । मक्ति की ग्राकाँक्षा से चिर दिनों से दग्घ हो 
रहा हु लेकिन ग्राज भी वह हस्तगत नहीं हुई । यह व्यर्थ का जीवन, यह 
बन्दपा जीवन आज निश्चय ही मेरे लिए दुवंह हो रहा है। नहीं, अब ओर 
अविफ नडीं, इधर राज-प्रशाप्तन के उच्च पद का त्यागकर और अपनी 
सम्पूर्ण सम्पत्ति को लुटा मैं मृक्ति-मार्ग का अनुगामी बनूगा और इष्ट-दर्शन के 
नि्मित्त, कृष्ण-प्राप्ति के निमित्त मृत्य को भी वरण करूंगा । 

उस दिन के उद्दीपन और आतंता के कारण संतोष देव का जीवन 
रूपान्तरित हो गया । राजानुग्रह और राज-सेवा का उन्होंने शीघ्र ही त्यागकर 
कृष्ण सेवा में अपना समग्र जीवन अधित छिया और इसके साथ हो महाप्रमु 
चतन्यदेव प्रदत्त रूप गोस्वामी नाम धारण कर उनके अन्यतम पाषंद के रूप में 
उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की तथा सम्पूर्ण मारतबर्ष में एक श्रेष्ठ वेष्णव नेता के 
रूप में कीत्ति अजित की । गौड़ीय वैष्णव घर के अन्यतम अधिनायक के रूप 
में उन्होंने जिस मूमिक्रा का निवंहग किया वह आज भी ग्रविस्मरणोय है । 

रूप गोस्वामी के पूर्व पुरुष दक्षिण मारतवषं के वंदिक ब्राह्मण थे । किसी 
समय ये लोग कर्णाटक के किसी प्रंचल मे राज्य करते थे । परवर्त्ती काल मे 
इसी वंश के कोई ग्रध:पतित पुरुष गोड़ देश में श्राकर राजसरकार में कार्य 
करने लगे और इस प्रकार स्थायी रूप से गौड़ देश में निवास करने लग गए । 

इसी वंश के मुकुन्द देव नाम के व्यक्ति गौड़ देश के शासक के एक सुदक्ष 
और प्रास्थावान्‌ उच्च कर्मेंचारो थे । इनके पुत्र का नाम था कुमारदेव जो एक 
धास्त्रविद॒ वैष्णव के रूप में प्रद्यात थे | असमय में ही अपने तीन अ्वयस्क 
(नाबालिग) पुत्रों को छोड़कर बे संसार से चल बसे और इस तरह पितामह 
मुकुन्ददेव के ऊपर अपने तीन पौत्रों, अमर, संतोष और बल्‍लम, को मनृष्य 
बनाने का मार झा पड़ा । 

परवत्तीकाल में अमर, संतोष और बल्लभ ने प्रभु श्री चेतन्‍्यदेव को ऊंपा 
और उनके श्राश्नय का लाभ पाया। प्रभु ने इनका यथाक्रम नूतत नामकरण 
किया - सनातन, रूप ओर श्रनुपम । अनुपम ते अपने एकमात्र पुत्र श्री जीव 
फो छोड़कर असमय में ही अपनी इहलीला समाप्त की । परवर्त्तीकाल में 
श्री चेतन्यदेव के अम्तरंग पार्षद के रूप में तथा व॒ुन्दावन के भक्ति-साम्राज्य 
के नियनन्‍्ता रूप में सनातन और रूप का भ्रम्युदय हुआ । 


१३२ ] [ मारत के श्ह्माव सांघ७& 


सनातन और रूप की शिक्षा में वितामह मुकुन्ददेव ने कोई त्रुटि न रहने 
दी । रामकेलि में राममद्र वाणीविलास के सन्निकट उन दोनों ने जब व्याकरण 
की शिक्षा समाप्त कर ली तत्र उन्हें नवद्वीप मेज दिया। वहाँ जाकर 
उन्होंने रत्नाकर विद्यावाचस्पति तथा वासुदेव सावंभौम के समीप उच्च शिक्षा 
ग्रहण को । 

म॒ुकुन्ददेव विचक्षण व्यक्ति थे। वे जानते थे कि मात्र शास्त्र विद्या के 
द्वारा राज्य सरकार में उच्च पद प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए 
तो चाहिए अरबी और फारसी भाषा को शिक्षा । सप्तग्राम के शासक सँयद 
फकरुद्दीन मुकुन्ददेव के मित्र थे । अरबी और फारसी के वे श्रगाघ पंडित थे । 
उनके तत्त्वावधान में रहकर दोनों माइयों ने इन दोनों माषाओं का बड़ी निष्ठा 
से भ्रष्यपयन किया और अल्प समय में हो उनमें व्युत्पन्नता प्राप्त कर ली । 

दरबार में पितामह की प्रतिपत्ति थी ही अतएव अल्प वयस में ही सनातन 
राजकायं में प्रविष्ट हो गए । अपनी प्रखर बुद्धि, प्रतिमा श्रौर कम कुशलता 
के कारण वे प्रधान सचिव के पद पर श्रासोन हुए । अपने कनिष्ठ भ्राता रूप 
को इन्होंने राजस्व विभाग में प्रविष्ट करा दिया । इन्होंने भी अपनी विद्या, 
बुद्धि ओर परिचालन की दक्षता के कारण अल्प समय में सुल्तान की दृष्टि 
श्राकर्षित कर ली, फलस्वरूप सुल्तान ने इनकी पदोन्नति राजस्व अ्रधिकर्त्ता के 


उच्च पद पर कर दो । 
गौड़ के सन्निकट रामकेलि ग्राम में दोनों माई निवास करते थे । पद- 


मर्यादा, वित्त तथा शिक्षा-दीक्षा के क्षेत्र में वे तो अग्रणी थे ही, धर्म एवं समाज 
का नेतृत्व मी उन्हीं लोगों के करायत्त था। रामकेलि के उनके निवास पर प्राय: 
शास्त्रविद ब्राह्मणों का जमघट होता जहाँ बड़े उत्साह से धमं-चर्चा एवं विचारों 
का आदान-प्रदान चला करता । रूप और सनातन की विद्या और विदग्घता 
सबों को दृष्टि अपनी प्रोर श्राकषित कर लेती । उनके घर पर तो ब्राह्मण 
और साधु-संन्यासियों को भोड़ लगी हो रहतो, मातृ-द्वय के आदर ग्राप्यायन 
तथा दान-ध्यान से सबों को पर्याप्त संतोष मी प्राप्त होता । 
रामकंलि के इस परिवेश से बाहर आने पर भातु-द्रय का एक और रूप 
परिलक्षित होता। वहाँ उनके गोड़ाधिप के आास्थावान्‌ श्रौर अ्रति अन्तरंग 
उत्तर करमंवरारों खर का दर्त होता । वे तो वहाँ दरबार के मुस्लिम परिवेश में 
रूतानतरित मनुष्य दिवनाई पड़त । उनको चोगा-चपक्रन समन्वित पोशाक, 
अरबी फारसी भाषा को उनकी चमत्कारिता तथा उनके मुसलमानी अ्ररब- 
कायदा को देखकर कोई यह नहीं समझ सकता कि वे एक निष्ठावान्‌ हिन्दू 
एवं सनातन घम्में के घारक श्रौर बाहक भी हैं । 


रूप गोस्वामी ] | १३३ 


रूप श्रोर सनातन के वंज में पूर्व से ही चेष्णवीय संस्कार विरासत के 
रूप में वर्तमान थे । भातु-द्वय में यह संस्कार अ्रब हने: शने: प्रबल हो गया 
प्रेम-मक्ति की इस घारा से उनका अन्तर अमभिसिचित हो गया; अब क्ृष्ण- 
कपा श्रौर कृष्ण-प्राप्ति हेतु उनके मनन श्ौर प्राण मी अघीर एवं चंचल हो 
उठ । मुक्ति जन्य उत्कटता और विषय-वेराग्य घीरे-घोरे दुनिवार हो गया । 


उस समय सम्पूर्ण गौड़ देश में नवद्वीप का चंचलकारी संवाद फंल चुका 
था। श्री चंतन्यदेव के अम्यदय की कथा, प्रेम-मक्ति घर्मं के उनके नवोन 
आान्दोलन की कथा भ्रन्य स्थानों को माति रामकेलि में भी भ्रालोचित ्रौर 
चचित हो रही थी । मक्त मानव ओर मुक्तिकामी मानव नवीनतर आवेग श्रौर 
नवीनतर आशा से श्रधीर हो रहे थे । 

प्रम श्रीचेतन्यदेव के चरणों का आश्रय पाने को इच्छा से मातृ-द्वय ने 
उस समय उन्हें पत्र मेजा; परन्तु प्रमु ने कुछ समय श्र प्रतीक्षा करने का 
प्रामशं दिया । 


इसके पश्चात्‌ संन्यास्त-ग्रहण के बाद प्रमु स्वयं व॒न्दावन गमन के व्यांज से 
एक दिन रामकेलि में आ उपस्थित हुए । रूप श्रौर सनातन दौड़ पड़ उनके 
पाद-पद्मों पर; संस्तार-त्याग हेतु मातृ-द्वय बेचेन हो गए हैं लेकिन इसबार मी 
प्रमु ने बाधां डालो--कुछ दिनों तक श्रौर घेयें घारण करने को कहा । 

प्रमु के उस दिन के दर्शन और आशोर्वाद के फलस्वरूप अ्राता-द्वय का मन 
विषय-वितृष्णा से मरपूर हो उठा । इसके बांद वे कंसे श्रपनी जंजीरों को 
काटकर उन्मक्त इवास ले सकेंगे, इसी चिन्ता में दोनों निमग्न हो गए । 


मन की इस निर्विण्णावस्था में उस दिन की दुर्योगमयों रात्रि में रूप के 
प्राणों में एक प्रचण्ड मचाल-सा आया और उन्होंने शीघ्र ही गृह-त्याग का 
निर्णय लिया । प्रम॒ श्रोचंतन्यदेव का पदाश्नय ग्रहण कर कंथा-करंकघारी 
वैष्णव के रूप में श्रीकृष्ण-मजन में अवशिष्ट जीवन ब्यतीत करने का उन्होंने 
संकल्प लिया । 

रूप और सनातन, भ्राता-द्य, अत्यन्त प्राकस्मिक रूप से राज-वेमव का 
परित्याग कर न तो वैरागी बने और न मंत्र-बल द्वारा प्रेममक्ति-रस के ज्ञाता 
हुए ? इसके लिए सांसारिक जीवन में, उच्च राजपद पर श्रवस्थित रहते 
सदा ही दीघ॑ प्रस्तुति के मध्य वे श्रग्सर हो रहे थे । इस प्रस्तुति का मूल्य- 
निरूपण न करने पर उनके त्यागपूत जीवन के मूल रहस्य का पता हमें नहीं 
लग सकता । मक्तिरत्नाकर में उल्लेख है-- 


१३४ ] [ भारत के महान साधक 


सदा शास्त्र-चर्चा करते दोनों जन | 

ग्रनायास करते वे खंडन-मंडन ।। 

न्‍्याससूत्र की व्याख्या निजक्ृत करते जो । 

सनातन रूप सुनकर दृढ़ होते जो॥। 

गवेषक और इतिहासकार सतीक्षचन्द्र मित्र रूप और सनातन की शास्त्र- 
चर्चा का मामिक चित्रण इस प्रकार करते हैं :-- 
एसी वात नहीं है कि केवल भ्राता-ह्य तक द्वारा किसी मत का खंडन 

या नूतन मत का स्थापन करते, किसी भ्रन्य पंडित द्वारा न्यायशास्त्र की कोई 
नूतन व्याख्या किए जाने पर जबतक उन श्राता-द्वय को ज्ञापित करा उनका 
अनुमोदन प्राप्त नहीं होता तततक किसी का भी चित्त सुस्थिर नहीं हो पाता । 
इस प्रकार उच्च राजकाये का सम्पादन करते हुए यरत्किचित अवसर प्राप्त 
होता, उसे आतृ-द्वय शास्त्र-चर्चा में ही व्यतीत करते। सनातन के गुरु 
विद्यावाचस्पति महाशय साघारणत: नवद्वीप-क समीप विद्यानगर में ही वास 
करते थे । जब कमी उनके ज्येष्ड भ्राता पुरी गमन करते श्रौर पिता काशी 
जाते तमी वे समय-समय पर दीघंकाल तक गोड़ में रहते । दूर देश-देशान्तर 
से जो सव शास्त्रविद्‌ पंडित ब्राह्मण श्राते, राजाज्ञा स आए हों अयवा सनातन 
के निमत्रण पर, युगल भ्राता अपने रामकेलि क॑ निवास पर उनकी समुचित 
अम्यरथंता करते और श्रद्धापू्वक आप्यायत कर उन समी को परितुष्ट करते । 
इस निमित्त अजस्त्र व्यय मार बहने करने में वे कमी हिचकिचाते नहीं । 
रामकलि में पाठशाला थी जहाँ संस्कृत-शास्त्र का पठन-पाठन होता था। 
वे इसके सभी अ्रनुष्ठातों के प्रधान संरक्षक थे। इस भश्रकार अनेक तरह से 
रामकेलि में अनेफानेक ब्राह्मणों का श्रागमन होता; सुदूर कर्णाटक से मी उनके 
प्रपने सम्प्रदाय के वैदिक ब्राह्मणों का आगनन होता । जिस प्रकार सुगंवयक्त 
कुसुम के प्रस्फुटन के कारण तज्जन्य सौरभ से ग्राकृष्ट हो चतुदिक से भज्र- 
समूह वह्हाँ इकट्ठ होते हैं, उसी प्रकार उनकी कीर्ति सवंत्र विकीर्ण हो गई 
थी। समागत ब्राह्मण पंडितों में से अनेक के लिए उन्होंने वासस्थान की 
व्यवस्था कर दी थी । 


कर्णाटादि देशों के आगत ब्राह्मणों को । 
रूप सनातन निज देशस्थ विप्रों को।। 
देते निवास जिन्हें गंगा के सन्निधान में । 
“मट्ठवाटी ग्राम में भट्ट गोष्ठी आवास में। 
जो थे सवंश्ञास्त्रविद्‌ सब भाँति अनुपम । 


रूप गोस्वामी ] [ १३५ 
कलककत्ते के समीप आधुनिक मट्टपल्ली ग्रथवा भाटपाड़ा की तरह रामकेल 
के समीप में गंगा के किनारे एक और भट्ट वाटी ग्राभ था जिसके चिह्न तक 
दिखलाई नहीं पड़ते अब । 
अवसर मिलने पर वे लोग केवल जास्त्रचर्चा करते, ऐसी वात नहीं है, 
घमं-सावता में मी उनके पेर पीछे नहीं थे । मानव का नूतन निर्माण एक ही 
दिन में नहीं हो पाता । समी प्रतिमाग्रों का उन्मेष तो पूर्व जन्म से ही होता है, 
यदि कोई ऐसा सोचता हो कि मुसलमान शासक के कर्मचारी, रूप और 
सनातन, वृन्दावन जाकर एक बारगी असाधारण पंडित श्र भक्तचूड़ामणि हो 
गए तो यह उनकी मिथ्या धारणा है। शभ्रातृ-द्वय तो पूर्व से ही असाधारण 
पंडित थे, साथ ही साथ, उनमें मक्ति का उन्मेष तो उनके कममय जीवन में 
ही हुआ था; ऐसा नहीं होने पर उन्हें देखने के लिए स्वयं महांप्रम्‌॒ चेतन्य 
नीलाचल से दौड़े हुए रामकेलि नहीं श्रा घमकते। युगल-श्राता श्रत्यन्त 
निष्ठापूव॑क श्रोमदमागवत का अध्ययन करते तथा वृन्दावन-लीला का भी प्रायः 
अनष्ठान करते । वृन्दावन-लीला के श्ननेक विग्रह रामकेलि ग्राम में अनेक 
जगहों पर प्रतिष्ठित किए गए थे, तभी तो इस ग्राम का अपर नाम था 
कृष्णकेलि । रामकेलि के उनके ग्रावास के चतुदिक श्यामकुण्ड, राधाकुण्ड, 
विशाखाकुण्ड- इस नाम से झ्नेको सरोवर थे। उनके साधन-भजन के सम्बन्ध 
में मक्ति रत्नाकर में उल्लेख हुआ है :- 
गृह समीप श्रति निभत स्थान में, 
कदम्ब कानन वीचद राधाइ्माम कुंड में । 
करते वृन्दावनलीला भरो करते चितन, 
न घरते धीरज श्राँखे चुचाती अनुक्षण ॥। 
अम्मी भो वे विग्नह-सेवा, साधु-संग और साधु-सेवा कर रहे हैं। समय- 
समय पर ऐसा करने में असम थे होने पर वे विरफ्त और विषण्ण हो जाते हैं । 
विषयी राजा की सेवा में राजकाये के परिचालन के क्रम में जब उन्हें पद-पद 
पर अपने मनोनुकूल पथ पर ग्रन्तराय उपस्थित होते हैं, तब वें भ्रविरत अनु- 
ताप की श्रग्नि में दग्ध होने लगते हैं । इसी भ्नुताप ने उनके लिए वेराग्य का 
पथ उन्म॒कत किया । 
रुप और सनातन इन दोनों भ्राताओ्रों में यौवन के प्रस्फूटन के साथ-साथ 
प्रतिमा का विकास भी दिवलाई देने लगा था, इपके साथ-साथ संस्क्रत शास्त्र 
तथा अरबी-फारसी साहित्य की पारदशिता भी सम्मिश्चित थी। तत्पश्चोत 
दोनों माई अ्पनी-अपनो विशिष्टता को लेकर उमड़े । एक ओर यदि दशशेन- 


१३६ ] [ मारत के महान साधक 
दास्त्र में 55 तन का कुछ विशेष प्रधिकार परिलक्षित हो रहा था तो दूसरी 
शोर काव्य-व्याकरणादि में रूप का । यौवनावस्था में लोगों में कवित्व का 
उन्मेष होता है और रूप में भी वसा हुआ था । गौड़ में रहते समय ही इन्होंने 
हसदूत श्रौर उद्धव-संदेश नाम के दो काव्यों की रचना की थी। भपने श्रग्रज 
की भ्रपेक्षा रूप ने फारसी माषा में भ्रधिक पारदशिता प्राप्त की थी, ऐसा 
प्रतीत होता है । इनकी काव्यानुरक्ति का यह प्रधान कारण है। इनकी माषा में 
काव्य-कला की जिस मधुर झंकृति को भ्रनुभति होती है उसे फारसी साहित्य का 
ही ऋण स्वीकार करना पड़ेगा । भ्रपनो तरुणावस्था में सप्तग्राम में रहकर, 
दोनों भाइयों ने तत्कालीन प्रसिद्ध पंडित और दासनकर्त्ता संयद फकरुद्दीन के 
समीप रहकर फारसी भाषा की शिक्षा उपार्जित फी थी । 
सनातन को विद्या-बु द्ध श्रौर का्यदक्षता से मुग्ध होकर सुल्तान हुसनशाह 
ने उनके कनिष्ठ श्राता रूप को राजस्व विभाग में एक ऊँचा पद प्रदान किया । 
इस विभाग के कार्य-संचालन में जिस सूक्ष्मता, कार्यकुशलता और लोक-परि- 
चालक को क्षमता प्रयोजनीय है, रुप में वें समी थे | वे स्थलकाय थे । उनको 
मुखाकृति में एक प्रखर तेजस्विता प्रच्छन्न थी जिसे देखते ही लोग वाग के 
मस्तक उनके समक्ष अवनत हो जाते । सनातन की कोमल काया, प्रशान्त मूर्ति 
और माव-गांमीय को देशकर लोक-वाग उनकी मक्ति करते; रूप की मुख- 
प्रतिमा देखकर सभी उनसे मय खाते थे । रूप के सदृश व्यक्ति ने लोकपाल 
होकर जन्मग्रहण किया था । वुन्दावन जाकर वे ही वहाँ पर तत्कालीन सर्वे- 
सर्वा हो गएथे। उन जैसे गंमीर मानव के अन्तःकरण में किसी प्रकार को 
नीचता अथवा संकीणंता नहीं थी, रीलिए सत्र स्वंकायें में व विश्वासी 
और प्रतिपत्षिशाली हुए। 


' राजकायं में रूप की अप्रतिहत क्षमता और विश्वस्तता के कारण सुल्तान 
हुसेनशाह ने उन्हें साकर या साकेर ([विश्वस्त) मल्लिक, इस सम्मानसूचक 
नाम और उपाधि से विमूषित किया था । वे सभी कार्य बल और दर्प के साथ 
करते । अपने संकल्प के निर्धारण में वे विलम्ब नहीं करते; संकल्प करने के 
साथ-साथ वे उसे कार्यरूप में परिणत करने के लिए दृढ़ चेष्टा करते । राजस्व- 
सचिव ख्ूप में, रूप राजा-प्रजा समी के प्रेम-पात्र बने, यह कहने को श्रावदयकता 
नहीं है। वे इस प्रकार सुचारु रूप से फारसी लिखते ,पढ़ते भ्रौर धाराधप्रवाह 
बोलते और सभी मुसलमान कर्मचारियों में मिश्रित हो कार्य-निष्पादन करते कि 
कोई यह नहीं समझ पाता कि साकर मल्लिक हिन्दू हैं श्रथवा मुसलमान । 
विधियों के साथ नाना प्रकार के सम्मिश्रण के परिणामस्वरुप अआतु-ढय के 


रूप गोस्वामी ] [ १३७ 


फतिपय श्राचरण म्लेच्छाचारी हो गए थे । इन लोगों के अधिकांश समय 
राजकायय में व्यतीत होते तथा मुसलमानी हाव-माव को भ्रंगीकार करते समय 
आत्मगोपन हेतु वाध्य होने पर भी ये स्वगुद्ट में कमी भी झ्ाास्त्र-चर्चा का 
परित्याग नहीं करते । पंडितगणों से मेंट हो जाने पर ये युगल-वम्धु दर्शनादि 
दास्त्रों को लेकर घोर तक-वितक फरते ।' १ 

उस दिन सुल्लान के साथ साक्षात्कार होने के उपरान्त रूप रामकेलि 


लौट आए श्र ज्येष्ठ भ्राता सनातन के कक्ष में श्रविलम्ब प्रविष्ट हो अपना 
सं कल्प निवेदित करने लगे । 


सब कुछ सुन लेने के पश्चात्‌ सनातन गंभीर हो गए और प्रशान्त स्वर 
में बोले--'तुम्हा री सम्पूर्ण वक्‍तृता मैंने सुन ली परन्तु मैं इसमें अपनी सहमति 
नहीं दे सकता भैया । मैं ज्येष्ठ हु' और मैंने स्थिर कर रखा है कि प्रथम मैं 
हो संसार-त्याग करूँगा । श्रागे मुझे जाने दो, पीछे सुयोग पाकर तुम भी एक 
दिन चले आना ।* 

रूप तो अपने सिद्धान्त पर श्रटल थे । करवद्ध हो उन्होंने कहा--' निइचय 
ही तुम मावनात्मक कथा कहते हो परन्तु इसके साथ शालीनता अथवा तर्क॑- 
संगत कथा भी जुड़ी हुई है। यदि तुम श्रग्रसर हो मुझसे पूव॑ं संसार-त्याग 
करते हो तब वैसी दशा में लोक-बाग मुझे वया कहेंगे ? मैं ज्येष्ठ भ्राता हूँ 
कग्रौर मेरी उम्र गी भ्रव अधिक : चली है । इस उम्र में अब राजकायं से 
छुटकारा लेना मेरे लिए स्वंथा उचित ही है। तथापि महाप्रमु के उपदेशान सार 
अभी तक मैं संसार में लिप्त रहा, भब मेरा भो घेयं जाता रहा | मुझे भी तो 
श्रव वैराग्य ग्रहण करना ही होगा ।' 

प्रव रूप ने भ्रपनी युक्ति और तर्कों का जाल विस्तीर्ण किया। दृढ़ स्वर 
में निवेदन करने लगा -- राज सरकार में ग्रापने अत्यन्त दायित्वपूर्ण काये 
ग्रपने ऊपर-ले रखा है। शान्ति का समय हो अथवा प्रशासन का व्यापार हो 
अथवा युद्ध-विग्रह की समस्या हो, सवंदा बादशाहू श्रापके मतामत को बहुत 
मुल्यवान्‌ मानते हैं श्रोर श्रापका परामर्श लेते हैं। क्या ऐसा नहीं है ?' 

'हाँ, यह तो यथार्थ ही है ।' 
विशेषकर इस सप्रय उड़ीसा के राजा के साथ वादशाह का घोर विरोध चल 
रहा है, किसी मी समय युद्ध छिड़ जाते की श्राशंका है ।' 

'हाँ, इस संमावना को यों ही उड़ाया नहीं जा सकता । 
१. रूप गोस्वामी : शतीशचन्द्र मित्र 
११/१८ 


१३८ ] [ भारत के महान साधक 
'इसो लिए तो इस समय राजकायं का परित्याग करने १र बादशाह क्रोधा- 
मिमृत हो जाएगा । तत्पश्चात्‌ जब मैं पुनः प्रयास करूंगा तो उसकी घारणा 
बद्धमूल होगी कि हमलोगों ने किसी पड्यंत्र के तहत एक साथ राजकाये से 
त्याग-पत्र देकर उसे विपत्ति में ढ़केलने की चेष्टा की है । इसके परिणामस्वरूप 
वह॒हमलोगों के आत्मीय और स्वजनों पर घोर अ्रत्याचार करेगा । इसीलिए 
आप मेरे प्रस्ताव को मान लें ।' 

सनातन श्रव कुछ नरम पड़े । इस सुयोग को पाकर रूप ने पुनः कहा-- 
'परिवार तथा आत्मीय कुटुम्बियों के भरण-पोषण की सभी व्यवस्थाएँ मैं 
सवंप्रथम शीघ्रता से करता हुं और एतत्सम्बन्धी आपको कोई चिन्ता न होगी । 
मैं ऐसी व्यवस्था कर जाऊंगा जिससे कि मेरे चले जाने के उपरान्त आप भी 
यहाँ से सहज रूप से निष्क्रण कर सकेंगे ।? 
इस वार रूप की श्रम्यथना स्वीकृत हुई | “निश्चय ही सनातन प्रञ्ञ॒ एवं 
विचक्षण थे, परन्तु सांसारिक व्यवस्था को लेकर वे किसी प्रकार की माथापच्ची 
करनेवाले नहीं थे, प्रधानतः रूप ही ये सभी व्यवस्थाएँ करते । तत्पश्चात 
बद्ध श्रकोष्ठ में अआवृ-द्यय ने प्रचुर समय तक सम्मिलित परामर्श किया श्रौर 
मावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में एकमत हो निर्णय लिया । 
प्रतिशीघ्रता के साथ रूप ने सबों के साथ पावना का लेखा-जोखा कर 
उम्ते समाप्त किया । रामकेलि राजधानी गौड़ करे अत्यन्त निकट है अतएव 
परिजनों का यहाँ रहना अब उतना निरापद नहीं है, ऐसा शोच कुछ आत्मीय 
परिजनों को अपने चन्द्रदीप के महल में [मजवा दिया । फतेहाबाद के प्रेममाग 
में उनलोगों का एक और महल था, वहाँ मी अनेकों को मिजवा दिया। धन- 
सम्पत्ति आदि सभी वस्तुओं की व्यवस्था पूरी कर ली । विग्रह की सेवा 
उलगुर, ब्राह्मण तथा प्रापकों को कोई अधुविधा न होवे, तज्जन्य इन्होंने 
मुक्तहस्त ही दान दिया । इस दान-व्यवस्था के सम्बन्ध में चेतन्‍य चरित्रामत 
में उल्लेख हुमा है :--. हु 
तब रूप ग्रोसाई” नौका मरकर । 
अचुर धन ले लौट अपने घर पर । 
दिया भअद्धं भाग ब्राह्मण वैष्णवों को । 
एन; चतुर्थार बाँदा निज परिजन को । 
मुक्ति-चन हेतु रखा चतुर्थाश को । 
कई स्थानों पर रखा सद्‌ विश्रों को । 
इसके अतिरिक्त किसी भावी संकट की आशंका से सनातन के निमित्त उन्होंने 
5 हलवाई के पास दस सहख्न मुद्राएं जमा करके रख दीं । 


रूप गोस्वामी | | १३६ 


इसीबाच श्रीचैतन्य के संधान हेतु रूप ने लोगों को नीलाचल मेजा था । 
ज्ञात हुआ कि प्रमु झारखंड के मार्ग से वन्दावन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं । 
उनके साथ मार्ग में हो सम्मिलित होकर. इकट्छे उनके साथ वन्दावन पहुंचने 
हेतु रूप वेचेन हो उठे । अतएव अवशिष्ट समी कार्यों का शीघ्रातिश्ीघ्र 
निष्पादन कर उनके पाँव झारखंड के जंगलों की ओर दौड़ पड़, साथ थे 
मुम॒क्ष कनिष्ठ भ्राता अश्रनुप न । 


कुछ दूर अग्रततर होने पर विदित हुम्ना कि सनातन के वेराग्य को प्रवणता 
से ऋद्ध होकर हुसेतशाह ने उन्हें मुख्य सचिव के पद से पदच्युत कर कारागार 
में डाल दिया है। तत्क्षण रूप ने मार्ग से ही एक व्यक्ति द्वारा पत्र भेजा । 
पत्र में सूचित किया कि संकट का अनुमव होने पर हलवाई के पास संचित 
राशि का उपयोग, उत्कोच के रूप में, कर कारागार से उन्मुक्त होकर आवें । 

मुक्ति हेतु इसके अतिरिक्त सनातन के लिए दूसरा कोई वेकल्पिक मार्ग 
नहीं था; श्रतएव कोरागर से निष्क्रान्त हो वे सीधे चेतन्य महाप्रमु के चरणों 
का आश्रय-ग्रहण द्वेतु यात्रा पर निकल पड़े । लम्बी यात्रा तय कर वे काशी 
पहुँचे जहाँ उन्हें महाप्रमु के दशेन हुए । इस दशंन के समय हो प्रभु ते 
आत्मसात्‌ कर लिपा सनातन को । 

इघर प्रयाग पहुँचने पर रूप और वल्लम को ज्ञात हुआ कि वृन्दावन से 
लौटती यात्रा में श्री चेतन्‍्य वहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रमु का चिर ग्राकांक्षित 
दर्शत इस बार संमव होगा और उनके चरणाश्रय भी प्राप्त हो सकेंगे, यह 
शोच रूप के आनन्द को सीमा न रही । 

श्रीचेतन्‍्य विन्दुमाषव के मंदिर में झ्राए हुए हैं, कया ही भावाविष्ट 
श्रपृवं मुत्ति है ” मधुर कठ से वे श्रीकृष्ण नाम ले रहे हैं। इस देव-मानव 
के दश्शनाथ सहस्र-सहल्न भक्त प्राए हुए हैं। उन्हें केन्द्र बनाकर भक्त और 
दशनार्थी ग्रानन्द मे विह्वल हो नाच और गा रहे हैं। वहाँ तो एक प्रपार 
जनसमूह विराजमान है! 

दूर से हो प्रमु के दिव्य भावावेश को देखकर रूप का सम्पूर्ण शरीर 
पुलकित हो रहा है ओर नैत्रों से प्रश्नुवारा प्रवाहित हो रही है; परन्तु उस 
प्रपार जनसमूह के मध्य भला प्रभु के सम्मुख किस प्रकार हो सकेंगे ? उस 
दिन एक दाक्षिणात्य ब्राह्मण के घर श्री चेतन्य को भिक्षा का निमंत्रण था । 
वहाँ उनके उपस्थित होते ही भातु-द्वव ने वहाँ जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाप् 
निवेदित किया प्रमु ग्रत्यधिक उल्लप्तित हुए श्रौर बार-बार कहने लगे-- 
'कृष्ण की तुमलोगों पर क्या द्वी श्रपार करुणा है कि इस बार दोनों जनों 


भारत के महान साधक | | १६४० 


का उन्होंने विषय-कूप से उद्धार किया है। तुम दोनों माई अहा, कितने 
माग्यवान्‌ हो ! 

त्रिवेणी के संगम पर प्रभ भक्त-गृह में निवास कर रहे हैं। निकटस्थ 
एक कुटी में रूप और बल्‍लभ भी निवास करने लगे । 

उन्हीं दिनों वँदिक यज्ञों में पारंगत और ज्ञास्त्रविद्‌ वल्लम भट्ट त्रिवेणी 
के समीप एक ग्राम में निवास कर रहे थे । गौड़ देशागत अपने नव 
मक्त-द्वय के साथ. श्री चैतन्य को उस दिन भट्टजो ने अपने घर निमंत्रित 


किया । 
रूप की दिव्यकांति और मावावेश को देखकर वललम मृर्घ हो उठे । 


वे ग्रानन्‍द से उन्हें आलिगन करते जा रहे हैं परन्तु रूप चकित हो उनसे दूर 
सरकते जा रहे हैं, "नहीं, नहीं, मट्ठजी आप मेरा स्पर्श क्यों कर रहे हैं ? 
मैं तो एक अपृश्य पामर है । इतता सनय तो मैंने पाप कर्मों में ही व्यतीत 
किया है, मैं तो आपके स्पर्श योग्य नहीं हूँ । 
विलासिता श्रौर मोगेश्वर्य में चिरलालित, शक्ति के शिखर पर सदा 
रहने के अम्यस्त व्यक्ति, रूप, के इस देन्य और वैराग्य-माव से चेतन्य महा प्रभ॒ 
अत्यधिक संतुष्ट हुए । समीप हो बैठे महाप्रमु मंद-मंद मुस्कान के द्वारा 
श्रपनी तृप्ति प्रकट कर रहे हैं । 
प्रयाग में दम दिनों तक रूप ने प्रमु के सान्निष्य में निवास किया । इन्हीं 
दस दिनों के मीतर उनके सात्विक श्राघार में अवांछित तत्वों को विनष्ट कर 
प्रमु ने ढाल दिया उसमें वेष्णदवोय साथना के गूढ़ तत्त्व और निज मुख से 
व्याख्या एवं विश्लेषण किया ब्रजरस के परम तत्त्वों का। १ 
श्रद्धा, मक्ति श्र क्ृष्ण-सेवा के माहात्म्य का निर्ूषण करने के परचात्‌ 
प्रभु ने मक्ति-साधना के क्रम में कृष्ण-मक्ति के रस का वैचित्य तथा सर्वोपरि 
कान्ता-माव-सम्पन्न मघुर-रस का दिग्दशन करया । मात्र इतना हो नहीं, 
कृपापूवंक इस नवीन साधक रूप के अ्रन्दर उन्होंने शक्ति का संचार मी किया । 
कृष्ण मक्ति तत्त्व ओओ रस तत्त्व के प्रान्त । 
साथ-साथ बतलाया प्रमु ने मागवत सिद्धान्त ॥ 
रामानन्द से जितने भी सुने थे सिद्धान्त । 
कृपाकर संचारित किया सभी रूपपें निश्नान्त ।। 
पुनः किया शक्ति का संचार रूप हृदय में । 
किया प्रवीण निरूपित कर सब तत्त्व सत्वरमें ।। 


( चै-चरित्रामृत ) 


१. श्री चंतन्य चन्द्रोदय : कवि फर्णपुर । 


रूप गोस्वामी |] [ १४१ 

एक स्वर्गीय आनन्द से रूप का हृदय मर उठा ग्रौर प्रमू-कृपा से उनका 
जीवन कृतार्थ हुआ । श्रव प्रभु वाराणसी की भ्रोर प्रस्थान करेंगे, प्रेमालिड्भ न 
प्रोर आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा--'रूप तुम वन्दावन की ओर जाओ । 
तुमने जिस तत्व को पाया है, वह अब वृन्दावन की पावन भूमि में स्फ्रित 
हो उठे, यही मेरी कामना है ।' 

तत्पश्चात्‌ रूप ग्रौर श्रनुपम वृन्दावन चले श्राए । यहाँ आ्राने पर उनका 
साक्षात्कार भमक्त-प्रवर सुबुद्धि राय के साथ हुम्ना । 


सुब॒द्धि राय गौड़ देश के एक प्रमावशाली जमीन्दार थे। वादशाह 
हुसेनवाह अपने प्रारम्मिक जीवन में जबत्र वे एक श्रसहाय श्रौर सम्पत्तिहीन 
युवक थे तब उन्होंने सुबुद्धि राय के यहाँ एक निम्न श्रेणी की नोकरी की 
थी । किसी श्रपराध के कारण कुपित होकर सुबुद्धि राय ने उसे कौड़े से 
प्रताड़ित करवाया था । इत कशाघात जन्य ब्रण का दाग बहुत दिनों तक 
उसके दरीर पर बना रहा। परवर््तीकाल में इसी हुसेन के भाग्य ने पलटा 
खाया श्रौर वह गौड़ प्रदेश का बादशाह वन बेठा । 


एक दिन हुसेन शाह की बेगम ने अपने स्वामी की पीठ पर इस दांग को 
देखकर विस्मययूवेक्त जिज्ञासा को। पुरातन दिनों की घटनाप्रों का उल्लेख 
करते हुए बादशाह ने प्रपने प्राक्‍्तन स्वामी सुबुद्धि राय द्वारा वेत्राघात की 
कथा कह सुनाई । यह कथा सुनते ही बेगम उत्तेजित हो गई भर सुबुद्धि राय 
को प्राणदण्ड देने हेतु हठ करने लगी । परन्तु हुसेनशाह यह दण्ड देने हेतु 
तैयार न हुए । उसने कहा कि प्राकतन अन्नदाता को प्राणदण्ड देना उसके लिए 
संमव नहीं है । तत्पश्चात्‌ वेगम और सरदार! ने मिलकर स्थिर किया कि 
प्राण-नाश के बदले सुबद्धि राय का धर्मताश किया जाय । अपराधो के मुख 
में अखाद्य ठ'सकर यह प्रस्ताव कार्यान्वित किया गया । 


जातिश्रष्ट श्रौर मर्माहत सुब॒द्धि राप तब राज-पाट त्याग कर काशी में 
शास्त्रविद्‌ पंडितों के समीप उपस्थित हुए जातिनाश जन्य प्रायश्चित को जानने 
हेतु । पंडितों ने उनसे तप्त घी पान करके प्राणत्याग का विधान बतलाया । 

उस समय भहाप्रभु चैतन्य काशी में ही विराजमान थे जहाँ मक्‍त-समाज 
उन्हें घेरकर मांवोहीप्त हो रहा था। महाप्रमु के चरणों में निपात करते हुए 
भींगी पलकों से सुबृद्धि राय ने कहा - 'श्रभु, श्राप तो स्वयं ही ईश्वर हैं। भाप 
मुझे जातिविनाश जन्य पाप से छुटकारा हेतु प्रायश्चित का विधान बतलाव । 

महाप्रम ने कहा-- जितने भी पाप हैं वे एकबारगी क्ृष्ण-ताम लेने से ही 
घुल जायेंगे; जीवों की क्‍या विसात जो वह उतना पाप कर सके ? तुम्हें कोई 


१४२ | | भारत के महान सौधक 


मय नहीं है। तुम वृन्दावन जाकर प्रतिदिन ब्रज की पावन घूलि में लुठित 
होवो और कृष्ण नाम के जप ओर ध्यान से अपने जीवन को सार्थक करो । यह 
हुआ तुम्हारे प्रायश्चित का विधान । 


सुबृद्धि राय के प्राणों में ग्रव नव आशा का संचार हुआ । वृन्दावन आकर 
उन्होंने त्याग भ्रौर तितिक्षामय वैष्णव जीवन का प्रारम्भ किया । 

गौड़ बादशाह के अन्यतम प्रधान कर्मचारी, रूप को सुवुद्धि राय भलीर्भाति 
पहचानते थे। वैरागी होकर उन्होंने महाप्रभु की शरण ली है और वृन्दावन 
आ गए हैं, यह जानकर उनके आनन्द की सीमा न रही । 

रूप और अनपम को उन्होंने प्रेमणाश में जकड़ लिया और घूम-घूमकर 
द्वादश वनों का दहन कराया | 

महाप्रमु चैतन्य को कृपा-कथा, श्रोकृष्णलीला के माहात्म्य की कथा के 
आलोड्न-विलोड़न में श्रानन्द से कुछ समय व्यतीत हो गए । 

उस समय लोकनाथ और मुगमं ब्रजमंडल के भीतरी भागों के जंगलों में 
भ्रमण कर रहे थे श्लौर इनलोगों के साथ रूप श्रोर अनुपम का इस समय तक 
साक्षात्कार नहीं हुआ था । प्राय: एक महोना तक वृन्दावन में वास करने के 
उपरान्त रूप के मन में उच्चाटन होने लगा । ज्येष्ठ भ्राता सनातन चिरदिनों 
से इनके पथप्रदशंंक ओर परिचालक रहे हैं। गृद की नाई रूप उनकी श्रद्धा 
करते हैं। ऐसे सनातन क्या ग्रमी मी बादशाह के कारागार में आत्रद्व हैं 
अथवा उनकी मक्ति हो गई है, यह सूचना उन्हें श्रमी भी अशप्राप्य है। मन 
को चिन्ता किसी प्रकार दूर नहीं हो रहो है। बहुत कुछ सोच-विचारकर 
अन्त में कुछ समय के लिए भातृ-द्वय ने वन्दावन का परित्याग किया श्रौर 


वाहर निकलकर सनातन के संधान में लग पड़े । वे पैदल काशी की ओर 
चल पड़े । 
इसी बीच कारागार से मुक्ति पाकर सनातन काशी आ गए जहाँ उन्होंने 
महाप्रम॒ चतन्य की कृपा प्राप्त की । वहाँ से वे भिन्न मार्ग से वन्दावन पहुँचे 
प्रौर उनका साक्षात्कार रूप से नहीं हो सका। काशी पहुँचकर सनातन का 
संवाद पा रूप प्रकृतिस्यथ हुए | महाप्रमु की कृपा उन्हें प्राप्त हुई, यह जानकर 
आनन्द से उनके प्राण मर उठे । 
उनके प्रनुज प्रनूषम तो थे राषचन्द्रोपासक और वृन्दावन में निवाप्त करते 
हुए मी उस सम्पर्क के वात्रजूद श्रपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहे थे । 
उन्होंने रूप से कहा कि उतका मन गोड़ देश की ओर चला जाता है, और इस 
मय ० ब्> ब्ध में ःि वि 
समय सनातन भी संसार त्यागकर चले आए हैं, ऐसी दक्शा में रूप यदि पुनः 


रूप गोस्वामी ] [ १४३ 


एक वार कुछ समय के जसिए गौड़ देश चले जाँयर शौर वहाँ समी चीजों कीं 
व्यवस्था करके चले श्रार्वे तो बड़ी सुविधा होती । 

कनिष्ठ श्राता के अ्रनुरोध पर रूप को सहमत होना पड़ा और श्राता-द्वय 
गोड़ देश की ओर प्रत्यावतंन कर गए। वहाँ पहुँचने पर एक बड़ी विपत्ति आ 
गई; अल्प समयोपरान्त एक मारात्मक रोग से पीड़ित होकर अनुपम ने अपना 
शरौर-त्याग किया । 

अनुज को शोकावह मृत्यु ने रूप को श्रमेक सांतारिक दायित्त्व एवं सम- 
स्थाग्रों के वीच ढकेल दिया । इधर महाप्रभु॒ चेतन्य के चरण-दर्शन हेतु और 
उनके पुण्यमय सान्निष्य हेतु उनका मन अधीर हो उठा । श्रतएवं यहाँ की 
समस्याओं को शीघ्रता से यथाप्तमव निपटाकर पैदल वे नीलाचल की श्रोर 


- दौड़ पड़े । 
थ्रागं बढ़ने पर रूप ने मन ही मन निदुचय किया कि प्रथम वे भक्त 


हरिदास की कुटिया में ग्राश्रय ग्रहण करेंगे गौर तत्पइचात्‌ सुप्रवसर पाकर 
करेंगे प्रम-चरणदशंन। दोघेकाल तक गौड़ देश के दरबार में म्लेच्छों के 
स्पद्श -दोष से वे यक्त हैं अतएत्र महाप्रमु के निष्ठावान्‌ उच्चवर्ण के भक्तों के 
यहाँ गृह-निवास करना इनप्रें पक्ष में समोीचीन नहीं होगा । 

प्रवीण भक्त हरिदास की कुटिया में पहुँचते हो उन्होंने रूप को अपने मुज- 
पाश में श्रावद्धकर ज्ञापित की अपनी आन्तरिक संवद्धंना और सस्नेह कहा-- 
रूप, तुम श्रावोगे, इसे हम समी जानते थे। तुम तो महामाग्यवान हो जो 
महाप्रम साग्रह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और बारम्बार कर रहे हैं तुम्हारी 
हो चचा ।' 

प्रमु चेतन्यदेव की [दिनचर्या थी प्रत््यह प्रत्यूष में भ्रन्तरालवासी परम भक्त 
हरिदास को दहन देना । जगन्ताथदेव के उपल भोग के समय अपने गणों के 
साथ प्रम॒ वहाँ उपस्थित रहते और तत्पश्चात्‌ ही चले जाते ह॒रिदास की 
निभृत कुटी में । यहाँ पर अन्तरंग पाषंद और मक्तों के साथ इष्टगोष्ठी एवं 
प्रेमरस-तत्त्व की आलोचना चला करती । 


हरिदास की कुटिया में प्रभु के पदापंण करते हो रूप ने दौड़कर अपना 
दण्ड वत्‌ प्रणाम निवेदित किया । आलिगन और कुशल-वार्त्ता के पश्चात्‌ सभी 
श्रानन्‍द से प्रमु को घेरकर बैठ गए श्रौर इसके साथ हो प्रवाहित होने लगा 
भागवत शौर कृष्ण-कथा का ज्वार । 

उप्त समय पुरीधाम की रथ-यात्रा श्रासन्न थी। प्रमु-दर्शन ओर सान्निध्य 
के लोम से गौड़ के भक्तदल पैदल लम्बी यात्रा सम्पन्न कर पहुंच चुके हैं और 


श्ड्ड ] [ भारत के महान साधक 


प्रमु से मितकर ग्रानन्द-रस में डूबकर मत्त हो रहे हैं। इस भवित-मंढली के 
बीच आए हुए हैं प्रवीण वैष्णवाचार्य श्री अद्वत, नित्यानन्द आदि । 
उस दिन कतिपय गअन्तरंग भक्तों के साथ हरिदास की कुटिया में प्रमु का 
प्रागमन हुआ है । रूप को आलिगन करते हुए उन्होंने भ्रद्दत एवं नित्यानंद 
से कहा--“क्ृष्ण के आ्राह्मान पर रूप विषय-कृप छोड़कर चले भाए हैं। आप 
दोनों जनें इन्हें आ्राशीर्वाद दें जिससे ये कृष्ण-मजन में सिद्धि प्राप्त कर कृष्ण- 
मतक्ति-रस के ग्रंथों का निर्माण कर सकें, जिसकी साधना करने से जीवों का 
कल्याण हो सके ।” 
राय रामानन्द, स्वरूप दामोदर प्रभृति गरौड़ीय नेताश्रों ने इस नूतन 
प्रतिमायान्‌ मकक्‍त को प्राणदायक आशीर्वाद प्रदात किया । रूप के मुख-मंडल 
पर एक विशेष प्रकार के माघुयं श्रौर कमनीयता थी । ये स्वभाव से अत्यन्त 
विनयी थे और देन्य की पराकाष्ठा थे। फलस्वरूप प्रमु के गौड़ीय धौर उड़िया 
मक्‍तों के मध्य ये अत्यधिक प्रिय हो गए । 
प्रमु श्रपती मक्ति-मंडली के साथ जहाँ-जहाँ उपस्थित होते वहाँ-वहाँ 
दिव्यानन्द की घारा प्रवाहित होने लगती । मक्य और प्रेम के दिव्य सावाबेश 
में समी मदोन्‍्मत्त हो कभी तो मंदिर के चबूतरे पर कीत्तंन करते तो कभी 
समुद्र-स्नान करते अथवा कमी गूंडीचा जाकर सफाई का कायें करते। 
प्रकार उत्सव और ग्रानन्दोच्छुवास में दिन पर दिन घ्यतोत होने लगे । 
मक्‍त हरिदास की भाँति रूपभी श्रपने को देनन्‍्यवश म्लेच्छाघम समझते 
थे। भ्रतएव वे जगन्नाथ के मंदिर में कभी भी प्रवेश नहीं करते, दूर से ही 
दर्शन और प्रणाम करते । श्रधु के नत्तंन, कीत्तन एवं पुण्यमय नाना अनुष्ठानों 
में प्रबल जन-संघट्ट होता परन्तु रूप यत्नपृवंक उन स्थानों का भी परिहार 
करते हुए चलते । वे दूर से ही अ्रमु और उनकी भक्ति-गोष्ठी की आनन्द- 
लीला का मुम्ध नेत्रों से दशत करते और बार-बार निवेदित करते अपने 
प्रणाम । 
परंतु रात्रि का भ्रधिकांध समय हरिदास को निज॑न भजन-कुटी में ही 
व्यतीत करते । यहाँ पर हरिदास अपने संकल्पित नाम-जप में हो श्रधिकाश 
समय संलग्न रहा करते श्रोर इसी कुटिया के एक निर्जन कोने में रूप संलग्न 
रहा करते रस-शास्त्र के अ्वगाहन तथा ग्रंथ-निर्माण में । 
जगन्नाथदेव के मोग-राग सम्पन्न होने के पश्चात्‌ एकान्तवात्ती भकत-द्यय 
हरिदास एवं रूप के निमित्त, प्रत्यह प्रसाद भेजना पड़ता । इस श्रसाद को ग्रहण 
करके दोनों निज-निज निर्दिष्ट साधना तथा कर्मों में निरत हो जाते । 


इस 


रूप गोस्वामी |] [ १४५ 


'रूप गोस्वामी श्राजन्म एक सुकवि थे। इस प्रकार एकाधार में कवित्व, 
पांडित्य और भक्ति का दर्शन विरल है । गौड़ प्रदेश में रहते समय इन्होंने 
हंसदूतओर उद्धव-संदेश नाम के काव्य को रचना की जो परवर्त्ती काल में वुन्दा- 
वन में प्रचारित हुई । गृह-त्याग कर अपने श्रागमन के साथ-साथ इन्होंने कृष्ण- 
लीला विषयक नाटक को रचना की । इसमें इन्होंने निश्चय किया है कि कृष्ण 
की ब्रजलीलाएँ एवं अन्य लोलाओं को एकत्र लिखगा । बाद में नोलाघल श्राते 
समय स्वप्नादेश और महाप्रम की आज्ञा, इन दोनों के कारण पूथक-पृथक दो 
नाटकों की रचना करने का संकल्प इन्होंने लिया । श्री कृष्ण को ब्रजलीला 
सम्बन्धी नाटक का नाम इन्हींने “विदग्घ-माघव” दिया है एवं श्रपनी पुर- 
लीला विषयक नाटक का नामकरण “ललित-माधव' किया है। नोलाचल 
आगमन के पदचात्‌ इन्होंने श्रत्यघधिक एकाग्रता के साथ इन दोनों नाठकों का 
सृजन एक ही समय में किया । हरिदास ठाकुर की शान्तिरस-वर्षिणी कुटिया, 
महाप्र म्‌ की सत्संगति श्रौर उनके श्राशीर्वाद के फल्नस्वरूप ही इनमें सहजात 
कवित्व-प्रतिमा का स्फ्रण विशिष्ट रूप से हुआ था । ग्रंध-हय का अधिकांश 
माग अपने नोौलाचल निवास के समय लिखा गया, पश्चात्‌ वुन्दावनवाम आाग- 
मन पर विदग्ध-माधव की समाप्ति पहले हुई भ्रौर तदुपरान्त ललित माधव की 
समाप्ति की गई ।* 


नीलाचल को वृहृत्तर और महत्तर रथ-यात्रा का समय समीप भरा गया 
था। श्री जगन्नाथदेव की विजय-यात्रा को देखकर अपने मन और प्राण को 
साथक करने हेतु मारतवर्ष के कोने-कोने से लक्ष-लक्ष नर-तारी इस समय महा- 
घाम में पधार चुके हैं। इस रध-यात्रा का एक दूसरा बड़ा आकर्षण था-- 
देवमानव महाप्रभु चतन्य की उपस्थिति और उनका नृत्य-कीत्तिन । 


रथ का कषंण प्रारम्म होते ही अपने भक्तों और पाषंदों के साथ उसके 
श्रग्रमाग में महाप्रभु का कीत्तंन प्रारम्भ हो गया। उन्तकी दिव्य श्रोमंडित 
गौर देह में सात्विक प्रेम-विकार का ऐश्वयँ प्रकटित हो रहा था और इस 
ग्रपाथिव मूर्ति एवं रे वमत्तता को देखकर अगणित दर्ंनार्थी आनन्द से उद्वेलित 
हो रहे थे । 

रथाग्र में प्रभु के इस देव-दुलंम नृत्य और उद्दाम कीत्तंत का दर्शन रूप 
दूर से ही जी मरकर कर रहे थे और उसके साथ हो प्रमत्त हो रहे थे दिव्य 


१, सप्त गोस्वामी : सतीशचनद्रमित्र 
१११६ 


१४६ ]। [ भारत के मद्दान साधफ 


भावावेश से । अपने जीवन को साथंक समझकर वे लौट आए श्रपनी मजन- 
कुटिया में । 

प्रमु-इच्छा के अ्रनषहप ही उन्होंने दस महीनों तक नोलाचल में वास 
किया । उनके जीवन में इन दस महीनों का असीम महत्व था। महाप्रम॒ के 
प्रेममय सान्निष्य तया उनके अन्तरंग पाषंदों के स्‍्नेहमय परिवेश में इनके अन्दर 
दिव्य-रस की धारा अविराम गति से प्रवाहित होने लगी । कंबल इतना ही 
नहीं, कृष्ण-मक्ति और क्रृष्ण-प्रेम लीनाविषयक जिन समी ग्रंथों की रचना 
करवाने हेतु प्रमु इच्छुक थे, उन समी की प्रस्तुति इस समय इनके भीतर 
शर्न:-शने: होने लगी | महाप्रमु की कृपा के कारण इस समय कृष्ण-तत्त्व और 
ब्रजरस-तत्व के उत्स करा संबान रूप को उपलब्ध हुआ । अपने प्रयाग निवास 
के समय जिस ग्रमृतोपम तत्वोपदेश को महांप्रमु ने प्रदान किया था, वही श्रब 
इनके अन्तस्थल में उद्गत हुआ एक नृतनतर उद्दीपना को लेकर । 


सुकवि, प्रतिमाघर भौर निष्णात्‌ पंडित रूप प्रमु-निर्देश से कृष्ण-लीला श्रो 
कृष्ण-रस के नाटक लिख रहे हैं परन्तु केवल काव्य-प्रतिमा के द्वारा कृष्ण-रस 
और ब्रज-रस के परमतत्व न तो उद्घाटित किए जा सकते और न क्ृष्ण-लीला 
का प्रकृत माहात्म्य ही प्रस्फुटित किया जा सकता है । इसके लिए तो एक 
श्रोर चाहिए ब्रज-रस की सम्यक्‌ उपलब्धि श्र दूसरी ओर चाहिए रस-नाटय 
का आंगिक तथा सिद्धान्त विषयक निर्भ्रान्‍्त प्रयोग-नैपुण्य । 


इसके पूर्व ही महाप्रमु ने रूप के साधना-आधार में अपनी शक्ति का 
संचार कर दिया था, अब उसी शक्ति-स्रोत को उत्सारित गौर विस्तारित 
करना चाहते हैं जन-कल्याण हेतु । 

ब्रज-रस-तत्व के महाप्रभु के दो परम रसज्ञ पाषंद थे--राय रामाननन्‍्द 
एवं स्वरूप दामोदर। रूप के नवरचित काव्य-रस के आस्वादन भ्रौर मूल्य- 
निरूपण हेतु प्रमु ने इन दोनों विदग्त् और प्रवीण पार्षदों को नियोजित करने 
का निशचय किया । 


रस-तत्व के शास्त्र में राय रामानन्द श्रीचतन्य के भी वाह्मयत: उपदेष्टः 
थे । अपनी दक्षिण देश की यात्रा के समय महाप्रभु ते इस मर्मी साधक को 
श्रात्मसात्‌ किया था और उसी के मुख से मधुर रस एवं निगृढ़ भजन की 
ममंकथा को प्रकाशित भी करवाया था | 


महाप्रभु से राय रामानन्द कहते हैं-- प्रभु, ब्रजरत्त-तत्व, कान्तामाव ओ 
राधातत्व की महिमा मैं मला क्या जानू! ? मैं तो श्रापकी कठपुतली हू, 


रूप गोस्वामी ] [ १४७ 


आप मुझे जिस प्रकार नचाते, जिस प्रकार बलवाते, में तदनुरूप हो करता 
और बोलता हूँ ।' 

देन्‍्य माव से प्रमु ने उत्तर दिया--'राय, मैं तो विशुद्ध संन्‍्यासी हूँ । अतः 
महामावमयी श्रीराघा का रस-तत्त्व मैं क्या जानू! ? श्रहए तुम्हीने तो मुझे 
वह तत्व सिखलाया था ।' 

दोनों का यह मत-द्वंघ श्रौर आनन्द-कलह प्रायः ही चला करता जिसे सुन 
ग्रन्तरंग पाषंद ओो मक्तगण मंद-पंद-मु स्कुराते रहते । 

राय रामानन्द उड़ीसा के एक श्रेष्ठ वेष्णव थे जो कृष्णरस-तत्व में 
पारंगत ओ यशस्वी नाट्यकार थे। महाप्रभु से भेंट होने के पूव॑ ही इन्होंने 
संस्कृत माषा में 'जगनताथ वलल्‍्लम' नाटक को रवनाकर प्रचुर प्रसिद्धि प्राप्त 
की थी। प्रेम-भक्ति की साधना में उन्होंने पहले से ही पर्याप्त प्रगति कर लो 
थी, श्रव महाप्रम का श्राश्रय ग्रहण कर वे इस साधना में सिद्धकाम हो 
चुके थे । 

प्रमु के ग्न्यतम श्रेष्ठ पाषंद स्वरूप दामोदर भी क्ृष्णतत्व एवं ब्र॒जरस के 
एक मर्मज्ञ साधक के साथ-साथ थे उसके घारक ओर वाहक । केवल इतना 
ही नहीं, रूप में प्रन्ध प्रनेक गुण थे। <े संगीत में गंधवं के सदुश थे श्रौर 
शास्त्र में वृहस्पति के तुल्य ।' 

इनके मधुर रस के संगीत से महाप्रमु मावोन्मत्त हो गए, अब इन्हीं के 
प्रवोध-बाक्य तथा संगीत के द्वारा प्राश्वातित होकर उन्होंने श्रपना वाह्ज्ञान 
लाम किया । 

स्वरूप में और भी विशिष्टताएं थीं। एक ओर वे जिस प्रकार रसज्ञ भ्रौर 
मधुर रस के साधक थे, दूसरी ओर उसी प्रकार वे वेष्णव साहित्य के म्ंज्ञ 
विद्वान्‌ सुक्षम और कठोर समालोचक भी थे । 


महाप्रमु तो महाभाव के मूत्त विग्नह थे झतएव प्रेम-मक्ति-धर्म के किसी 

वाक्य श्रथवा रचता के प्रतिकूल सिद्धान्त अथवा रसामास कमी भी उन्हें सद्य 
नथा। इसीलिए तो वेष्णवीय रक्त-तत्व के निरूपण श्रौर परोक्षण-कर्म में 
उन्होंने अपने पाश्वंचर और मर्मी भक्त स्वरूप को सदा नियोजित कर रखा 
था :--- 

प्रभु के आगे जो भी ग्रंथ इलोक गोत श्रादि लाते, 

स्वरूप करते प्रथम परीक्षा तमी प्रभु उन्हें सुन पाते ॥। 
इस प्रकार उच्चकोटि के दो साधक प्रौर ब्रजर॒स के तत्वज्ञ अब रूप को रचना 
का श्रवण और सुृक्ष्म भाव से परिक्षण करंगे । 


१४८ ] | भारत के महान सांघक 


एक दिन महाप्रभु रथ के आगे नृत्य-कीत्तंन कर रहे थे । हठात्‌ भावप्रमत्त 
होकर वे 'यः कौमारहर' इत्यादि 'काव्य-प्रकाश” के इलोकों का उच्चारण करने 
लगे । इस वाक्य द्वारा निमृत मघुमय परिवेश तथा अनश्य चित्त से कान्‍्ता 
तथा कान्‍त के एकान्त मधुर मिलन-रस का उत्सारण होता है । 
महाप्रम॒ के अन्तर का भाव समझकर स्वरूप दामोदर ने तत्क्षण इस रस 
के अनुसारी एक मधुर संगीत की रचना की और उसे तत्काल उन्हें गाकर 
सुनाया भी जिसे सुन वे अत्यन्त प्रसन्‍न हुए । 
दूसरे दिन महाप्रमु राय रामानन्द, स्वरूप दामोदर प्रमुति को साथ लेकर 
हरिदास एवं रूप को देखने वे वहाँ पहुँचे । हठातू उनकी दृष्टि कूटिया के 
छप्पर में खोसकर (प्रविष्टकर) रखें हुए एक ताल-पन्न पर पड़ी । 
महा प्रभ श्रत्यन्त उत्कंठित होकर वोले--'लेते आशग्रो उसे, देखें उसमें क्‍या है ?ै! 
रूप अत्यन्त विनयी और लज्जाशील थे, इन्होंने कहा---नहीं प्रमु, आपके 
देखने योग्य उसमें कुछ मी नहीं है ।' 
'ठोक है, मेरे पास उसे लेते तो आगो ।' 
शीघ्रता के साथ खोलकर तालपत्र लाया गया । उसे देखने पर ज्ञात हुआ 
कि इसमें रूप द्वारा सद्यः निर्मित प्रेमरस के श्रनेक मनोरम इलोक हैं । 
विगत समय कान्‍्ता और कान्‍्त के निमृत मिलन सम्बन्धी जिन श्लोकों 
फा उच्चारण प्रमु ने किया था और गीत-छन्द में रूपायित कर जिन्हें स्वरूप 
ने सुनाया था, ये उसी भाव के द्योतक एलोक हैं । रूप ने श्रपनी अनुपभ साषा, 
माव ओर छन्‍्दों में यमुना किनारे कृष्ण-राघा के एकान्त मिलन के भ्रानन्‍न्द को 
कथा लिखी थी । 
इस तालपत्र की रचना को भ्रभु ने बड़े उत्साह से सबों के साथ सुना भ्रौर 
बार-बार मुक्तकंठ से उसकी प्रशंसा की; 'अहा, भ्रहा, इस प्रकार का रस-तत्व 
तो घराचर में कहीं मी नहीं पाया जाता है । रूप निश्चय हो तुमने मुझे आज 
प्रत्यधिक आनन्द दिया है ।' 
महाप्रभु की इस उच्छुवसित प्रशंसा के कारण उस दिन रूप की काव्य- 
प्रतिभा के प्रति स्वरूप, रामानन्द की दृष्टि विशेष रूप से आक्ृष्ट हुई । 
प्रौर एक दिन प्रत्यूष में महाप्रभु हरिदास की कूटिया में पषारे; उनके 
साथ थे स्वरूप, रामानन्द प्रभृति विशिष्ट भक्तवृन्द । 
महाप्रमु को विदित था कि रूप की काव्य-रचना पुष्कल रूप में भ्रग्नसर 
हुई है। ग्रन्तर्याम्री महाप्रमु से यह मी छिपा नहीं था कि यह काव्य मधुर रस 
के उन्‍स रूप में परिगणित होगा । 


रूप गोस्वामों ] | १४६ 
आज वे भक्तप्रवर रूप को महिमा को बढ़ाना चाहते हैं; विशेषकर स्वरूप 
और राभानन्द सदुश रसज्ञ विचारकों की स्वीकृति दिलवाकर उनके मीतर नव 
प्रेरणा को उदबुद्ध करना चाहते हैं । 
महाप्रमु ने स्वयं एक दिन उनकी हस्तलिखित पुस्तिका को बाहर 
निकाला श्रोर उसमें से कुछ-कुछ श्रृंशों का पाठ किया। माषा- 
लालिट्य, रस-परिपाक और शास्त्र-सिद्धान्त की दृष्टि से यह रचना सचमुच में 
श्रपूर्व थी । 
महांप्रमु विशेषकर के विदग्ब माधव की पांडुलिपि से एक रमणीय इलोक 
सबों को सुनाने लगे । एक इलोक का मर्म यों है :-- 
“कृष्ण', कृष्ण” क्‍या हो हैं ये दोनों वर्ण 
मानों अमृत देकर हुई है इनकी सृष्टि ॥। 
रसना द्वारा होता जब इनका उच्चारण 
जगती हृदय में शत रसना पाने को कामना ।। 
कर्णों द्वारा श्रवण होते ही जगती स्पुद्दा 
कोटिन्कोटि कानों को पानें की वासना ॥। 
इस नाम की चेतना का जब होता स्फुरण 
तमी होती जीव की इन्द्रियाँ समी परामृत ॥। 
सभी मक्त आनन्दोल्लास से एक स्वर से उनकी प्रशस्ति का गृणगान 


क्रने लगे, नाम-माहात्म्य का इस प्रकार का मधुर-इलोक तो सहसा सुनने 
में नहीं श्राता । 


महाप्रम॒ को श्राँखें तृप्तिजन्य श्रानन्द से मर आई प्रसन्न हृदय से वे बार- 
बार रूप को भप्राशोर्वाद दे रहे हैं । 

स्वरूप ने राय रामानन्द को कथा का सार इस समय समझा दिया । 
महाप्रभु को भ्राभ्यन्तरिक इच्छा को समझकर रूप एक महान्‌ कम के ब्रती हो 
गए और प्रारम्म कर दी उन्होंने क्ृष्ण-लीला सम्बन्धी नूतत नाठक को 
रचना । 

महाशत्रम्‌ ने निदेश दिया- रूप, तुम्हारो रचना के श्रवण हेतु सभी 
उल्लप्ित हो उठे हैं श्रतएव श्रपने नव-निर्भित नाठक से कुछब्कुछ भ्रंश पढ़कर 
सबों को सुताओ | 

पंकोचवश रूप सिकुड़-से गए, करबद्ध हो उन्होंने निवेदित किया-- 
अहाप्रमु, मैं तो म्लेच्छाधम हूँ श्रतएव मैं कृष्ण-लीला नाट्य मला क्या 
लिखू'गा ? आपकी इच्छा समझ कैवल लिखता भर हूं । 


१५० ] | मारत के महान सांघक 


नहीं, नहीं रूप । अ्रपनी रचना के कुछ-कुछ भ्रंश रामानन्द और स्वरूप 
को तुम आज सुताझो । 

अब नाटक का पाठ प्रारम्म हुआ । स्वहूप और रामानन्द के विस्मयथ की 
सीमा न रही ! भाषा, रस और सिद्धान्त इन सभी दृष्टियों से यह काव्य 
ग्रत्यन्त चमत्कारपूर्ण है। महाप्रमु ने तो उपयुक्त व्यक्ति पर हो उत्तरदायित्व 
सौंपा है । समी उपस्थित व्यक्ति घन्य-धन्य कहने लगे | प्रभु की दृष्टि विशेष 
रूप से रामानन्द पर निवद्ध है। रामानन्द का सम्धुर्ण ग्रन्तस्तल आनन्द ओर 
विस्मय से मर गया है । रूप को लक्ष्य करके गद्‌ गद्‌ स्वर से उन्होंने उनकी 


प्रशस्ति का उच्चारण किया :-- 
है कवित्व नहीं यह श्रमृत की घारा । 
है प्रकटित जहाँ नाटक-लक्षण सिद्धान्त हो सारा । 
है प्रेम-परिपाटी का इसमें अद्भुत वर्णन । 
होता सुनकर फानों में आनन्द का घृर्णन । 

(चे-चरितामृत, श्रंत्य) 

रामानम्द मर्मी और रसवेत्ता थे । उन्होंने श्रपने नाटक “जगन्नाथ वल्लभ' 
में बड़ी साववानी से निगृूढ़ श्रौर सुक्ष्म रस-तत्व की मीमांसा की है । रूप के 
नाटकांश को सुनकर वे निश्चय ही विस्मित हो रहे हैं। उन्हें समझते देर न 
हुई कि इस काये के पीछे महाप्रमृ की प्रेरणा और ईश-संकेत है अन्यथा 
नवागत भक्त रूप की लेखनी से इस प्रकार की वस्तु की सृष्टि तो संभव नहीं । 
महाप्रमु की श्रोर दृष्टि लगाकर अब्र उन्होंने सहास्य कहा :-- 
ईदवर तुम जंसा चाहो हम वंधक्षा ही करते । 
कठपुतती को मी पार नचाते ॥ 
मेरे मुख से जिन रसों का किया प्रचारण । 
वे ही रस तो मिले मध्य इस आलेखन ॥ 
है भक्त हेतु तुम्हें ब्रजरस प्रकाशित करना । 
कराओ जंसा करे हम वैसा, है जगत तो तेरे आघोना । 

(चे - चरितामृत, अंत्य) 
रूप को महाप्रमु की दिव्य प्ररणा, कृपा तथा रसन्ञ वैष्णवों की स्वीकृति प्राप्त 
हुई । इनके प्रति सत्रों को आ्रास्था जागृत हो गई । इस बार विदा करते समय 
महाप्रमु ने उन्हें मनस्थ कर दिया 

सभी का आशीर्वाद प्राप्तकर उस दिन वृन्दावन के लिए प्रस्थान करते 
समय रूप को महाप्रम॒ ने कहा :-- 


रूप गोस्वामी ] [ १५१ 


ब्रज जा करे रस-शास्त्र निरूपण । 

समो लुप्त तीर्थों का करें प्रचारण । 

कृष्ण संवा ओ रसभक्ति का करें प्रचार । 

आऊगा मैं भी तुझे देखने एकबार ।। 

अपने वृन्दावन के संगठन के माध्यम से महाप्रमु वैष्णव शास्त्रों का लेखन 
और प्रचार, तोर्थों का उद्धार और विग्रह-सेवा तथा कृष्ण-मक्ति के पथ पर 
मक्त जनसमाज का परिचालन; इन्हीं तीन ईश्वरीय कर्मों की सूचना और 
उसका प्रसार करना चाहते थे। इसी ऊूया को श्रपने चिह्नित सेवक, रसतत्व 
के प्रतिभावान्‌ व्याख्याता, रूप को, उस दिन मन में दुढ़ता के साथ उन्होंने 
प्रंक्ति कर दिया । 
रूप और सनातन की संयक्त प्रतिमा और कमेनिष्ठा का परिणाम श्रनेक 

वर्षोपरान्त पुष्पित और फलित होते देखा गया । “अपनी कठोर साधना भ्रौर 
शास्त्रालोचन में ग्रात्मनियोग के कारण अ्राता-द्यय ने प्रेश्यों के आदर्श हप में 
सवंजातोय भक्तों की दृष्टि अपनी धोर शीघ्र ही आकर्षित कर ली। एक 
श्रोर जिस प्रकार दैन्यमृत्ति के अन्तराल में पांडित्य का विकास होने लगा, 
उसी प्रकार दूपरी श्रोर रागानुगा भक्ति के दिव्योन्माद ने उन्हें सर्वजन वरेण्य 
श्रौर स्मरणीय बनाया । एक प्रोर जिस प्रकार किसी के मन में ग्राष्यात्मिक 
समस्या उत्पन्न होने पर उसके समावनाथ वह उनकी दीघ॑ कुटो में द्वारस्थ 
होता, दूसरो ओर उसी प्रकार फ्रिसी का मन मानवरूपी देवता को देख 
जीवन चरिताथे करने हेतु उनके दर्शन-लाम को लालायित रहता । 
उनके मवन-कुंन तो परिणत हो चुके थे मानवों के पावन तोथक्षेत्र में । 


अनगिणत भक्तों और शिष्यों का वहाँ पदापंशण होता जिनके साहाय्य से 
मारतव्ष के नाना प्रदेशों से असंख्य शास्त्रग्नन्थ संगहीत होकर वृन्दावन में 
झा गए। इनके साहाय्य से सनातन के विचार-शक्ति और रूप की कवित्व- 
प्रतिमा नव-नव शास्त्र-पथ पाकर एक पव॑तीय स्रोतस्विनी की भाँति क्षिप्र 
गति से प्रवाहित होने लगी । उनके द्वारा लिखित, सेकलित श्रौर व्याख्यायित 
मक्ति-ग्रन्थ-धम्‌ह विद्व-मानवों के लिए सार सम्पत्ति बनने लगी ।* ' 

वृन्दावन मेजते समय महाप्रभु ने सनातन से कहा था कि वे श्रोधाम में 
दोन मक्तत्रन्दों के आश्रय-स्थल बनें परन्तु यह काये उनके ए#निष्ठ कनिष्ठ 
श्राता द्वारा ही विशेषक्ठप से साधित हुपन। सनातन तो कुछ प्रात्महारा 
गंमीर प्रकृति के मनुष्य थे, व्यावहारिक कार्यकुयलता तो रूप में ही अधिक 
थी । उपयुृत्तता के ग्रनुपात से कार्य-मार तो अपने आप मानवों के पास जुट 


१५२ [ मारत के महान साधक 


जाते हैँ। महाप्रमु के प्रवत्तंक अथवा प्रचारित उपदेश के फलस्वरूप नाना 
दिशाओं से मक्तों का सम॒ह जिस प्रकार दल बनाकर वृन्दावन में पदापंण 
करता उसी प्रकार अग्रणी और उद्यमाँ बनकर रूप उन सब को देखरेख करने 
लगते । जो जिस प्रक्ृति के लोग थे, उन्हें उसी के अनुरूप कुटी बनाकर 
निवास करने के लिए देते, सबों के ग्रमावों के विषय में छानवीन कर उसकी 
व्यवस्था कर देते और इस प्रकार रूप गोस्वामी वन्दावन की मक्ति-मंडली के 
कर्त्ता बन बेठे । इसी -कर्त ःव ने उनके गोस्वामी नाम की सार्थंकता रखो । 
किसी को भी इस कामोपयोगी व्यक्ति की पहचान में विलम्ब नहीं होता। 
कोई भी नूतन व्यक्ति श्राने पर सववंप्रथम वह रूप को हो खोज निकालता। 
प्रवासी मक्तगण श्रपनी श्रंगुलियों के संकेत से उन्हें ही दिखला देते, किसी 
पव्वे-स्योहार या उत्सवादि के अवसर पर उसकी सारी व्यवस्था वे ही करते । 
इस प्रकार नानाविध से रूप श्रीकृष्ण-रंगमंचः पर अभिनय करने लगे । 
श्रीकृष्ण वृग्दावन के राजा हैं ओर रूप हैं उनके राज-प्रतिनिधि । रूप का ही 
नाम देश्ष में प्रतिशीघक्र प्रचारित हो गया श्रौर उनका श्रनुवत्तंन कर शत-शत 
भक्तों ने ब्रजमंडल में एक संघ की स्थापना की । उठतेन्बैठते लोग उनकी 
ही कथा करते श्रौर उनके उपदेशों के फलस्वरूप ज्ञान एवं साधना के पथ पर 
भ्ग्रमर होफर घन्य-घन्य होते । कौन बड़े हैं और कौन छोटे, इसे कोई 
नहीं जानता, रूप श्लौर सनातन इस युगल नाम में समी रूप को ही प्रधान- 
रूप में स्वीकार करते । समाज के प्रति इस प्रकार की अवाध प्रतिपत्ति 
प्रलप शक्ति का परिचायक नहीं है । १” 
श्रीविग्रह की सेवा के निमित्त महाप्रमु ने रूप और सनातन को जो 
निर्देश दिए थे उन्हें एक दिन के लिए भी विस्मृत नहीं किया गया । 
लुप्ततीर्थों के उद्धार की कल्पना के साथ-साथ उनके लुप्त विग्रहों के 
पुनराविर्भाव की कथा के सम्बन्ध में भी वे एकान्त मन से व्याकुल होकर 
विचार करते । 


वृन्दावन में कार्यारम्म हुए बहुत वर्ष व्यतोत हो गए हैं। रूप और 
सनातन के पदचात्‌ वहाँ ग्रा उपस्थित हुए हैं गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट प्रमृति 
पंडित श्रोर साधकगण । महाप्रभु की लीला-संवरण के पश्चात्‌ तो व॒न्दावन 
में रघुनाथ दास प्रमृति विशिष्ट भक्तों का भी पदाप॑ण हो चुका है । गौड़ीय 
सम्प्रदाय के गोस्वामियों की तपस्या, पांडित्य और संगठन के कारण वृभ्दावन 
अब परिवर्तित हो चुका है मारतवर्ष के एक श्रेष्ठ वेष्णव-केन्द्र रूप में । 


१, रूप गोस्वामी ; सतीशचन्द्र प्रित्र 


रूप गोस्वामी ] [ १५३ 


इस बीच ब्रजमंडल में प्राचीन श्रोर लुप्त विग्रहों का अनुसंबान काये 
सघन रूप से चल रहा था और इसके साथ ही मिश्रित थी सनातन और 
रूप आदि की श्रातं और व्याकुल प्रा्थंना। इस प्रा्थंना का फल श्षीघ्र ही 
परिलक्षित होने लगा । मथुरा के चौबेजी की गरीब विधवा के पास से सनातन 
मदत्गोपाल की मूृत्ति संग्रह करके ले ग्राए। चौबे की पत्नी को कृपापूर्वक 
स्वयं स्वप्न देकर उन्होंने स्वयं को सौप दिया फंगाल भक्त सनातन 
के करों में । 

मदनगोपाल के विप्रह के पश्चात्‌ गोस्वामियों को करायत्त हुआ गोविन्ददेव 
का विग्रह। ब्रजमंडल के प्रसिद्ध श्रौर सुप्राचीन श्रष्ठमूत्तियों में यह सर्वाधिक 
प्रधात है । श्रीकृष्ण के पौन्न ब्रजताम के परामव के पदचात इस विग्रह ने 
आत्मगोतन कर लिया । रूप गोस्वामी के भ्रलौकिक प्रयास के फलस्वरूप 
ही यह पावन ऐतिह्यमय विग्रह लोक-लोचन के सम्मुख प्रकट हो सका और 
उन्होंने ही परम उल्लास के साथ स्वांकार किया इसकी सेवा-अचेना का 
दायित्व । 

इस गोविन्ददेव के उद्धार-साधन की कथा श्राज भी ब्रजमंडल के 
जनमानस में ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज मी परम जागृत विग्रह् रूप में ये 
विराजित हैं मारतव् के प्रेमी साधकों के श्रन्तरपट पर । 

प्राचोन शास्त्रीय ग्रंथों के आलोड़न-विलोड़न के पद्चात्‌ हो रूप गोस्वामी 
को ज्ञात हुआ कि राजा ब्रजनाभ ने इस श्रीविग्रह को विराजित किया था 
घन्दावन के योगपीठ पर !। कंथा श्र करंकघारी मात -द्वय जब व॒ुन्दावन के 
अरण्यों तथा प्रान्तरों में तीर्थोद्धार-निमित्त भ्रमण कर रहे थे, उसी समय से 
गोविन्ददेव रूपगोस्वामी के हृदय-सिहासन पर विराजित हो गए थे परन्तु कहाँ 
तो प्राचीनकाल का वह योगपीठ, कहाँ किसी नदी का गरम प्रथवा दुर्गंभ वन 
जहाँ इस विग्नह ने अपने को आत्म-गोपन करके रखा था, उसे भला कोन 
कहेगा ? 

जब जहाँ कहाँ मी मिशन वेष्णव रूप रहते, जप झौर ध्यांन के पश्चात्‌ 
वे नित्यप्रति व्याकुल होकर प्रार्थना करते- 'हे प्रभु, हे प्राणनांथ, आप कहाँ 
छिपे हो, मुझे उसका संधान बता दें, इस मक्तावम के प्राणों की रक्षा करें।' 

इस प्राथंता को दृष्टदेव ने एक दिन सुन लिया और अपनी कृपा प्रकष्ट 
को | उस दिन यमना के किनारे बंठकर साक्रु नेत्रों से वे श्रीगोविन्द का 
स्मरण कर रहे थे, उसी समय वहाँ पर उपस्थित हुआ दिव्य लावण्यमय 
इपामकान्ति युक्त एक चंचल ब्रज-्बरालक । 
१११२० 


क्र महान सांध क 
१५४ ] [ मारत क महान स 


सी ०५ थीहे ० 


'ग्रे बाबाजी, बैठे-बैठे नींद ले रहे हो श्रथवा गोविन्द का ध्यान कर 

रहे हो ! गोविन्द तो वहाँ पर है, उस मिट्टी के टीले के भीतर । 

ध्यान मंग कर रूप एक दीप्ति के साथ अपने आसन पर खड़े हो गए 

ओऔर व्याकुल स्वर से प्रन्‍न किया--'माई, मिट्टी के टीले में वे कहाँ छिपे हैं, 
कौन वतलायेगा यह मझे ?? 

'क्यों, मैं बतलाऊँगा तुम्हें वाबाजी । जानते हो, उस मिट्टी के टीले पर 
एक जगह प्रतिदिन दोपहर को बेला में एक गाय चरने श्राती है भ्ौर ठीक 
उसी जगह स्थिरता से खड़ी होकर अपने स्तन से दूध टपकाती है । . उसी के 
नोचे तो निवास करते हैं तुम्हारे गोविन्दजी । 

एक अलौकिक श्रानन्द से श्राण-मन अधीर हो उठा भ्रौर अद्ध'बाह्य अवस्था 
में गोस्वामीजी विचार करने लगे कि क्या यह सचमुच में कोई ब्रजबालक है 
या दिव्य लोक का कोई अ्रधिवासी ? अथवा स्वयं गोविन्द ही छद्मवेश में 
भाविमुत हुए हैं? रूप गोस्वामी की सम्पूर्ण देह श्रौर मन में तीन रसोद्रेक ही 
उठा श्रौर वे उसी समय मछित हो गए । 


चेतना लौटने पर उन्होंने देखा कि वह सुदर्शन वालक भ्रन्तर्घान हो 
गया है । 

बड़ी व्यग्रता के साथ तेत्क्षण रूप गोस्वामी सन्निकट के गाँव में जाकर 
सबों से मिट्टी के टीले को रहस्यमय कथा के सम्बन्ध में जिज्ञासा करने लगे, 
विशेषकर नित्यप्रति गौ द्वारा दुग्ध-क्षरण की कथा के विषय में। 

ब्रजवासी लोग उत्साहपूवंक कहने लगे- 'हाँ बाबाजी, तुम ठीक कहु रहे 
हो। प्रनेक वर्षों से हमलोग देखते आ रहे हैं कि नियमित ढंग से दौक एक 
निश्चित स्थान पर गाय के दूध उसके स्तनों से टपकते हैं। निश्चय ही वहाँ 
पर किसी देवता का निवास है ।* 


इतना सुनते हो गोस्वामी के नेत्रों से आनन्दाश्रु प्रवाहित होने लगे श्रौर 
सम्पूर्ण शरीर में मावावेश से बार-बार रोमांच हो श्राया । आमोणों को उन्होंने 
व्याकुल होकर प्रा्थंना की “भाई सब, श्रापलोग वहाँ चलें और सभी मिलकर 


पेरी सहायता करे । उस स्थान पर हमसमी के प्राणप्रिय ठाकुर श्रीगोविन्ददेव 
निवास करते हैं।' 


बाबाजी को इस प्रेरणा और उत्साह से सभी उद्बुद्ध हो उठे। समवेत 
चेष्ठा द्वारा उस स्थान के उत्खनन का कराये प्रारम्म हुआ और उसी दिन 
श्राविष्कृत हुप्ला श्रीगोविन्ददेव का पवित्र विग्रह । 


रूप गोस्वामी | १५५ 
मिट्टी का यही टीला द्वापर युग का योगपीठ है श्रौर ये ही विग्रह प्रजनाभ 
महाराज द्वारा प्रतिष्ठित एवं पूलित श्रीगोविन्ददेवजी हैं; इस तथ्य को रूप 


गोस्वामीजी ने शास्त्रवचनों के उद्धरण द्वारा ग्रामवासियों, साधु-संतों और 
मक्तजनों के समोप प्रमाणित कर दिया । 


गोस्वामीजी की तपस्या के फलस्वरूप गोविन्ददेव स्वयं कृपा करके प्रकटित 
हुए हैं, यह कथा शीघ्र ही सम्पूर्ण ब्रजमंडल में प्रचारित हो गई । बस क्‍या था, 
मक्तों और साधुओं को भीड़ दल बाँधकर वहाँ इकट्ठी होने लगी श्रौर सबों ने 
मिलकर आयोजन क्रिया एक विराट भंडारा का । 


परवरत्तती काल में रूप और सनातन के सहकर्मी रघुनाथ मट्ट के एक 
घनवान्‌ शिष्य ने गोविन्ददेव का एक सुन्दर मंदिर और जगत का निर्माण 
करवाया ।१ 

वृन्दावन के गोड़ीय गोध्वामियों के शास्त्र-प्रणयन, संकलन और. प्रकाशनों 
के विस्तार श्रोर गंभीरता को देखकर विस्मित होना पड़ता है। साहाय्य भ्रीर 
सम्पदाहीन इन कंगाल भक्तों ने अपनी दीघे साधना और कमंनिष्ठा के द्वारा 
जिस श्ञास्त्र-सम्पदा का सुजन किया, वह इतिहास में श्रमृतपूर्व है । 

वंष्णव इतिहास के गवेषक श्रौर व्याख्याता सतीशचन्द्र मित्र ने लिखा 
है :-- 

सोलहवीं शताब्दो के प्रथम पाद में इनलोगों ने जिस धर्म का गठन कर 
सम्पूर्ण देश में एक सशक्त आन्दोलन का श्रोगणेश किया, उसका प्रवाह परवर्त्ती 
युग में कितने शताब्दियों तक चलेगा, इसे मला कौव बता सकता है ? कारण 
कि वंग के जो शरक्तिशाली लोग हैं, समाज में कुलोीन के रूप में जो चिह्नित हैं, 
वंग समाज के उच्चस्तर के उन ब्राह्मण, कायस्थ, वंद्य प्रमृुति जाति के 
अधिकांश लोग उस समय शाक्त मतावलम्बी थे--उस समय वे गौड़ीय वेष्णवमत 
के प्रबल दान्र्‌ थे। पांडित्य, प्रतिमा, वंश-परम्परा के कारण जो ब्राह्मणगगण 
सवंत्र स्याति सम्पन्न थे, धर्म-साधना की श्रपेक्षा आचार-निष्ठा में जिनका 


१. उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र के पुत्र पुरुषोत्तम ने रूप गोस्वामी के तिरोधान 
के कुछ पूर्व ही इस मदिर-विग्रह के समीप एक राधिका-मूत्ति की स्थापना 
की थी । परवर्त्तीकाल में मंदिर जीणं-शीणं हो जाने पर श्रम्बेर के राजा 
मानसिह ने इस स्थान पर लाल पत्थरों से शिल्पकला से युक्त एक भव्य 
मंदिर का निर्माण करवाया । तत्पश्चात्‌ औरंगजेब द्वारा इसके प्रधान 
अंश को भग्न करवा दिया गया जिससे मंदिर का सौंदगं प्रौर वेमव नष्ट 
ही गया । 


१५६ ] | मारत के महान सावक 
विद्योष श्राग्रह था, वे समी इस नूतन मत को अशास्त्रीय एवं अनाचरणीय 
कहकर उसकी उपेक्षा कर रहे थे। फलतः प्रवर्तक महाप्रमु आदि लोगों के 
प्रन्तर्घान के पश्चात्‌ उनके घ॒र्मं की रक्षा करना एक गुरुतर समस्या थी । इस 
देश में शास्त्र की भित्ति पर प्रतिष्ठापित न होने पर कोई मी धर्म नद्ीं टिक 
सकता । पंडितों के इस देश में-सबों को तकं-युद्ध में पराजित कर कोई मी 
अपना मत स्थापित नहीं कर सका । इस विषय में सभी चेष्टाएं व्यथं होंगी, 
महाप्रम॒ चंतन्ध ने इस रहस्प को समझा था। मावों के जल-प्रवाह में जलोछ- 
वास तो रहता ही है परन्तु कालान्‍्तर में शष्क बालुका राशि में उसका सूख 
जाना कोई ग्राश्ववंजनक नहीं । उसे मिट्टी के गडढ़ढे में दृढ़ता से आबद्ध करके 
न रखने पर वह सुन्दर जल से परिपूर्ण जलाशय में परिणत होकर चिर- 
पिपासुओं की तृष्णा के निवारण में कतई समर्थ नहीं हो सकता । 

--इसीलिए तो श्रीचेतन्यदेव ने अपने मक्तों के वीच से चुन चुन कर 
लोगों को मेंजा और उनके द्वारा ही वेष्णवमत सम्बन्धी शास्त्रों का 
गठन श्र संकल्प करवाया था । जगत्‌ के समी जातियों के नेतृवृन्द फे मध्य 
जो लोग उपयुक्त, लोक-निर्वाचन में पटु भ्रौर गृणग्राही तथा सूक्ष्मदर्शी थे, 
उन्होंने ही जग्रत्‌ में विजय प्राप्त को थी। चेतन्यमत की सफलता का यही 
प्रधान कारण है । 

--अ्रपनी मोहिनी मूत्ति से उन्होंने जिन लोगों पर शक्ति-संचार करके 

उन्हें आत्मसात्‌ किया था, वे ही चुने हुए लोग हिन्दू शास्त्र के श्राकर ग्रंथों से 
रत्नोद्धार करके नव-प्रवतित गौड़ीय मत को एक सुदृढ़ भित्ति पर प्रतिष्ठित 
कर गए थे। उनके समोपवर्त्ती लोगों ने ही सर्वप्रथम पांडित्य में उनसे 
पराजित हो अपना मस्तक श्रवनत कर लिया था, तभी तो इस नृतन मत की 
विजयपताका लहराने लगी। अभ्रन्यथा श्रीचेतन्य के धर्म की श्राज क्या दशा 
होती, इसे कौन बतला सकता है ? जिन सभो संसार-त्यागी, भ्रसाघारण 
शास्त्रदर्शी और द॑न्यवेशी संन्यासी भक्तों ने वृन्दावन को अपना केन्द्र-स्थान 
एवं श्रावास बनाकर श्रसंरुय वेष्णव ग्रथों की रचना को और एतदद्वारा 
वेष्णव धर्म की मित्ति के मूल का निर्माण किया, उनके मध्य सब्वप्रधान और 
सर्वप्रथम थे तीन व्यक्ति--श्रीसनातन और रूप गोस्वामी तथा इनके भातृ-पुत्र 
एवं शिष्य श्रीजीव गोस्वामी । यदि सनातन ने अ्रपने धर्म को तथा भक्तिवाद के 
सिद्धान्तों को सनातन धर्म का अन्तमू'क्त कहकर उन्हें प्रमाणित किया था 
तो रूप ने उस धर्म की साधन-प्रणाली का स्वरूप निर्धारित किया और 
श्रीजीव ते उनकी विविध सन्दर्मो' में तत्व-व्याझुपा करके उस धर्म को चिरजीवी 
बनाया | 


रूप गोस्वामी ] | १५७ 
इन गोस्वामियों के मध्य त्याग, तपस्या, संगठन-शक्ति तथा शास्त्र एवं 

काव्य-रचना की दृष्टि स्ले रूप गोस्वामी थे असाधारण परन्तु उनके श्रेष्ठतम 

अवदान थे कृष्ण-लोला एवं कृष्ण-रस से श्रोतप्रोत उनके काव्य और नाटक | 


रूप गोस्व्रामी अल्पायु से ही परम पंडित और जन्मजात कवि थे । उनके 
ह॒स्‍््ताक्षर जिस प्रकार मुक्ता-पंक्ति ऊ॑ सदुश सुन्दर थे उत्ती प्रकार उनकी माषा 
मी परिमाजित, अलंकृत, निरूपण ग्रौर कवित्वपूर्ण थी। उनकी रचना से 
सवंत्र गंमीर चिन्तनशीलता टपकती है। नव-नव माव एवं सुन्दर छाब्दों से 
समाविष्ट उनके इलोक विषयानुरूप गांमीयँ से मंडित तथा काव्य-रस-कला से 
पुर्णंत: युक्त हैं। गंमीर शब्दों के संमारों से माराक्रान्‍्त इलोकों के अ्रष्ययन 
मात्र से स्पष्ट प्रतीत होने लगता है कि ये रूप गोस्वामी की लेखनोी-प्रसूत हैं 
और अरथं-बोध होने मात्र से उनके कवित्व-कौशल पर म॒ग्ध होना पड़ता है। 
इस प्रकार के भावुक, तथा लेखक श्रपनी-युवावस्था में मुसलमान शासक का 
राजस्व सचिव बनकर किस प्रकार तप्त थे, यह एक आदइचयें का विषय है। 
पारिपा श्विक श्रवस्था के दोषों ने प्रमत्त कवि को मी प्रचण्ड संसारी बना दिया 
था, यह उसी का दृष्टान्त है । संत्ार को जो ठीक-ठीक समझते हैं, कम वासना 
को समाप्ति होने पर वे ही पुनः संसार का प्रच्छी-तरह परित्याग भी करते 
हैं। जिस प्रकार जंग छूट जाने पर समी घातु चमकने लगते हैं, उसी 
प्रकार विषय-मरोचिका के हाथों से निस्तार पाकर रूप को जो नवजीवन 
प्राप्त हुआ, उसके प्रकाश से सम्पूृण भारतवर्ष उद्धासित हो उठा था । 


राजकमंचारी रहने के समय मी कमी वे प्रपने ज्येष्ठ श्राता के साथ 
शास्त्रचर्चा करने से विरत नहीं हुए; उनकी काव्य-प्रतिमा कमी भी पूर्णतया 
सुप्त या गुप्त नहीं रही । संसार त्यागकर व॒न्दावन आगमन के पष्चात्‌ जब 
राशि-राशि शास्त्रग्न॑ंथों का संग्रहकर उनमें वे दत्तचित्त हो रहे थे, तव उनकी 
चिन्तनवारा स्ववावत: उच्छेलित हो जातो थी, जिसे एक दाप्तो की माँति 
मावा में आबद्ध कर लोकशिक्षा के चिमित्त वे ग्रंथति करके रखते जाते । 
कितने काव्य, नाटक, सतोत्र, मंत्र-कविता, साराथं-ब्य|स्या अथवा हास्त्र-संग्रह 
जो उनकी लेखनी द्वारा प्रकाशित हुए, उसका वर्णन नहीं हो सकता | रूप 
गोस्वामी ने अनेक प्रकार के अनेकानेंक-ग्रंथों का प्रणयन किया। श्रीजीव 
गोस्वामी ने स्वप्रणीत 'लघु तोषणी' ग्रंथ में प्रपने वंश-परिचय के समय एन 
समी ग्रंथों का परिचय दिया है ।१ 


१, रूपगोस्वामी ; सतोशचाद्व मित्र । 


१५८ ] [ मारत के महान साधक 


काव्य, नाटक, रसग्रंथ, स्तोत्र मणिता एवं शास्त्र-संग्रह-ग्रंथों को मि लाकर 
रूप ने सोलह ग्रंथों का प्रणणनन भौर संकलन किया था। विदग्धमाधव भौर 
ललितपाधघव इन दोनों नाठक्नों में नायक श्रीकृष्ण का विदग्ध मौर ललित 
इन दो माधुयें रूपों में उन्होंने चित्रण किया है तथा राघा एवं प्रधान सखियों 
सहित उनकी मिलन-ल्ीला का भी चित्रण किया है। इन दोनों नाटकों में 
कृष्ण के अतुतप्त मावम्‌त्ति और निणढ़ प्रेमतत्व के द्वारा मघुर-रस, जो साधकों 
का उपजीव्य है, परिवेष्टित है; परन्तु रूपगोस्वामी के ग्रंथसमूहों में 
सवंप्रधान हरिमक्ति रसामृत धिन्‍्धु श्रौर ड ज्ज्वल नीलमणि ये दो ही ग्रंथ हैं । 
इन दोनों की प्रश्निद्धि रप्त-ग्रंथों के रूप में है । 
मक्तिरसामृत घिन्‍्धु की रचना में सनातन श्रौर रूप--इन दोनों माइयों का 
ग्रवदान रहा है । इसमें सनातन हो श्ञास्तत्रों के रहस्यों के विचारकर्त्ता थे 
प्रोर रूप उनमे निदेश एवं सम्मति लेकर तत्वों तथा सिद्धान्तों को स्थिर 
करते थे । श्रनेक वर्षो के परिश्रम के द्वारा हो यह महाग्रन्य इन्होंने लिखा 
था। इसीलिए ये ही इसके रचयिता के रूप में परिचित हैं। इस ग्रन्थ में 
इन्होंने मक्ति-रस को विभिन्न घाराप्रों की व्यास्या और उसका विश्लेषण 
किया है । इसके साथ हो मक्ति के स्वरूप और उसके प्रक्तार-मेदों के निर्णय 
के प्रसंग में उपस्थित किया है गौड़ीय वैष्णव मतवाद को । 
भक्तिरत्तामृत सिघु में रूप गोस्वामी ने शान्‍्त, दास्य, प्रमुति सभी रसों 
का वर्णन किया है परन्तु मघुर रस को अत्यन्त गूढ़ कहकर उसको श्रालोचना 
संक्षेप में प्रस्तुत की है। इस गृढ़ रस को विस्तृत व्याख्या हमें मिलती है 
उनके उज्ज्वलनीलमणि में । भक्ति-समुद्र से नीलमणि तुल्य मधुर अथवा 
उज्ज्वल रस का आहरण किया है विदग्ध लेखक ने भौर तभी तो इसका 
नामकरण किया है--उज्ज्वल नीलमणि । मधुर-रस को विस्तृत 
ग्रौर उसके विरलुषण से यह ग्रन्य मरपूर है । 
शास्त्रसंग्रह के ग्रन्यसमूहों के मध्य रूप गोस्वामी का लघमभागवतामत 
विद्येषरूप से उल्लेखनीय है । इसमें सनातन गोस्वामी के महान ग्रन्थ वहद 
मागवतामृत का संक्षपण है। विदग्व रूप के मत में भगवतामत के दो 
प्रकार हैं--कष्णामृत एवं भक्तामृत। इसीलिए ग्रन्थ को दो भागों में विभक्त 
किया है। इस ग्रन्ध में इन्होंने प्र तिपादित किया है श्रीकृष्ण का स्वरू प- 
निर्णय, अवतार-तत्व को श्रालोचना एवं श्रीकृष्णावतार का श्रेष्ठत्व । 
मथुरा मंडल में आज मी श्रीकृष्ण की नित्यलीला चल रही है भ्रोर देवता 
लोग सबंदा उसका दर्शन करते हैं--इस तत्व को इन्होंने उपस्थापित किया 
है शार्त्र-पुराथों के अनेकानेक उद्धरणों द्वारा । 


व्यास्या 


रूप गोस्वामी ] [ १५३ 

वैष्णवीय साधना और सिद्धि के मत्तंरूप थे रूप गोस्वामी जिनके महान्‌ 
जीवन में कोमलता और कठोरता, वैराग्य और अनुराग, साधना की वैधी एवं 
रागानुगा घृति एकसाथ श्रपूर्व विशिष्टता के संग प्रस्फूटित हुई थी भ्रौर इसके 
साथ ही घटित हुआ्ना था भक्ति एवं ज्ञान का विराट समन्वय । 

वेयक्तिक साघनजीवन में वे थे युग्म कौपीनधारी एक दीनातिदोन 
वेष्णव । तृण से भी नीच झौर तरु से भी सहिष्ण, महाप्रमु चेतन्‍्य का यह 
वेष्णवीय आ्रादशश रूपायित हुप्रा था उनके ग्रन्दर; परन्तु इसके साथ ही उनमें 
धामिक आदर्शों की रक्षा सम्बन्धी निष्ठा और दृढ़ता भी थी। शिष्यों प्रौर 
भक्तों के मध्य विन्दुमात्र शिथिलता ग्रथवा स्खलन होते देख क्षण मर में एक 
तेजस्वी सिद्धपुरुष की ग्रग्निगर्म मुत्ति वहाँ प्रकटित होती और वे रुद्र रोष से 
उबल पड़ते । इसीलिए वन्दावन के मक्तसमाज में रूप गोस्वामी की परिगणना 
होती थी एक भ्रसाघारण वेष्णव नायक के रूप में । 


सूप गोस्वामी दिकपाल पंडित और श्रप्रतिम कृष्ण-रस-वेत्ता थे जिनको 
चारित्रिक विशेषता थी वैष्णवीय दैन्य एवं विनय; जिनकी दृष्टि में प्रतिष्ठा 
थी--छशूकरी निष्ठा । भारतवषं के दिग्‌दिगन्त से कितने ही घामिक नेताओरों, 
कितने ही दिग्विजयां पंडितों का वृन्दावन में आगमन होता जो रूप गोस्वामी 
के समीप उपस्थित होते तक॑ ग्रौर विचारणा हेतु । लेकिन वे कभी भी इस 
जातीय द्न्‍्द्व में लिप्त नहीं होते, बड़े श्रानन्द से लिखकर दे देते उन्हें जयपत्र । 
एक ओर प्रतिद्वन्द्दी जहाँ अपनी छाती फूलाकर वहाँ से प्रस्थान करते दूसरी 
श्रोर वहीं पर रूप निमग्न हो जाते अपनी शास्त्र रचना में अथवा मजनानन्द 
में । 

एकबार आचाये बल्‍लम भट्ट रूप गोस्वामी से मिलन हेतु श्राए। भट्टजी 
विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के प्रस्यात नेता थे एवं मक्ति-पुराण शास्त्रों कै एपंडित 
थे। उस समय रूप गोस्वामी अपनी क्ुटिया में मक्ति-रसामृत ग्रथ की रचना 
में तल्लीन थे और श्रीजीव उनके समीप बेठ भक्तिमाव से उन्हें अपने हाथों 
से व्यजन कर रहे थे । रूप ने भट्टजनी की सम्मानपु्ंक प्रभ्यथना की और उन्हें 
एक प्रोर प्रपने पाइव॑ में बैठने के लिए एक भ्रासन विछा दिया । 

कुछेक क्षणों की कथा-वार्ता के उपरान्त भट्ठजी ने रूप गोस्वामी के सद्य: 
रचित ग्रय से दो-चार इलोकों के श्रवण की इच्छा प्रकट की । रूप द्वारा 
मंगलाचरण के दो-एक इलोकों का पारायण करने के साथ-साथ बल्‍लभ भट्टू 
ने शास्त्रीय वितर्क खड़ा करते हुए कहा--'गोस्वामीजी , श्राप देखते हैं, इस 
इलोक में एक त्रुटि रह गई है, एक संशोधन करना इसमें संगत होगा ।' 


१६० ] [ मारत के महान साध क 


'अत्यन्षम कथा” तत्क्षण सोललास बोल उठे रूप गोस्वामी । यदि श्राप 
स्वयं हो कृपापूर्वंक संशोधन कर देते तो बरहुत उपकृत होता । आप यहाँ बेंठकर 
प्रपना कार्य पूरा करें। उधर अब ठाकुर की सेवा का भी कार्य है, समय हो 
गया है, मैं यम॒ना में स्नान करके आ रहा हूँ । 

कौतुक हेतु अपने ग्रंथ को उसी तरह खुला हुप्रा छोड़कर रूप गोस्वामी 
प्रदान्‍नत मन से चले गए । 

परन्तु भीजीव चुपचाप पाइ्व में उपविष्ट थे। पांडलिपि संशोधन हेतु 
जमी मट्ठजी के हाथ में लेखनोी उठो, तभी कुद्ध होकर कठोर स्वर में उन्होंने 
कहा --'आचाय॑, जरा ठहरें! इस इलोक में कोई त्रूटि है ग्रथवा नहीं, पहले 
इसका निर्णय तो कर ले । हमलोगों के गोस्वामी प्रमु देन्य के अवतार हैं । 
आप पूर्णतः भ्रान्त हैं, इस वथा को समझते हुए भी उन्होंने आपके श्रहुंभाव 
फो इस प्रकार थोड़ा प्रश्नय दिया है । 

“तुम कोन हो हे नवयुवक्र ! देखता हूँ तुम्द्दारी स्पर्धा कम नहीं है । जानते 

हो तुम, मैं कोन हूं ?' 
जी, ग्रापका परिचय मैंने सुना है ।' 
(तब ? इस प्रकार का साहस तुम्हें कैसे हुआ ? 
आचायंवर, गुरु-कृपा से ही मुझमें हर साहस हुआ है। आप जिनके 
घ्रालेख ; का संशोधन करने जा रहे हैं, उन्हीं के समीप हुई है हमारी दीक्षा एवं 
दास्त्र-धशिक्षा। उस शिक्षा का एक कण भो मैं आयत्त नहीं कर पाया । फिर 
मी उनके प्रसाद के फलस्वरूप मेरे सदृश नवयुवक ने वुन्दावन में श्रागत दो- 
चार दिग्विजयी पंडितों को परास्त किया है ।' 


'हैं । आन्तरिक क्रोध श्लौर उत्तेजना को कष्टपूर्वंक संयत्त करते हुए 
बललभ मट्ट ने कह।-- “अच्छा, गोस्वामीजी के इस दलोक की प्रासंगिकता और 
श्रौचित्य का कारण बत्तलाओं ।' 

'श्रापने श्रादेश किया है तो अवश्य ही मैं दिखलाता हूँ ।' यह कहकर 
प्रतिमाघर तरुण पंडित श्रीजीव ने प्राचीन शास्त्रों से इस इलोऋ की यपयाधंता 
सप्रमाण सिद्ध कर दी ।* 

आचाय॑ बल्लम भट्ट ने कुछ क्षणों तक तृष्णोम माव का श्रवलम्बन किया 
तत्पठ्चात्‌ जोर से पांडुलिपि को बंद करते हुए वहाँ से प्रस्थान कर गए । ह 

मार्ग में रूप गोस्वामी के साथ भट्दजी का मिलन हुआ । इस समय श्राचाय॑ 
की मुख-मुद्रा अत्यन्त गंभीर थो । वे बोले --गोस्वामी महाराज, भापकी 

कुटिया में उपविष्ट वह्‌ तरुण वैष्णव कौन है ?' 


रूप गोस्वामी | [१६१ 


'क्यों, क्‍या बात है, कहें तो । वह तो मेरा शिष्य श्रीजीव है । रूप ने 
शंका के स्वर में उत्तर दिया । प्रब बल्‍लम भट्ट ने विषण्ण होकर श्रीजीव से 


सम्बन्धित पूरी घटना का वर्णन क्षिया और तत्पश्चात्‌ वहाँ से शने:-शने: 
प्रस्थान कर गए । 


कुटी के आंगन में पाँव रखते ही रूप गोस्वामी ने कठोर स्वर से श्रोजीव 
को भपने निकट बुलाया । इस विस्फोटक परिस्थिति का वर्णन करते हुए 
प्रेमविलास में उल्लेख हुआ है :-- 
श्रीजीव पुकार कर कहते श्रीभीव के हो प्रत्ति । 
असमय में वैराग्य वेश धारण किया मूढ़मति ।। 
क्रोध के ऊपर तुम्हें क्रोध हुआ नहीं तब । 
ग्रतएव तुम्हारा मुख नहीं देखगा श्रब !। 
श्रीजीव नतद्षिर चुपचाप खड़े हैं। क्षण भर में उन्हें प्रपने गुढतर अपराध 
का बोध हुआ । ठीक ही तो है, क्रोध का परित्याग न करने पर, सर्वत्यागी 
वेरागी होकर श्रीकृष्ण के चरणों में निवेदित--प्राण मक्त होना तो संभव 
नहीं है । 
रूप गोस्वामी ने श्रव कहा -- तुम क्या समझते हो, बल्‍लभ भट्ट भान्त 
हैं, यह कथा हम कया नहीं समझते ? सब कुछ जानते हुए मी मैंने उन्हें प्रश्रय 
दिया है, उतके समीप झुकना स्वीकार क्षिया है। वृन्दावन में भ्रनेक दिग्विजयी 
पंडिसों को बिना तक॑ के मैंने जयपत्र दे दिए हैं | तुम से कुछ मी भ्रज्ञात नहीं । 
महाप्रमु के पवित्र घर्मं का यदि प्रचार करोगे, तो इस प्रकार के श्राचरण का 
होना उचित नहीं । केवल क्रोध ही नहीं, सूक्ष्म अहूं का बोध भी तुम्हारे इस 
मनोमाव में प्रच्छन्न रूप से वर्तमान था | यदि तुम इन सबों का परिहार कर 
सको, तमी तुम मेरे समोप रह सकते हो श्रन्यथा नहीं ।' 
प्राणाघिक मातृ-पुत्र एवं अपने हाथों निर्मित दिकूपाल शिष्य श्रीजीव फो 
जो वृन्दावन के मक्ति-साम्राज्य के भावी अध्यक्ष होंगे, एक क्षण में ताड़ित 
करते हुए उस दिन रूप गोस्वामी को कुछ भी बाघा न हुई । वेष्णवीय नीति 
श्रौर निष्ठा के प्रति इस प्रकार बज्जादपि कठोर थे वे । 


गुर को प्रणाम करके जीव गोस्वामी कन्‍्दन करते-करते प्रविष्ट हुए 
वुन्दावन के एक मानवविहीन दुगंम भ्रण्य में । वहाँ फूस और पत्तों से एक 
पर्ण क्रुटीर का निर्माण किया श्रौर उसी में प्रार॒म्म की श्रपनी कृष्छू साधना । 
११२१ 


१६२ ] | भारत के महान साधक 


उन्होंने संकल्प किया कि जो शोधन एवं रूपान्तर गुरु को अभीष्ट है, उसे पूरा 
न करने तक लोकालय में पुनः प्रवेश न करूँगा श्रोर इसी अरण्य में ही करूँगा 
ग्रपना जीवनपात । 


इस तरह अनेक महोने व्यतीत हो गए । श्रत्यघधिक कठोरता से श्रीजीव 
ग्रपना दिन व्यतीत कर रहे थे । दूर-दूरन्त के गाँवों से कोई कभार यदि आकर 
कुछ खाद्य पदार्थ प्रदान करता तो उसी से ग्रपना जीवन घारण करते । कमी 
कोई चरवाहा अथवा मक्त वनमाली एक मुष्टि गेहूँ लेकर उपस्थित होता । 
उसी को चर्ण करके जल के साथ पान करते और पुनः निमग्त हो जाते दीघे 
समय तक अपने जब और घ्वान में । 


एक दिन हठात्‌ इस वन के प्रान्तस्थित ग्राम में सनातन गोस्वामी का 
ग्रागमन हुआ । ग्राम के सभी प्राचीन महात्मा सनातन के मक्त और श्रनुरागी 
थे । नाना प्रकार की कुशल-वार्ता के पश्चात्‌ नवीन वैरागी की कथा मी प्रकाश 
में आई , कौतूहली सनातन तत्क्षण वहिगंत हुए उनकी खोज में । 

देखते ही श्रीजीब लुठित हुए भ्रपने पितृव्य के चरणों पर श्रौर निव्रेदित 
को अपने दुर्माग्य की कथा । स्नेह श्रौर करणा से सनातन का हृदय विगलित 
हो उठा और उन्होंने नाना विघ सांत्वना प्रदान की परन्तु रूप के मनोभावों 
का उन्हें ठोक-ठीक परिज्ञान न हो सका । ग्रतएव उसकी सम्मति के श्रम व में 
श्रीजीव को अपने साथ ले चलने का साहस वे नहीं कर सके । 

वृन्दातनन आने पर रूप के साथ साक्षात्कार होते ही सनातन ने प्रश्न 
किया--'तुम्हारे भक्तिरसामृतसिन्धु की रचना कहाँ तक हुई है 
होने में श्रत्र कितना विलम्ब है ?' 

रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया--कार्य तो बहुत श्रग्नसर हुआ है । 
श्रीजीव समीप होता तो अवतक समाप्त हो गया होता और उनका सा 


मी प्राप्त होता । उसने तो उस दिन हठातू इस स्थान का परित्यांग क्र 
दिया । 


? समाप्त 


यदि 


हाय्य 


'मेंनें सब युना है। वनों में भ्रमण करते रामय श्रीजीव के 
साक्षात्कार हुप्ना है। श्रह् ! अनाहार, अनिद्रा श्रौर कठोर तपस्या के कारण 
उसकी जो दशा हुई है, उसकी श्रोर तो अब देखा नहों जाता । उसकी 


देह भ्रत्यन्त शीर्ण भ्रौर दुबंल हो गई है | देखा मैंने उसमें किसी प्रका 
मात्र श्रवशष हैं । 


साथ मेरा 


र प्राण 


सनातन को श्रान्तरिक व्यथा श्रौर उनके इंगित का मर्म रूप को समझते 


देर न लगी। सनातन उनके मात्र ज्येष्ठ अ्राता नहीं थे, उनके गर स्थानीय भी 


रूप गोस्वामी ] | १६३२ 


थे -- उनके हृदय-देवता । इसीलिए इन्होंने निश्वय किया कि भव श्रौर श्रघिक 
नहीं, श्रीजीव को भ्रत्र क्षमा करना होगा । इस बीच उसे पर्याप्त प्रायश्चित्त 
ही गया । 

उसी दिन पत्र मेजकर श्रीजीव को बुला मेंगाया श्रौर ततक्षण उस दिन के 
धपराध को क्षमा कर दिया । गरु-करुणा लाभ करके मानो श्रीजीव ने 
पुनर्जीवन प्राप्त किया । 

सम्पूर्ण वृन्दावन के मक्त-समाज में इस घटनाजन्य परिव्याप्त त्रास की 
श्रव समाप्ति हुई ओर सभों ने त्राणसूचक उच्छुवास छोड़े । 

वुन्दावन में महाश्रमु चेतन्य द्वारा आदिष्ट कर्मो के उद्यापन में रूप और 
सनातन ने अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया था । कंथा ओ्रोर करंगघारो, 
इन दोनों वेरागी भिक्षुकों, ने स्थापित किया था एक विशाल भक्तिल्‍साम्राज्य । 
ये लोग महाप्रम द्वारा प्रचारित मक्ति-प्रेमघमं के चिह्नित अधिनायक रूप में 
विशेष रूप से चिह्धित हुए थे | तत्कालान मक्त-समाज के अन्यतम्त मुखपात्र 
कृष्णदास कविराज ने इन दोनों गोस्वामियों का मूल्यांकन करते हुए लिखा 
है पा 

सनातन की कृपा से पाया भक्ति के सिद्धान्त । 
श्रीरप को कृपा से पाया रसमार प्रान्त ।॥। 

प्राय: ग्रद्धं शताब्दो के विपुल उद्यम और प्रयास के फलस्वरूप भक्तिघर्म ओर 
रसतत्व का विराट शास्त्रागार रचित हुआ था प्रोर इसके साथ ही गठित हुझ्ना 
था निगढ़ साधना की सिद्धि से समुज्वल एक साधकगोष्ठो । सर्वाधिक आ्रानन्‍्द 
फी कथा यह है कि इस ज्ञास्त्रागार एवं इस साधकगोष्ठो के कुशल तथा 
प्रतिभाधर नेता के रूप में शर्ने:-शर्तें: अभ्यदय हो रहा था श्रीजीव गोस्वामो 
की । झूप ओर सनातन गास्वामी दोनों ही श्रव वृद्ध हो रहे थे और दोध॑ दिलों 
की कृच्छु साधना तथा परिश्रम के कारण उनके स्वास्थ्य भी श्रव टूट रहे थे । 
अत: अब वे उन्म्‌ख हो रहे थे जीवन की शेष यात्रा की श्रोर । 

ग्रल्पावधि में हो वुद्ध सवातन ग्रोस्वामी ने सबों को शोक-सागर में निमग्न 
करते हुए ग्राषाढ़ी पूणिमा को श्रपना देहत्याग किया । देवतुल्य ज्येष्ठभ्राता, 
शिक्षा-गुरु एवं रूप के जीवन के समी फर्मों के उद्योक्‍्ता श्लौर तायक थे सनातन 
गोस्वामी । अतः यह विष्छेद रूप के लिए अत्यन्त मामिक था ! रोते-रोते 
इन्होंने सनातन के शेषकृत्य का समापन किया; बड़ी धम-धाम से मंडारा 
एवं ग्रनष्ठान समाप्त किए । तत्पश्चातू रूप गोस्वामी प्रविष्ट हो गए अपनी 
निभृत मजनकुटी में । 


१६४ ] [ मारत के महांव साधक्ष 


जीवन के श्रवशिष्ट कतिपय महोनों में उन्हें अपनी कुटी रो बाहर निकलते 
नहीं देखा गया : वे तो श्रपने इृष्ट-ध्यान एवं इष्टनाम के जप में निरन्तर 
प्रभिनिविष्ट थे । 

१५५४ खीष्टाव्द के चिह्नित क्षण में इस महान्‌ साधक की चिर बिदा 
बेला का लग्न भा जाने पर, प्राण-प्रभु गोविन्ददेव की ओर श्रपनी दृष्टि निवद्ध 
करते हुए वे प्रविष्ट हुए नित्यलीला में । मारत के श्राध्यात्म-आकाह से मानो 
टूट पड़ा हो प्रेमभक्ति-साधना का एक जाज्वल्यमान नक्षत्र । 


राम ठाकुर 


वर्षागम का जो पावस-पवं पूर्वोत्तर भारत में अम्बवाची” के नाम से 
प्रसिद्ध है, कामरूप के कामाख्या-मन्दिर में दीघं काल से बह घामिक उत्सव के 
रूप में मनाया जाता रहा है । उस दिन उसी समारोह का भ्रन्तिम दिन था। 
सहस्रों नर-नारियों की मीड़ मन्दिर के समारोह प्राज्भण में एकत्र थी। सम्पूर्ण 
पवंत-तीथ॑ नर-नारियों के पुण्योत्सव-कलरव से निनादित हो उठा था । उत्सव- 
कलरव का यह पुण्यमय निनाद दूर से ही समुद्र-गर्जंज की तरह सुना जा 
सकता था । 

मारत क॑ सुदूर प्रान्तरों से जो मानव-समुद्र उमड़ कर कामाख्या देवी के 
मन्दिर के आस-पास घहरा रहा था, उसमें नाना जाति श्रौर नाना प्रदेश को 
सम्मिलित विचित्रता थी । पुण्य-लोभी मक्तों में कुछ यदि धन को कामना से 
ग्राये थे तो कुछ जन की भाकांक्षा लेकर । इन गृहस्थ भक्तों को ही तरह उन 
गह-त्यागी संन्यासियों की भी भोड़ लगी थी, जिनके जीवन में कोई भ्राकांक्षा 
न थी । तांत्रिकों, योगियों, वेदान्तिकों ग्रौर उदासियों की जमात भी प्रचुर 
संख्या में उपस्थित थीं । इस मन्दिर को अधीश्वरी भारत में सवेत्र समान रूप 
से प्रसिद्ध हैं। मारत के प्रत्येक क्षेत्र के भक्त कामाख्या देवी के चरण-पोढ में 


| के महांन साधक 
१६६ ] | भारत के महान स 


स्‍्तक टेकने के लिएं सहस्रों वर्षों से लालायित रहते आये हैं । उत्सव को 
समाप्ति के पश्चात्‌ आगतों की यह अ्रपरिमेय मीड़ आप ही बिखर जायगी और 
जो जहाँ से प्राय थे, वे वहाँ लोट जायगे । 
उत्सव के इस अन्तिम दिन में सबसे अधिक मीड़ थो उस कुण्ड क॑ पास, 
जहाँ स्तान-तर्पण कर लेने के पश्चात्‌ ही देवी की पूजा में सम्मिलित होने की 
परिपाटी है । मन्दिर के गर्म-गृह मे और आसपास क भ्राज्जुण ग्रौर पथ में ता 
तिल रखने की जगह मी खालो न थो । पुजारोगण धीर-गम्मीर स्वर मं 
मन्‍्त्रोच्चारण कर रहे थे और स्तव-गान का मधुर सांगीतिक निनाद भी दूर 
प्‌ ही सुना जा सकता था। सहसा द्शनाथियों को भीड़ को सेमालना पहाड़ 
के भीतर श्रवस्थित प्राज्भरण-क्षेत्र के लिए असम्भव हो उठा । जंगल के ठढ़- 
मेढ़े निर्जन पथ को यात्रियों की मीड़ से ओत-प्रोत कर देनेवाले इस उत्सव मं 
एसी श्रण्यवस्था अक्सर अनिवाये हो जाती है । 
जनब्स्नोत के ऐसे ही उत्ताल प्रवाह में बहकर बालक रामचन्द्र उस दिन 
अपने साथियों से श्रलग हो गया । घर से वे समी साथ-साथ आये थे, पर श्र 
उन्हें खोज पाना कठिन ही नहीं, श्रसम्मव हो गया रामचन्द्र के लिए | श्रनेक 
दिन तक साथ साथ रहने के कारण राम की सामग्री मी उन्हीं के साथ छूट 
गई। किशोर वय का बालक दिन भर साथियों की खोज में बंह।ल रहा, मगर 
उन्हें दूं ढ़ना सम्मव नहीं हुप्ना । 
सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि राम के ग्रपने पास एक फूढी कौड़ी भी 
नहीं रह गई थी । साथियों ने द्वी उसके मोजन-शयन की अब तक व्यवस्था 
की यी, किन्तु अब तो राम निदपाय हो गया ! सारा दिन वह मूखा-प्यासा 
रहकर साथियों को खोजता रहा । अब गपिराहार रहकर रात कंसे बिताई 
जाय, इसी को चिन्ता उसे सता रहो है । 
आज अम्बवाची उत्सव की समाप्ति के साथ ती्थ॑णत्रियों का दल विभिन्त 
दिशाग्रों को लौटने लग गया है । “रजस्वला' देवी के सापने सिर टेक कर 
आसपाप्त के गाँवों में रहनेवाले लोग घीरे-धोरे विदा होने लगे हैं । मेला की 
मोड़ छूट गई है । आसपास के जंगल में पेड़ों के नीचे साध-संन्यासियों के जो 
ग्रखाड़ें लगे थे, वे भी पभ्रब टूट रहे हें । घनी-सामन्तों के खेगे भी एक-एक 
कर उखाड़ जा रहे हैं । 


धीरे-धीरे सूने समारोह-प्राज़ण में गम्भीर रात्रि की नीरवता छा गई । 
दिन भर की दौड़-धृप से थर्के हुए राम की हालत निराहार रहने के कारण 
दयनीय हो चुकी है । अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं रही, कि मन्दिर से 
बाहर निकल कर जा सके । फिर जब यह निश्चित है कि रात में निराहार द्वी 


राम ठाकुर | [ १६७ 


रहना पड़ेगा, तो बाहर जाने की कोई आवश्यकता मी तो नहों रहो ! क्‍यों 
नहीं पूरी रात जप भ्रौर ध्यान में ही व्यतीत कर दो जाय ? यह प्रश्न राम के 
नित्त में साहस और स्फूर्ति का संचार करने लगा । 

मन्दिर के चबूतरे के एक कोने में कुमारी-पूजा के लिए निर्धारित स्थान 
है । रंग-बिरंगी सुगन्धित फूलों और हरे-हरे नवीन विल्व-पत्रों के ढेर वहाँ 
लग गये हैं। विविध प्रकार के नेवेद्य भी उनके साथ मिल-जुलकर एक हो गये 
हैं । निर्माल्य-राशि को आदरपुर्वक बगल में टालकर राम ने उसी स्थान पर 
बठने की थोड़ी-सी जगह अपने लिए बना ली । वहीं कोने में बैठकर वह जप 
में निमग्त हो गया और घीरे-धीरे प्रगाढ़ ध्यान में उसका अस्तित्व-ज्ञान डूब 


गया । 
श्राधी रात इसी तरह व्यतीत हो गई । नि:शब्दता और प्रेंधियाली की 


सम्मिलित प्रगाढ़ता ने राम के ध्यान को श्रौर श्रधिक प्रगाढ़ कर दिया । 
अचानक उसे गम्मीर कण्ठ में किसी ने पुकारा--“राम' ! 


आवाज सुनने के साथ हो ध्यान टूट गया । 
मगर इतनी रात को राम को पुकारनेवाला भला कौन हो सकता है ? 


इस तरह नाम लेकर उसे पुकारनेवाला कोई परिचित व्यक्ति इस श्रजनवी क्षेत्र 
में सम्मव मी तो नहीं है ! नहीं, नहीं, उसे भ्रम हुश्ना है ! 

फिर भी थोड़ी देर के लिए उसके कान खड़े हो गये । उसे प्रतीत हुआ कि 
सुनी गई ग्रावाज स्पष्ट थी । उसे कोरा भ्रम मानना सम्मव नहीं है । तब 
तक वही कंठ-स्वर और अधिक स्पष्ट होकर फिर सुनाई पड़ा-- 

“वत्स राम ! सुन तो रहे हो ? अरे उठो, मेरे पास आ जाओ 

दपरे हो क्षण राम में देखा कि प्राचीर को विना लाँघे ही एक विशाल- 
काय संन्यासी श्रचावक उसके सामने आविर्भूत हैँ । उतके शरीर का एक-एक 
प्रवयव शुक्लल पक्ष को चाँदनी की तरह निर्मल, शुश्र और स्तनिग्ध प्रतीत हो 
रहा है | लग्बे-चोड़े शरीर को घेर कर लम्बी जटा्नरों का जाल भूमि तक लटका 
हुआ है । घुटने तक फंली बाँहोंवाले उस संन्‍्यासी का हृष्ट-पुष्ट शरीर अतीव 
युन्दर लग रहा है । दोनों आंखें भी बड़ी-बड़ी हैं, जो अग्नि-गोलक को तरह 
ग्रम्धकार को भेद कर स्वत: प्रकाशित हैं। ललाट पर रक्त चन्दन का बड़ा-सा 
टीका है और गले में रुदाक्ष की लम्बी माला । ये भीमकान्त महाशक्तिधर 
पुरुष कोई तान्त्रिक संन्यासी ही तो हो सकते हैं ! 

राम ने संस्यासी की थ्रोर नजर गड़ा कर ध्यान रो देखा । प्रचानक उसके 
ग्राइचर्य की शीमा न रही । उसे स्मरण श्राया कि कई साल पहले उसने सपने 


१६८ ] [ भारत के महान साधक 


में मी एक वार ऐसी ही दिव्य मृत्ति को देखा था । उसे यह मी स्मरण आया 
कि जिस मन्त्र का वह मन्दिर में आज जप कर रहा था वह उन्हीं संन्‍्यासी का 
दिया हुआ मन्त्र है। उसे यह समझने में श्रब॒ तनिक भी कठिनाई नहीं हुई 
कि स्वप्न में ग्राकर दोक्षा देनेवाले महापुरुष ही उसके सामने खड़े हैं । बारह 
वर्ष के बालक के पूर्व जन्म के ग्राध्यात्मिक संस्कार उस दिन जैसे उस संन्‍्यासी 
को देखते ही अचानक जाग पड़े । श्रव इस देवी ग्न्त्र को और इस भन्त्रदाता 
को मूल पाना उमके लिए जन्प-जन्मान्तर में मो सम्मव नहीं होगा ) राम के 
हृदय-पट में महापरुष की दिव्य मूत्ति पहले से ही अंकित थी, केवल उस पर 
नई देह के चापल्य ने विस्मति का परदा डाल दिया था । वह परदा आज 
अचानक फट गया । उसे' लगा कि इसी महापुरुष के प्रति निगूढ़ आकर्षण के 
कारण घर के काम-काज में राम फा चित्त कभो पूरी तरह रम नहीं पाता थः। 
स्वप्न में प्राप्त इस गृद की खोज में ही वह सम्मवतः भ्रजाने ही घर से निकल 
पड़ा था । तो क्या, इन्हीं की कृपा उसे खींचकर कामाख्या-मन्दिर में ले आई 
है और गाँव के अन्य साथियों से उप्ते श्रलग कर दिया है ? 
इस प्रशन के स्वीकारात्मक उत्तर ने उसके अन्तर को विगलित कर दिया। 
वह भ्रभाने ही संन्यासी महाप्रुष के चरणों में साष्टाजड़़् लोट पड़ा। उसे तनिफ 
भी सन्देह नहों रहा कि उसने अपने जन्म-जन्म के परमाश्रय को देवयोग से 
पुन: प्राप्त कर लिया है । 
पहाड़ी प्रदेश की टेढ़ी-मेढ़ी राहों से होते हुए दोनों जन भुवनेद्बरी के 
मन्दिर के सम्मुख श्रा पहुँचे । वहीं से वनाकीर्ण टेढ़ी-मेढ़ी पगडंडी पहाड़ से 
उतर कर मंदानी मू-माग की ओर चली गई है । दिव्य महापुरुष आ।गे-भ्रागे 
जा रहे हैं श्रौर राम उनके पीछे-पीछे । 
वर्षा थम जाने के बाद आषाड़ के श्राकाश में मेष को फाड़कर चाँद 
विहँसने लगा है । जंगल को राह घाँदनी से नहा उठी है । थोड़ी दूर पर पहाड़ 
की चोटी की अ्रधित्यका को पखारती हुई घारा के रूप में ब्रह्मपुत्र का उन्मत्त 
प्लावन चीत्कार करता सुनाई पड़ रहा है । 


थोड़ी दूर भौर आगे बढ़ने पर पहाड़ की एक दूसरी चढ़ाई शुरू होती है । 
थोड़ा हो चलने के बाद वन-पल्लवों से ढेका एक पर्वेत-गह्ढ र दिखाई पड़ा । 
प्रपने पोछे-पीछे चले श्राने का मोन सकेत राम॑ को देते हुए मह्दापुरुष उस 
कन्दरा में पंठ गये । घारों ओर निस्तब्ध निरन्ध्र भ्रंधियाली घहरा रही है । 
चकमक पत्थर के दो टुकड़ों को ठोक कर महापुरुष ने दीपक जलाया | सामने 


एक प्रशस्त तहखाना दिखाई पड़ा । तहखाने का कमरा काफी बड़ा और 
ग्रत्यधिक स्वच्छु था । 


राम ठाकुर |] [ १६६ 


रास्ते में महापुरुष ने एक भी शब्द का उच्चारण नहों किया । राम फी तो 
ज॑ंसे धरिग्धी बंध गई थी। वह कुछ पूछने को हिम्मत कहाँ से लाता । महा- 
पुरुष के पीछे-वीछे मोहाविष्ट को तरह वह राह तय करता चला । 

फमरे में पहुंचकर महापुरुष ने स्निग्ध स्वर में कहा, “वत्स, तुम बहुत थक 
गये हो । मूख-प्यास ने तुम्हें भातुर कर रखा है | थोड़ा विश्राम कर लेने के 
वाद कुंछ आहार ग्रहण कर लो श्रौर तब चेन से बंठ जाओ ।”? 

राम को महापुरुष के सानिध्य के विस्मयकर प्रमाव का स्पष्ट श्रनुभव 
हुआ । उसकी थको देह में श्रत्र थकावट की कोई वेदना नहीं जान पड़ती । 
श्रवर्ताद का चिह्न मात्र नहीं रह गया है। उसे श्रपार शान्ति श्रौर तृप्ति का 
अनुमव होने लगा है । फिर मी आज्ञानुसार उसने थोड़ी देर विश्वाम कर 
लिया । 

कुछ देर के पश्चात्‌ महापुरुष का आदेश सुनाई पड़ा, “वत्स, अब उठ 
जाग्नो । गृहा के परले सिरे पर जाकर देखो । मिट्टी के पात्र में दो फल रखे 
हुए हैं । मोजन फा फाम आज तो उसी से चलाना होगा ।॥" 


दीपक के मद्धिम प्रकाश में राम को गृहा का पूरा प्रसार साफ-साफ दुष्टि- 
गोचर नहीं हो रहा था इसमें सन्देह नहीं कि उप्ते बड़ो मूख लगी है, किन्तु 
रात भी तो करीब-करोब बीत ही चुकी है । इस समय मोजन न किया जाय; 
तब मी काम चल सकता है । ऐसा सोचकर वह चुपचाप गृ। के एक कोने में 
बेठ गया । फल खोज पाना उसके बते सम्भव न हो सका । 

अचानक उसने एक विधित्र दृब्य देखा । महापुरुष का दाहिना हाथ सहसा 
ज्योतिम॑ंय हो उठा और उसकी लम्बाई बढ़ने लगी । वह लम्बा हाथ गृहा-कक्ष 
के उस कोने तक पहुंच गया, जहाँ मिट्टी के पात्र में दो फल रखे थे। उन फलों 
को उठाकर उस लम्बे हाथ ने राम के निकट रख दिया । 


राम ने इस भप्रदूभुत दृश्य को देखा, तो भ्राइचयं के मारे बह वेहोश होने 
लगा । किन्तु इसके साथ-ही-साथ उसके हृदय में एक नये उत्साह श्रोर साहस 
फा प्रादर्माव हो गया । उसे लगा कि इस योग-लोला के द्वारा महापुरुष ने उसे 
बता दिया है कि उनकी क्रृपा की धाँह बड़ी लम्बी है। वह कहीं भो पहुंच कर 
ग्रपने शरणागत दिष्य की रक्षा कर सकती है। महापुरुष के सवंगामोी बाहुद्वय 
के लिए पृथ्वी का कोई भी हिस्सा अजाना श्रौर अगरम्य नहीं है । बविस्मित 
बालक ने दबी निगाह से महापुरुष की ओर देखा श्रोर वह फल खाने में संलग्न 


हो गया । 
११/२२ 


रत के महान साथक्ष 
१७० ] [ भारत हृ 


फल खा-लेने के बाद महापुरुष ने फिर आदेश दिया -- “उठ कर देखो, 
पास में हो तुम्हारे शयन के लिए शब्या बिछी हुई है । अब थोड़ा सो-लो । मैं 
पहले ही से जानता था कि तुम श्राज यहाँ आ्राओगे । इसीलिए तुम्हारे मोजन 
प्रौर दायन फो व्यवस्था पहले ही से करा दी गई थी । 
पौ फटने से फाफी पहले ही महापुरुष ने राम को नींद से जगाया । बोले, 
“राम, श्रव तुम शीघ्र ही दिनचर्या से निवुत द्वोकर तैयार हो जाओ । सामने 
जंगल की जो राह है, उसे पकड़ कर सोधे नीचे उतर जाश्रो श्रौर ब्रह्मपुत्र नदी 
में स्तान करके वापस श्रा जाश्रो । निदिष्ट लग्न भ्रा गया है। तुम्हें श्राज ही 
हे  लक्षा ग्रहण करते समय राम के भ्राइ्चयें की कोई सीमा न रही । महा- 
पुरुष ने जो मंत्र इस समय उसके कान में चुपके-चुपके डाल दिया है, वही बीज 
मंत्र तो उसे वर्षों पहले भ्रपने घर पर सपने में श्राकर सम्मवत: यही महापृरुष 
प्रवान कर चके थे ! 
उस दिन को दीक्षा ने बालक के जीवन में एक असाधारण दैवो कृपा को 
घारा वहा दी । उसके सामने भ्रपरिचित आलोक का एक नया 


गेरियों सिंह द्वार 
उद्घाटित हो गया । साधना भौर सिद्धि फी सीढ़ियों फो एक-एक कर पार 
फर लेने के बाद राम ब्राह्यी स्थिति में अवस्थित हो गये । उसी समय से ये 


प्रसिद्ध हो गये राम ठाकुर के नाम से । राम ठाकुर को चर्चा ब्रह्मज्-समाज में 
मारतव्यापिनी हो उठी । 


तंत्र और योग की युग्म रश्मि को राम ठाकुर ने देखते- 
लिया । शक्ति श्रौर ज्ञान की श्रद्मुत लीला उनके माध्यम 
उठी । वे मारत के समसामयिक महापृरुषों में श्र 
चर्चा के विषय बन गये । 
राम ठाकुर भ्रष्यात्म-जीवन के महाशिह्पी भौर सर्वज्ञ तथा 
महापुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हो जाने के बाद भी अ्रपने गरुदेव 
बताने के लिए जीवन-काल में कमी राजी नहीं हुए वे उनके 
गुप्त रखने के लिए कृत-संकल्प थे। वे उनको चर्चा श्रनंग देव के 
थे, किन्तु यह मी बता देते थे कि यह नाम उनका प्रकृत नाम न 
का इतना ही तात्पर्य था कि राम ठाकुर के गुरु देहघ।री नहीं थे । विदेही सत्ता 
के रूप में वे सवंत्र विराजित रहते हैं । प्रपने गुरु के इस निर्वेचक्तिक परिचय 
के द्वारा वे उनके प्रकृत परिचय को छिपाये रखने की सुविधा प्राप्त कर छेते 
थे ।कभी-कमी वे उन्हें परमेश्वर की स्वरूप-शक्ति के प्लानन्दमय प्रकाश के रूप 
में भी श्रद्धापृवं क चर्चा कर देते थे । 


देखते घारण क्र 
से उदभासित हो 
न्यतम महासाधक के रूप में 


स्वंशक्तिमान 
का परिचय 
परिचय को 
नाम से करते 
था । इस नाम 


राम ठाकुर |] | १७१ 


पूर्व बंग के फरीदपुर जिले में एक छोटा-सा गाँव था--डिडग मानिक ॥ 
इसी गाँव के एक साधारण मध्य-वित्त ब्राह्मण-परिवोर में राम ठाकुर का जन्म 
हुआ था । पिता राघामाधव चत्रवर्ती को उस इलाके में लोग साधु-पुरुष के रूप 
में जानते-पहचानते थे । उनके परोपकार, श्रोदाय्य॑ं और मक्ति-परायणता की 
कथा उस श्रंचल में जनश्र॒ति बन गई थी । माता कमला देवी भी उस गाँव की 
महीयसी नारियों में गिनी जाती थीं । 

राघामाधव चन्नवर््ती ने तंत्राचार्य मृत्यञ्जय तकेपंचानन से दीक्षा ग्रहण के 
बाद योग भर तंत्र को कठोर साधना की थी । उस रूप में उनकी कीत्ति कम 
न थी । उनकी श्रलौकिक शक्ति की कहानियाँ बंगाल के पाइ्वंवर्त्ती गाँवों में 
अबतक सुनी जातो हैं । 

राघामाघव चन्नवत्तीं का श्रन्तिम समय भी कम श्राएवव्यंजनक न था । 
एक दुःसाध्य रोग ने उन्हें दीघंकाल तक शय्या पर सुलाये रखा । जीने को 
इच्छा श्र श्राशा जाती रहो । किन्तु ऐसे संकट के समय में भी उनके हृदय 
में एक दुनिवार इच्छा जगी-- क्‍यों न गुरुदेव की चरण«<घधूलि सिर पर धारण 
करने के बाद ही इस नह्वर शरीर का त्याग कर दिया जाय ? 

राधामाधव चन्रवर्त्ती के दीक्षा गुरु तंत्राचायं मृत्युझुजय उस समय संकढ़ों 
मील की दूरी पर निवास करते थे । उप्त दिन उन्हें निकट के एक श्षिष्य के 
घर पर जहाज के जरिये जाना था । जहाज का टिकट खरीदा जा चुका था । 
जहाज खुलने में थोड़ी ही देर थी श्रौर उस पर चढ़ने को सीढ़ी तक वे पाँव 
बढ़ा चुके थे । तभी उन्हें श्रनुमव हुआ कि फोई उन्हें पीछे की ओर खींच रहा 
है। चेष्टा करने के बावजूद वे उस आकर्षण से अपने को मुक्त नहीं कर 
सके । 

श्रचातक मृत्युञ्जय महाशय के मानस-पट में पूरी स्थिति स्पष्ट होकर मासित 
हो उठी । वे जान गये कि उनका प्रिय शिष्प राघामावव शरीर-ध्याग के पहले 
भ्रपने गुर के चरणों की धूलि प्राप्त करना चाह रहा है, किन्तु उसफा शरीर 
इतन दुरबंल हो गया है # वह स्वयं चल कर भ्रपने गुर के पास नहीं पहुंच 
सकता । इस तथ्य का श्रह्सास होते द्वी मुत्यज्जय महाशय जहाज की सीढ़ी से 
वातत्त उतर गये और उसी समय डिडग मानिक गाँव की ओर द्वुत पदों से चल 
पड़े । 

इधर मुमूषु राधामाधव चक्रवरत्ती जीवन की अन्तिम घड़ियाँ गिन रहे थे । 
हठातू उनके सिरहाने में आकर खड़े हो गये उनके दीक्षागुरु तंत्राचार्य 
भृत्युञ्जव । राघामाधव ने श्राहट पाते ही अपनी आँखें खोल दीं। उन्होंने 
काँपते हायों से गुद की वरण-घूलि लेकर मस्तक पर घारण करने में सफलता 


१७२ ] [ भारत के महात सांघक 
पा-ली और इसके तत्क्षण बाद शरीर का अनायास त्याग कर दिया । उप्र 
समय उनकी आयु पचासवें वर्ष में प्रवेश कर रही थी । 

राम ठाकुर की पुण्यमयी माता कमला देवी के शरीर-त्याग की कहानी मी 
कम अदुमुत नहीं है । फहा जाता है कि अपने अन्तिम समय का शअ्रहसास उन्हें 
मृत्यु के छह मास पहले ही हो चुका था । अपने परिवार के सदस्यों भोर 
पड़ोसियों को वह श्रपनी आसन मृत्यु का समाचार पहले ही दे चुकी थीं और 
अन्तिम समय की पूरी व्यवस्था स्वयं ही कर चुकी थीं । 

राघामाघव प्रौर कमला के तीसरे पुत्र के रूप में राम ठाकुर का जन्म 
सन्‌ १८६० ईस्वी की पहली फरवरी को हुआ था । भारतीय पंचाज्भर के 
प्रनुसार, उनके जन्म-काल का वृत्तोन्त आचाय॑ दिनेशचन्द्र भट्टाचायं ने इस 
प्रकार लिखा है-- 

“१२६६ बंगाव्द की वेशाख शुक्ला तृतौया को भर्थात्‌ श्रक्षय तृतीया को 
राम ठाकुर ने मातृ-गर्भ में प्रवेश किया था, जिसकी स्मृति उन्हें भ्रन्‍्त तक 

थी । 

“उनके मूमिष्ठ होने का वृत्तान्त मी कम श्रलौकिक नहीं है | उनके पिता 
राधामाधव चत्रवर्त्ती ब्राह्म मुहुच्नें में शय्या-त्याग करने के बाद गाँव से थोड़ी 
दूर पर अवस्थित पंचवटी-कुझ्ज में उपासना करने के लिए प्रतिदिन चले जाते 
थे । भ्रगले वर्ष की माधी दशमी तिथि को जब कमला देवी ने पौ फटने से पहले 
ही प्रसव-वेदना का अनुमव किया, तो उन्होंने स्वाभी को पञ्चवटी जाने से 
रोकना चाहा | वृत्तान्त जान-लेने के बावजूद राधामाधव चक्रवत्ती अपने 
देनन्दिन दिनचर्या से विरत होने को राजी नहीं हुए । वे प्रसव करानेवाली एक 
स्त्री को पत्नी के पास छोड़कर घीर पदों से सीधे पञ्चवटी की ओर चले 
गये । 

“थोड़ी ही देर बाद प्रसव हुआ, किन्तु ग्राइवयं की बात यह थी कि शिश 
के बदले कमला देवी के गर्भ से चमड़े का एक स्निग्ध धैला मात्र बहिगंत हुआ. 
जिसमें जीवन का कोई चिह्न न था । प्रसव करानेवाली स्त्री उस चमंमय पि०ट 
को थोड़ी दूर पर अवस्थित एक बकुल वृक्ष के नीचे फेंक भाई और प्रसति की 

सेवा में संलरन हो गई । बाद में लोगों ने देखा कि उस चमंमय पिण्ड को घेर 
कर स्यार-स्यारियों का एक झण्ड खड़ा हो गया है और श्रपनी पशु-प्रकृति के 
प्रनुसार श्रानन्‍द-कोलाहल कर रहा है । हु 
/काफो देर बाद एक स्थार ने उस चमंमय पिण्ड को मृख के द्वारा उठा 
लिया भ्रौर झुण्ड के श्रन्य साथियों के साथ उस फ्ञचवटी के पास जा पहुँचा 
जहाँ राधामाधव चत्रवरत्ती भ्रपनी साधना में तललीन थे । तब तक सुबह की 


राम ठाकुर | | १७३ 


बेला घृप से जगमगा उठी थी। मगर चक्रवर्ती महाशय ध्यान-मग्न बंठे थे। स्पारों 
के चौत्कार ने जब उनका ध्यान मंग किया, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने 
चमड़े का एक फटा थैला पड़ा है, जिसमें दो सद्यःजात जीवित छ्िशु विहेंस रहे 
हैं । शिशु-शरीर पर किसी प्रकार का कोई श्राघात-चिहक्लन न था । अब शिक्ष॒ 
रोने लग गये । ज्योतिष-शास्त्र के भनुसार जातक के रोने की श्रावाज की घड़ी 
को ही जन्म-काल की लग्न-सूचना के रूप में ग्राह्मय माना गया है। श्रीराम 
ठाकुर स्वयं ही स्पष्टत: कह गये हैं कि उनका नाड़ी-छेदत किसी नर-नारी के 
द्वारा नहीं हुआ था । वह काम हुआ था मातृरूपिणी शिवा के द्वारा शऔर उनका 
जन्म-स्थान मी सूृती-गृह नहीं, पञ्चवटी का सिद्धपीठ ही था, जहाँ वे शिशु के 
रूप में मूमिष्ठ हुए थे ।' 

बचपन श्रौर किशोर काल में राम ठाकुर के जीवन की कोई ऐसी घटना 
लोक-गोचर नहीं हुई, जिसे श्रदमुत कहा जाता । गाँव के अन्य साधारण 
वालकों की ही भाँति उछ्धल-कूद और खेल-घुप में जीवन के वे दिन राम ठाकुर 
ने मी व्यतीत किये थे । 

इतना तो स्पष्ट ही था कि धमंनिष्ठ परिवार में भगवद्धूक्त पिता-माता 
कौ सन्तान के रूष में जन्म लेना अपने-श्राप में एक अख्भत सोमाग्य है । 
परिवार की सात्विक परम्परा श्रौर पिता-माता के सदाचारी जीवन का प्रमाव 
उन्हें भीतर-ही-मीतर श्रवश्य ही प्रमावित कर रहा होगा । किन्तु उस समय 
तक पूर्व जन्म के प्राक्तन संस्कार ने अपना ऐसा प्रकाश प्रकट नहीं किया था 


जो ग्राम-वालकों के बीच उन्हें विशिष्ट और प्रसाधारण प्रमाणित कर सकता 
हो । 


बताया जा चुका है कि हमारे चरितनायक का जन्म जुड़वें सन्‍्तान के रूप 
में हुआ था । बड़े का नाम रखा गया था राम प्रोर छोटे का लक्ष्मण । पुण्य- 
मयी माता कमला देवी रामायण-गान के प्रति विशेष भ्रनुराग रखती थीं । वे 
जबनच्कमी रामायणी कथा सुनने जातों, तो राम ओर लक्ष्मण को साथ हो 
लिवा जातों । बालक राम के हृदय पर इस पौराणिक कथा की गहरी छाप 
आरम्म में ही, इस प्रकार, पड़ चुको थी। मक्तिपरक गीतों के प्रति भी बचपन 
में ही वे अनुरक्त हो गये । बालकोचित खेल-घूप के बीच-बीच में राम के 
खिलाड़ीपन को कमी-कमी श्रद्धत रूप लेते हुए देखा जा सकता था । कमी- 
कमी बाल-मित्र-मण्डली को भीड़ एकत्र कर वे ध्यानस्थ हो जाते और गीली 
मिट्टी की श्रनेक देव-मूत्तियाँ बात-कौ-बात में गढ़ डालते । देव-देवियों की ऐसी 
मृत्तियों की पूजा में साथ की बाल-मण्डली में मिलकर कीत्तंत श्रौर उत्सव- 
समारोह, इसके बाद स्वाभाविक द्वी था । 


१७४ ] | भारत के महान साधके 


राम की उम्र जिस समय केवल ग्राठ वर्ष की थी, उसी समय उनके पिता 
राधामाघव चक्रवर्ती का परलोकवास हो गया । पिता को मृत्यु को इस 
घटता ने राम को शोकाकुल हो नहीं किया, उनके अन्तर में तीत्र वराग्य का 
बीज भी बो दिया । 
पिता की मृत्यु के तीन-चार वर्ष बाद की घटना है। बालक राम रात्रि 
की गं मोर निद्रा में निमर्न सो रहे हैं। अ्रवानक स्वप्न में दशंन दिया एक 
विशालकाय दिधथ्य संन्यासी ने। सोये-सोये सपने में ही वालक राम ने देखा 
कि संन्‍्यासी महापुरुष उनके कान में मुख सटाकर एक बोज-मंत्र का उच्चारण 
कर रहे हैं । स्वप्न-दीक्षा की इस प्रक्रिया के पश्चात्‌ बालक राम ठाकुर को 
दिव्य संन्‍्यासी को गुरु-गम्मीर वाणी सुनाई पड़ी, “4वत्स, प्रतिदिन एकाग्रमाव 
से इस शक्ति-मंत्र का जप करते रहो । तुम्हारी मुक्ति का पथ शोघ्र ही 
उन्मुक्त होने वाला है । 
स्वप्न में प्राप्त उस बीज-मंत्र का प्रमाव सचमूच अमोध प्रमाणित हुश्रा । 
बालक राम के अन्तर्जीवन में उस मंत्र के श्राविर्माव के साथ-साथ नया 
भालोक आलोड़ित हो उठा । उस बीज-मंत्र का जाप आप-ही-आप होता 
रहता था । इपका तात्पयं ही था हि मंत्र की शक्ति बालक के प्राण के 
साथ मिलकर एक हो चुकी थी । इस प्रकार जन्मान्तर की सात्तविक संस्का र- 
राशि को उस बीज-मंत्र ने नये सिरे से प्रवाहित कर दिया । इसके परिणाम- 
स्वरूप योग के विविध आसन, मुद्रा, बन्ध, प्राणायाम प्रभृुति भ्राप-द्वी-भाप 
किये जाने लगे । बालक राम सहज भाव से आासन-बढ़ होते ही प्राय: ध्यान 
में डूब जाया करते, किन्तु श्राप-ही-श्राप होनेवाली इन यौगिक क्रियाओं के 
रहस्य को समझने की चेष्डा बालक राम के लिए कमी आवश्यक नहों हुईं । 
इस दृष्टि से वे भ्रवनी आध्यात्मिक संमावनाम्रों से श्राप अपरिचित ही रह 
गये । 
यद्यपि बालक राम को एकान्तप्रियता का ग्रारम्म इस घटना के बाद द्दी 
प्रावदयक हो गया, फिर मी घर के लोगों से इन यौगिक क्रियाओं की स्वयं- 
क्रियता दीघंकाल तक छिपी न रह सको । पर, धीरे-धीरे घर के लोगों क्रो 
यह उत्सुकता भी श्राप ही शान्त हो गई। उन्होंने ऐसा मान लिया कि 
किसी भज्ञात दंवी कृपा के कारण बालक राम में श्रस्नाधारण सम्मावनाएं 
अन्तविहित हो गई हैं, जो समय पर आप ही प्रकट होंगी । 
कुछ वर्षो के बाद एक नई घटना घटित हुई। दूर के सम्बन्ध में राम 
को फूफी कही जानेवाली (एक वृद्धा स्त्री सहसा तीथ्थयात्रा के लिए उत्कंठित 


हो उठीं। उनकी टेक थी कि वे राम को ही अपने साथ लेकर चन्रनाथ का 


राम ठाकुर | [ १७५ 


दशन करेंगी । तोीर्थों के प्रति और देव-विग्रहों के दर्शन के लिए बालक 
राम में भी स्वाभाविक श्रौर जन्मजात उत्कण्ठा थी। श्रन्ततः तोथ॑यात्रा को 
तिथि निर्धारित हुई और उस फूफो के साथ भगवान्‌ चन्द्रनाथ के दर्शन के 
लिए बालक राम घर से बाहर निकल पड़े । 


तीथ का वह पय अत्यधिक दुर्गय है। बीच में अनेक जंगल और पहाड़ 
पड़ते हैं। उन्हें लॉधकर ही चन्द्रनाथ के तीर्थंयात्री इष्ट स्थान पर पहुँच 
सकते हैं। वृद्धा फूगी बालक राम के साथ उस दुर्गंभ पथ पर बार-बार थक 
कर बैठ जाती हैं। वृद्ध शरीर इस यात्रा में उनका साथ नहीं दे रहा है । 
ऐसे समय में बालक राम बड़े मनोयोग से श्रपनी बूढ़ी फूणी की सेवा करते 
हैं। श्रन्ततः वे दोनों उस स्थल पर पहुंचते हैं, जहाँ से पहाड़ की चोटी 
दिखाई पड़ती है। उसी चोटी पर ग्रवस्थित है चनद्रनाथ का मन्दिर | वृद्धा 
ने उत्साहपूर्वंक कहा--“चलो, श्रव मरोसा हुआ । किसी तरह गिरते-पड़ते 
अब भगवान चन्द्रताथ के दर्शत कर लगी ।” ऐसा कहकर वह एक बड़े प्रस्तर- 
खण्ड पर लुढ़क पड़ीं। थकावट के कारण विश्राम करना आवश्यक हो 
गया था । 

मन्दिर के निकट पहुँच कर उसने पूजा की सामग्री की छानबीन की । 
हठात्‌ वह बोली--“लो, सब चौपट हो गया । सब-कुछ तो है, किन्तु विल्व- 
पत्र लाना ही मूल गई। अब उपाय भी क्या होगा ? श्रासपास में बेल 
का पेड़ तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता । पूजा की बेला हो रही है। इसलिए 
नीचे उतर कर बिल्व-पत्र ले ग्राना अब सम्मव नहीं रहा ।” यह कहकर वृुद्धा 
हाँफने लगी । 

अचानक बूढ़ी फूफी को गाँव-घर की वह अनुश्नुति याद भा गई, जिसके 
ग्रनूसार शाम को देवी कृपा से अनुगृहीत माना जाता या। उसने बड़ी 
मिन्नत करके कहा-“राम बेटे ! इस विपत्ति से प्रव तुम्हीं उद्धार कर 
सकते हो । कहीं से बेल के दो पसे मुझे लादो। मैं खूब जानती हूँ कि 
तुम चाहोगे तो कहीं-त-कहीं से विल्व-पत्र ढढ़ ही लाओगे ।” 

वद्धा के इस ग्ाग्रह ने राम को हैरान कर दिया। बालक ने मुह लटका 
फर फहा-- 

“क्या पागल की तरह अनाप-सनाप बोल रही हो ? तुम तो खुद ही 
देख चकी हो कि आसपास में बेल का पेड़ है ही नहीं। स्थान मो 


अपरिचित है। गअ्रासपास में कोई घर-<द्धार मी नहीं कि किसी से पूछ कर 
बेल के पत्ते ले आऊ ।?' 


१७६ ] [ भारत के महान साधक 


वद्धा ने गिड़गिड़ा कर कहा--“देखो बेटे ! मुझे इस सरह निराश मत 
करो। विल्व-पत्र के श्रमाव में चन्द्रनाथ की पूजा कैसे कर पाऊँगी ? पुम 
उस खोज में निकलोगे तो तुम्हें पता जरूर लग जायगा । विल्व-पत्र हाथ में 
लिए बिना मैं मन्दिर में प्रवेश भी नहीं कछूुंगी । यहीं बेठी-बैठी जान दे 
दूंगी । मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहते हो, तो कहीं से बिल्व-पत्र ढ्ढ़ 
लाओ | तुम्हारे अतिरिक्त मेरे साथ कोई दूसरा है भी तो नहीं ! 
वद्धा को दोनों आँखों से टप-टप आँसू गिरने लगे। राम का मन 
पश्तीज गया । थोड़ी देर तक वह आँख मू दे वहीं बंठा रहा । फिर उसने 
उंगली से पत्थर के एक टुकड़े की ओर संकेत किया । कहा--“पीसी माँ ! 
उसो पध्यर के टुकड़े के नीचे तुम्हारा बिल्व-पत्र है। ले-लो ।/! 
पत्थर को हटाने पर देखा गया कि उसके नीचे सचमुच बेल का एक 
छोटा-सा विरवा है। उसमें नवोद्गत पत्ते मी उग आये हैं, मगर धूप के 
प्रमाव में उनका पूर्ण विकास नहीं हुआ है । वृद्धा के श्रानन्द की सीमान 
रही । उसने बिल्व-पत्र की उन्हीं नई कोंपलों को बीन कर अपनी पूजा- 
सामग्री में यथास्थान रख दिया और भतीजे को श्राशीर्वाद देतो हुई उठ 
खड़ी हुई । 
सोलहवें वर्ष में प्रवेश करने के साथ-साथ राम के हृदय में वैराग्य का 
माव श्रत्यघधिक तोब्र हो उठा। घर के किसी काम-काज में मन लगाना 
उनके लिए संभव नहीं रहा । वे रह-रहकर प्रगाढ़ ध्यान में डूब जाते हैं । 
स्वप्न के माध्यम से गुरु को श्रहेतुक कृपा प्राप्त करके उन्होंने एक नवीन 
जीवन प्राप्त कर लिया । मुक्ति की दुर्निवार श्राकांक्षा उन्हें रह-रहकर 
बेचेन कर देती है। इसके साथ-साथ उनकी यह इच्छा भी बलवती हो 
उठी है कि किसी उपाय से उस महापुरुष को ढूढ़ा जा सके, जिन्होंने 
स्वप्न में ग्राकर उन्हें बीज-मंत्र को दान दे गये थे। पर यह कौन जाने 
कि स्वप्न की छाया-चछावि वास्तविक रूप में घरती पर ढ्ढ़ी भी जा सकती 
है ! इसी चिन्ता में वैरागी राम बेठे-बंठे दिन व्यतीत कर रहे हैं । 
इसके कई वर्ष पहले ही राम का नामाडून कात्तिकपुर के विद्यालय में 
करा दिया गया था । मगर पढ़ने-लिखने में कोई अद्भुत प्रगति कर पाना 
राम के लिए कभी संमव नहीं हुआ । देवी कपा श्रौर जम्मान्तर के पुण्य- 
संस्कार के कारण बालक के मन में एक श्रन्तगंत बोध अवश्य विद्यमान है 
इसलिए पाठशाला का आकषंण उसे अपनी प्रोर खींच नहीं पाता । निदान, 
कुछ ही दिनों में शिक्षा-पर्व की श्रकाल समाप्ति हो गई। परिवार के लोगों 
को राम के सम्बन्ध में इस घटना के बाद चिन्तित होना और भी स्वाभाविक 


राम ठाकुर ] [ १७७ 


हो गया। बिना पढ़े-लिखे बालक के लिए जोीविका प्रजित करना क्या 
प्राजकल सम्मव है ? इस प्रषन को लेकर घर के लोग निराश हो उठ । 

परिवार का जीवन-यापन बड़ी कठिनाई से सम्भव हो रहा था । 
चक्रवत्ती-परिवार अर्थामाव के कारण दीघंकाल से पीड़ित था । माँ कमला 
देवी प्राय: उदास और निराश रहा करतीं । अब सभो लड़कों को किसी-न- 
किसी काम में लगाना ही होगा, अन्यया घर चलाना सम्मव न हो पायगा । 
राम ने मी निश्चय किया कि अब घर पर चुपचाप बेठे रहने के बजाय चाकरी 
की खोज में बाहर निकल जाना चाहिए । 

सो, घर छोड़कर वे बाहर तो हुए, पर काम की खोज में जाएँ तो कहाँ 
जाएँ। अनेक स्थानों का चक्कर लगाने के बाद श्रन्तत: वे नोआखाली के 
फेनी शहर में जा पहुंचे । 

रास्ते में उनकी मेंठ एक. वकील साहब से हुई । उनके पोछे-पाछें 
दोड़ते हुए राम ने निवेदन किया -“मैं नौकरी की खोज में मटक रहा हूं । 
मगर इस शहर में मेरी किसी से जान-पहचान नहीं है। क्या आप कृपा 
करके कहीं कुछ दिनों तक टिक लेने की जगह मेरे लिए ठीक कर देंगे ? 

“तुम हो किस जाति के ?” 

““मैं ब्राह्मण है ।”! 

“रसोई बना सकते हो ? यदि रसोई बनाना जानते हो, तो मेरे आवास 
में ही टिकने की जगह मिल जायगी। मेरे यहाँ रसोइये की एक जगह 
खाली है ।” 

दूसरा कोई उपाय तो था भी नहीं । उसी क्षण वे रसोई बनाने का काम 
करने के लिए राजी हो गये । इस तरह जीथिका के प्रदन का उत्तर मिल 
गया । व्यावहारिक जीवन के लिए एक नई अभिज्ञता का पाठ बालक राम 
ने यहीं से आरम्म किया । 

रात में रसोई के काययं से निपट कर राम एकान्त स्थान खोज कर अपने 
जप-योग की साघन-क्रिया में निमग्न हो-जाया करते, किन्तु नौजवान रसोइये 
फी इस हरकत को वकील साहब के परिवार के सदस्य प्रच्छी निगाह से नहीं 
देख सकते थे । वे व्यंग्य-विद्रुप के वाक्य-उच्चारण करते हुए राम के जप- 
योग की नकल उतारा करते और उन्हें चिढ़ाने भमौर तंग फरने के श्रवसर 
ढू ढ़ते रहते । 

उस दित वकील साहब के घर में काली-पूजा का समारोह था। भ्रपने 
बेटे के कल्याण के लिए वकील साहब ने देवी की कोई मनौती मानी थी । 
११।२३ 


१७८ ] ु [ भारत के महान साधक 


यह पूजा उसी क्रम में हो रही है। तभी पुरोहित के घर से खबर ग्राई 


कि अस्वस्थ हो जाने के कारण वे वक्त श्रन॒ष्ठान में उपस्थित नहीं हो 
सकेंगे । 


समाचार सुनकर वकील साहब चिन्तित हो गये । अब इतनी जल्दी 
दूसरे पुरोहित को कहाँ खोजा जाय ! 
वकील साहब को चिन्तित देखकर परिवार के एक विनोदी सदस्य ने 
कहा, “इसके लिए चिन्ता करने की जरूरत ही कया है ? श्रपना रसोइया 
रामचन्द्र भी तो ब्राह्मण ही है भौर रोज-ब-रोज वह जप-तप भी बहुत 
करता है। क्‍यों न उसी से प्राज किसी तरह पूजा का काम फरा लिया 
जाय ? 
राम सामने ही खड़े थे। वकील साहब ने परिहास के स्वर में कहा--- 
"क्यों बाबाजी ! तुम मी तो आखिर ब्राह्मण ही हो ? जप-तप का दिखावा 
मी खूब करते हो । क्‍या काली-पूजा की विधि नहीं जानते ? यदि जानते 
हो, तो श्राज तुम्हीं पुरोहित बन जाओ ।” 
विनोद-परिहास के इस व्यंग्य-वाक्य पे तनिक मी विचलित हुए बिता 
राम ने नम्नतापूर्वक उत्तर दिया--' जैसा आदेश दें। यदि श्रादेश पाऊँ तो 
काली-पूजा अवश्य करा सकता हू ।”' 
प्रन्तत: उस रात वकोल साहब के घर काली-पूजा के समारोह में राम ने ही 
पुरोहित का काये सेमाल दिया । 
वकील साहब ने अपने जानते कालो-पूजा के उस समारोह में कोई तऋ्रटि 
नहीं होने दी । अनुष्ठान उत्साहपृर्वक सम्पन्न हुआ । सेकड़ों निमन्त्रित व्यक्तियों 
ने उस रात वहीं मोजन किया और रन्घन-कर्म से लेकर परोसने तक के काम 
में राम को ही संलग्न रखा गया । 
राम ने यद्यपि बड़ी निष्ठा के साथ विधिपृवेक पूजा सम्पन्न करा दी थो। 
फिर मां उन्हें साधारण रसोइये की तरह बार-बार दुत्कारा जाता रहा और 
उनके प्रति भ्रादर भ्रौर स्नेह का भाव दिखाना परिवार के फिसी सदस्य के 
लिए संभव नहीं हुआ । 
समारोह की समाप्ति के बाद राम एक किनारे हट कर चुपचाप उदास 
खड़ हो गये। तमी एक निमन्त्रित अतिथि ने आकर ठिठोली की... क्यों 
पुरोहित देवता, पूजा के समय माँ काली ने तुम्हें कोई खास बात कह दी कि 
इस तरह उदास खड़ ही ? माँ से तुम्हारी कोई बात हुई ?”* 
प्र सुनकर राम ठाकुर क्षुब्ध हो गए। पर उनके मुख से श्रचानक एक 
प्रशम बात निकल गई। उाहोंने कहा--“'जब प्रापलोग सचमुच जानना ही 


राम ठाकुर ] | १७६ 


चाहते हैं, तो कहना ही पड़ेगा । माँ काली ने मुझे बताबा कि वकोल साहब 
ने जिक्र बेटे के लिए मनोती मानी थी, उस बेटे को वे निगल जायेंगी 

पागल के इस प्रलाप पर कोई ध्यान दे भी तो क्‍यों ? कुछ लोग रसोइये 
को गालियाँ देने लगे श्रोर कुछ लोग द्वाथ में डंडा लेकर मारने दोड़े । उपद्रव 
मच गया । बड़ो कठिनाई से राम अ्पती जानवचाकर उस नौकरी को छोड़ 
उप्ती क्षण कहीं ग्रन्यत्र चले गये । 

दूसरे दिन वकील साहब का वह पुत्र ओर दिनों की भाँति ही पढ़ने के 
लिए विद्यालय गया। मगर दोपहरी के बाद वह विद्यालय में हो बंतरह 
अस्वस्थ हो गया । कई व्यक्ति मिल कर उसे उसी श्रवस्था में घर पहुँचा गये । 
लड़के को सांघातिक हैजे ने धर दबोचा था । चिकित्सा में कुछ उठा नहीं 
रखा गया, किन्तु उत्ते बचाना सम्मव न हुआ । उसी रात को उसकी मृत्यु 
हो गई, ठीक उध्ती समय, जिस समय कि पिछली रात राम ठाकुर को श्रप- 
मानित कर नौकरी से निकाला गया था । 


उप्त रात की अवियाली में मुह छिपाकर जब रामचन्द्र चक्रवत्ती फंनी 
शहूर से वाहर हुए, तो जीविरा की तलाश छोड़कर निरुद्देश्य घमना ही उन्हें 


अ्रधिक रचिकर प्रतीत हुआ । उसी अ्रमण के क्रम में उन्हें परिव्राजकों का पथ 
भ्रपनाना पड़ा । 


बाद में मक्तगण उनसे उच्त रात की घटना के सम्प्रन्ध में प्राय: पूछा करते 
ये--' ठाकुर | आप भगोड़े की तरह उस्त रात उस वकील साहब के घर से 
माग क्यों गये ? जड़ का मरा, इसकी जिम्मेदारी तो श्राप पर न थी, फिर भय 
क्यों कर ? 
ठाकुर मुस्ठुराकर उत्तर दिया करते--“यदि मैं मागता नहीं, तो उद्र 
रात क्या मेरी जान बचती ? लोग तो नियति के रहस्य को समझना ही नहीं 
चाहते, वे तो उत्त लड़के के मरने के साथ-साथ मुझे मी मार ही डालते । 
वहाँ आपलोग मेरी रक्षा करने के लिए मौजूद तो थे नहीं ।” 
परिव्राजकों के दल ने हो रामचन्द्र चक्रवर्ती को कामाख्या तोथ॑ की 
महिमा बताई थी। अपनो निरुह एय यात्रा को सोहंद्य बनाने के क्रम में 
रामचन्द्र चक्रवर्ती कामाख्या तीथं की प्रोर कुछ ही दिन के बाद चल पढ़े ॥ 
उस समय उस तीथ॑ं-यात्रा के लिए रेलगाड़ी की आज-जैसी सुविधा न थी । 
जंगलों श्रौर पहाड़ों की लम्बी राह को पैदल हो चलकर:तय करने के अतिरिक्त 
कोई दूसरा उपाय न था। इसी तीर्थ भ॑ उन्हें उस दिव्य महापुरष के दर्शन 
हुए। जिन्होंने वर्षों पहे स्वप्त में आकर उन्हें दीक्षित करने को कृपा की थी । 


१८० |] | भारत के महान साधक 

दीक्षा सम्पन्न हो जाने के बाद रामठाकुर के जीवन का परिन्नजन-काल 
जारी हो गया । उन्होंने अपने गुरु के साथ कामास्या-दक्षेत्र का त्याग किया । 
इस यात्रा में उनके--राम ठाकुर के दो गृरु-भ्राता मो सम्मिलित हो गये । 
दुर्गंभ अरण्य श्रौर संकट-पूर्ण पहाड़ी इलाकों को पैदल तय करने में दीघं-काल 
व्यतीत हो जाने के बाद वे हिमालय के निकट के क्षेत्र में जा पहुँचे । 

हिमालय ही तो वह क्षेत्र है, जहाँ मारतवर्ष को आ्राध्यात्मिक साधना की 
अमृतधारा निरन्तर भ्रव्याहत रही है। तपःपूत एकास्त कन्दराओं से परिपूर्ण 
उस पाव॑त्य प्रदेश में शायद ही कोई स्थान है, जिसकी एक-एक परत में 
तपस्या की कहानियाँ गृथी हुई न हों। जन-साधारण को दृष्टि से ओपझल 
रहकर पर्वतों के सम्राट्‌ ने अपने अनगिनत श्राश्रय-स्थलों में श्रनेक सिद्ध-पीठ 
झोर प्राचोन आश्रय छिपा रखे हैं। शिव-सरीखें योगियों श्रौर समाधि -मग्न 
तपस्वियों के भ्रनगिनत जीवन गुप्त रूप से इस वेवतात्मा हिमाचल के सुप्राचीन 


प्रंचल को निरन्तर पुण्यमय बनाते रहे हैं । 
हिमालय सचमुच रहस्यमय देवमूमि है । उसमें सम्प्रति निवास करनेवाले 


कुछ शक्तिधर योगियों श्लौर तपस्वियों की कथा गुरु ने अपने शिष्यों को सुनानी 
चाही । सर्वज्ञ गुरु को यह्‌ ग्रच्छी तरह ज्ञात है किराम ठाकुर कोई साधारण 
व्यक्ति नहीं, उच्चतम साधना भोर सिद्धि के अधिकारी हैं। यह महासाधक 
परमेश्वर के द्वारा एक विश्येष प्रयोजन से घरतो पर उतारा गया है। वे यह 
भी जानते हैं कि इस सद्यः दीक्षित शिष्य के उत्तर-जीवन का काल हिमालय 
की कन्दरा में व्यतीत होने के लिए नहीं, प्रपितु जनसंकुल ग्रामों और नगरों 
को पुण्य-प्रक्षालित करने के लिए उपयोगी होगा । सर्वेज्ञ गुद के लिए कुछ भी 
प्रज्ञात नहीं । इसलिए राम ठाकुर के पूर्व जीवन के इस भ्रंश को वे हिमालय 
की एकान्त गृहा में निवास करनेवाले ब्रह्मवेत्ता पुरुषों के सम्पर्क में ले आने के 
लिए श्रकस्मातृ उत्कंठित हो रहे हैं। 
सवंज्ञ गुरु की कोई इच्छा शिष्य के हित-साधन फो घिफल नहीं होने देती । 
ऐसा ही उस यात्रा में भी हुआ । उसी यात्रा के क्रम में रामच!द्र ते अनेक 
गुप्त साधन-पीठों के दर्शन किये और बहुतेरे श्रलौकिक शाक्ति-सम्पन्न साधकों 
के सम्पर्क का लाभ भी उन्हें मिला । यह कृपा उन्होंने श्रद्धापूवंक श्रात्मसात्‌ 
बकरली | 
हिमालय के पाव॑त्य अंचल के इस भ्रमण ने उनका सबंबिध कृल्याण- 
साधन किया। रामठाकुर को इन साधन-पीठों एवं महान साधकों के दक््षंत के 
सहारे प्रपने दीक्ष।दाता गुरुदेव के माहात्म्य का मी परिचय मिला । उनका 
कृरणाघन रूप रामठाकुर के मानस में स्पष्ट से स्पष्टतर होता चला गया । 


राभ ठाकुर ] [ १५१ 


अनेक नद-नदियों, जंगल-पहाड़ों श्रौर उपत्यका्ों का चार व्यत्तियों को 
उक्त यात्रा-मंडली ने अतिक्रण किया । उसके बाद आई हिमालय के पूर्वी 
धंचल को एक प्रत्यन्त दु गंभ राह । इसी के सहारे एक गुप्त सिद्ध-पीठ में 
रामठाकुर के करुणाघन गुरु उन्हें ले जाना चाहते हैं। स्थान का नाम है 
योगेश्वर-भ्राश्नम । हिमालय का तुषार-लोक | वहाँ श्रन्य ऋतुओशं को एक 
छोटी-सी स्थान दे-देता है । तरुओं और लताओं से परिपूर्ण हिमालय की एक 
छोटो-सी पहाड़ी की गोद में यह श्राश्रम भवस्थित है। जिसे मन्दिर या मठ 
कह सकते हैं, वैसी कोई जगह यह नहीं है । पत्थर के बड़े-बड़े चार खम्भ 
हैं। ऊपर कोई छत नहीं । ऐसे ही उन्पक्त स्वान में एक स्फटिक-निर्मित 
विशाल दशिव-लिग है। इस शिवलिंग से एक शुभ्र अपायथिव ज्योति निरन्तर 
विच्छुरित हो रही है । इस श्रलौकिक दृद्य को देखकर रामठाकुर और उनके 

अन्य दो गुरु-अआ्राता के विस्मय फी सीमा न रही । 


इस योगेदवर शिवलिंग की आराघना एक श्रपरिचित साधिका किया 
करती हैं। यहू संयोग ही था कि उस सिद्ध साधिका के दर्शन भी रामठाकुर 
को सहज हो प्राप्त हो गये । अपूर्व रूप-लावण्य से युक्त उस तपस्विनी नारी 
के सिर पर जटा-जूट है। वह श्रनेक दिनों से ध्यान में निमग्त होकर शिवलिंग 
के सामने निनिमेष बेठो हैं । प्रन्य उपाय न देखकर इस साधिका का नाम 
रखा गया--गोरी । यह नाम रामठांकुर के हृदय में स्वयं ही स्फूत्त हुमा था । 

इस सिद्ध-पीठ के दिव्य परिवेश में गुरु-शिष्यों की यह मण्डली पाँच 
दिनों तक ठहरी रही । नीचे की उ पत्यका से एक निर्िष्ट समय पर पर्व॑त- 
कन्याश्रों का एक दल इस स्थान के चारों ओर रोज ही नृत्य करने श्रा जाया 
करता है। नृत्य में शामिल होनेवाली पहाड़ी लड़कियाँ पुष्पामरण से भ्रपने 
को सजाये रहती हैं। नृत्य समाप्त हो जाने पर नत्तंकियों की वह मण्डली 
फूलों की बड़ी-बड़ी मालाएँ योगेश्वर शिर्वालग पर तरतीब से अपित कर देती 
हैं श्रोर कुछ पुष्प-माल्य उस ध्यान-मग्न आ्राराधिका फे गले में मी पहना कर 
आनन्दमग्न हो जाती हैं । इसके बाद सब-फी-सब पहाड़ी लड़कियाँ नीचे उतर 
कर वनांचल में गायब हो जाती हैं । 

“इस देव-स्थान पर प्रपूर्व शान्ति और प्रानन्द विराजमान है”-ऐसा 
कहकर रामठाकुर अपने जीवन के उत्तर भाग में बहुधा पुलकित हो जाते । 
बे अपने प्रन्तेवासियों को बताते-“योगेश्वरब्पीठ में जैसी शास्ति का 
वातावरण है श्रौर जितनी पवित्रता उस वातावरण में है; वह हिमालय के 
झंचल में मी दुलंम हो है ।'' 


१८२ | | भारत के महान साधक 


योगेश्वर-पीठ के श्रंचल में ही भ्रमण करते-करते एक सुदीर्घ सुरंग में एक 
दिन वह यात्रा-मं डली प्रवष्ट हुई । 

सुरंग में हाथ को हाथ नहीं सूझता था । सूचीमेद्य अन्धकार ने पथ को 
समाच्छुन्न कर दिया था ! ऐसा लगता था जंसे प्रकृति का प्राण-स्पन्दन यहू। 
ग्राकर सहसा रुक गया है। जीव-जगत्‌ का कोई अस्तित्व वहाँ प्रतीत नहीं 
हो पाता । काफो दूर तक इस अँधियाली में चलते रहने के बाद राम ठाकुर 
और उनके सहन्यात्रियों को शने:-शने: हल्के प्रकाश का श्राविर्माव दिखाई 
पड़ा । उसके बाद ही प्रकट हुआ गोघूलि-काल को वर्णच्छटा-जैसा श्रालोक । 


इतनी दुर्गंग राह से चलकर क्या सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए ही वे 
अपने गद के पोछे-पीछें ले झ्राये गये हैं? यह प्रश्व राम ठाकुर के मन में 
स्वमावत: उठा । 
किन्तु थोड़ी ही देर बाद उन्हें प्रपनी मूल का पता चल गया | कुछ ही 
दूर पर उन्होंने देखा एक विशालकाय महापुरुष को । उनके तप:पूृत शरीर 
से ही सूर्यास्त-काल की ज्योति निरन्तर निः:सृत हो रही है । सुरंग का रास्ता 
मी इस प्रालोक की उपेक्षा न करके प्रकाशित हो उठता है । 
राम ठाकुर और श्रन्य शिष्यों को श्रव गृरु ने स्फूट स्वर में धीरे-धीरे 
कहा--“तुमलोग इस ब्रह्मवेत्ता महापुरुष को मक्तिपूर्वक्र साष्टाजु प्रणाम करो 
ग्रौर उसके बाद धोीरे-घीरे चले-चलो |” 
ज्योतिमेय महापुदरष. अखण्ड समाधि में निमग्न हैं। नीरव-निस्पन्द- 
निष्कम्प आसन में वह कब से बेठे हैं, यह कोई बता नहीं सकृता । गरु की 
प्राज्ञा पाकर राम ठाकुर और उनके गुरु-भ्राताओं ने समाधि-मग्त महापुरुष 
को जमीन पर साष्ठाज्भु लेटकर प्रणाम किया श्रोर उसके बाद ग्रागे बढ़ते 
चले गये । इसके कुछ ही बाद सुरंग का अन्त हो गया श्रौर मुक्त आ्राकाश 
का महाविस्तार दिखाई पड़ने लगा । 
सुरंग के मा से वे जिस अंचल में पहुँचे, वह भ्रंचल कौशिकी पर्वत के 
नाम से विर्यात है। इस पव॑त के क्रोड़ में एक रहस्यमय आश्रम अवस्थित 
है। आतप्तकाम योगियों, ऋषियों श्रौर उच्च कोटि के साधकों के आवागमन 
प्रोर निवास के कारण यह स्थान ग्रत्यधिक पवित्र हो गया है। इसके निकट 
ही एक गगनचुम्बी तुषार-मंडित पव॑तश्रेणी का आरम्म होता है और दूसरी 
तरफ नौचे की भ्रोर पत्थरों का बना एक पवित्र आश्रम भ्रवस्थित है, जिसके 
निकट हो प्रवल वेगवाली एक पहाड़ी नदी की पतली-सो घारा दिखाई पड़ 
रही है । 


राम ठाकुर ] [ शैषरे 


इतने दिनों तक राम ठाकुर के स्घ्यात््यों फा यह दल वोपीन मात्र 
पहन कर हिमालय के विभिन्न प्रंचलों में कसे ममण करता रहा, यह स्वय॑ 
ही विस्मय को बात है, किन्तु इस पवित्र कौशिकी आश्रम के प्रवेश-द्वार पर 
ही गुरु ने आज्ञा दी कि झव कौपीन का भी त्याग करना होगा । गुरु की 
आज्ञा का पालन किया गया और आगे की राह दिगम्बर-वेदा में ही तय 
को गई । 

राम और उनके सायियों ने उस स्थान की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव 
किया । प्राइचये तो यह था कि पूरे आश्रम में कहीं मिट्टी का लेश भौन 
था। फिर मी शुद्ध शिला-खण्ड को प्राउ्छादित कर लताब्गुल्मों का वितान 
ग्रजल्न भाव से फला हुआ था। फूल-फल और कन्द-ज ।तीय खाद्य का षहाँ 
कहीं अमाव नहीं था । 

आश्रम-गृहा के एक विशाल कक्ष में कई योगी श्रलग-अलग हट कर एक 
ही आसन में बेंठ थे। समी की ग्राँखें बन्द थीं श्ौर समी नोरव, निस्पन्द 
समाधि में मर्त थे। अकस्मात्‌ देखने पर ऐसा लगता था कि प्राचीन यूग 
के तपस्वियों का एक दल देखते ही देखते जैसे किसी माया से पत्थर की 
मृत्तियों में बदल गया हो । 

उत्तरवर्त्ती काल में दीनेशचन्द्र भट्टवाचायय ने स्वयं राम ठाकुर के मुख से 
सुने गये वृत्तान्त के आधार पर उपय"क्त गहापुरुषों का इस प्रकार वर्णन किया 
है-- “इन महापुरुषों के हाथ और श्रन्य श्रंग पत्थर की भाँति रुक्ष और कठोर 
हो गये थे और स्थान-स्थान पर फट गये थे। उनमें से किसी-किसी की 
जटा कंवे तक खुल कर छितरा गई थी । वे इतने विशालक्राय थे. कि बैढी 
गई हालत में भी उनके मस्तक तक अ्रपता हाथ पहुँचा पाना किसी खड़े 
आदमी के लिए मी संभव न था । किसी ऊँची चीज पर चढ़कर ही खड़े 
होने पर उनके गले में फूल की माला डाला पाना उपयरक्त यात्री-भण्डल के 
सदस्यों के लिए संभव हुआ था। उनका मव-पण्डल भी प्रति 
विशाल था। दोनों ग्राँखें पलकों से आवृत थीं धौर टुट्ठी भर 
नीचे गहरे कोटर में घेंस गई थीं। इसके बावजूद अभाँखों का तोक्ष् 
प्रकाश पलकों को वेध कर देदीप्त हो रहा था। मृख-मण्डल पर जीवन- 
चिह्नू के रूप में स्वास्थ्य फी लाली विद्यमान थी । वे कितने युग-युगान्तरों 
से एक ग्रासन से बैठे समाधि-मग्न हैं, इसका पता देनेवाला कोई समवयस्कक 
साक्षी पृथ्वी पर विद्यमान नहीं है। उन्होंने काया-परिवत्तेन के द्वारा अपने 
शरीर शो बचा रखा था, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। यदि उन्होंने 
ऐसा किया होता, तो उनका देहाकार परिवत्तित हो गया होती भोर काल की 


श्ष्ड ] भारत के महान साधक 
प्राचीनता का कोई चिक्त उनके शरीर को देखने पर प्रतीत नहीं होता । 
राम ठाकुर ने कहा था कि तपोबल के द्वारा उनका संपूर्ण शरीर ही चेतन्वमय 
हो गया था । यही कारण है कि उनका देहंपात संभव ही नहीं था ।” 

उपयुक्त महापुरुषों के सान्निध्य में प्रपने तीन छशिष्यों को वहीं छोड़कर 
गुरुदेव अनंग स्वामी कुछ दिनों के लिए श्रन्तर्धान हो गये । जाने से पहले 
उन्होंने अपने शिष्यों को निर्देश देते हुए कहा-- 

“तुम लोग कुछ दिनों तक इन समाधि-मग्न महात्माओं के समीप हो 
अवस्थान करो । जी-जान से इनकी सेवा करते रहना । इनकी कृपा होने 
पर ही तुमलोगों का श्रमीष्ट पूर्ण होगा । 

राम ठाकुर श्ौर उनके दोनों गृरू-माइयों ने इन योगियों फी सेवा बड़ी 
निष्ठा श्ौर तत्परता के साथ छूरू कर दी । वे रोज ही उक्त समाधि-मग्न 
महापुरुषों के सम्मुख जाते-जाते फल-मूल रख जाते। उनके द्वारा रखे गये 
नैवेय को उक्त महापुरुष-गण कब ग्रहण कर लेते थे, इसका पता नहीं चलता 
या। पर, एक दिन मी इन तोौनों के द्वारा समर्पित नैवेद्य उपेक्षित नहीं 
हुमा--इतना अवदय स्पष्ट था। उसी का श्रवदिष्ट भ्रं्् महात्मागण का 
कृपा-प्रसाद मानकर ये तीनों भक्त भी मोजन कर लिया करते थे । 

एक-एक कर लगभग पन्द्रह दिन तक महान्‌ तपस्वियों के सान्निध्य में 
रहकर राम ठाकुर ने अपने दो गुरु-आताओं के साथ फौषिकी-आश्रम में 
तीथंवास किया । इस अवधि के बाद गृरुदेव अनंग स्वामी भ्रकस्मात्‌ श्रपने 
अज्ञातवास से लौट आये शऔ्रौर प्रपने शिष्यों को साथ लेकर अगली यात्रा के 
लिए चल पड़े । 

कौशिकी-आश्रम छोड़ने के समय कुछ श्रदृभुत दृश्य उपस्थित होते रहे । 
पिछले पखवाड़े के पूरे समय में राम ठाकुर किवा उनके गुरुभ्राताभ्रों के साथ 

: उपयू क्त समाधि-मग्न योगियों ने कमी फ्रोई बात नहीं की थी। निदचल, 
नीरव श्रौर घ्यान-निमग्न रहकर उन्होंने अपने भीतर के जीवन-चिक्न को 
मूलकर भी प्रकट नहीं होने दिया था। प्रस्येक दिन केवल एक बार ध्यान- 
मरन श्राँखों को क्षण मर के लिए उन्मीलित कर वे इन तीनों तरुण साधकों 
के द्वारा समर्पित किये गये नैवेद्य को स्वीकृति मात्र देते श्रौर उसके बाद पुनः 
समाधि मरत हो जाते । किन्तु इस विदा की घड़ी में समाधि-मग्न मह!पुरुषों 
का एक श्रद्भुत करुणाघन रूप प्रकष्ट हुए बिना नहीं रह सका । उच्होंने हाथ 
ऊपर उठाकर ग्रमय-मुद्र। के द्वारा प्रणाम-रत तरुणों को अ्रपना श्राशीर्वाद 
प्रदान किया । यह अप्रत्याशित कृपा राम ठाकुर श्रौर उनके गुरु-भाइयों के 


राम ठाकुर ] [ १८२ 


लिए निश्चय हो श्रद्भुतत और आह्वादकर थी । उनका शरीर कृताध॑ता के 
आह्वाद से पुलकित हो उठा । 


जानकार-जिज्ञासुगण कौशिकी-शाश्रम के माहात्म्य के सम्बन्ध में प्रइन 
पूछने के लिए राम ठाकुर के जीवन के उत्तर-काल में आते ही रहते । किन्तु 
उस प्रसंग में राम ठाकुर प्रायः मोन ही रह जाया करते थे । इससे स्पष्ट था 
कि कौशिकी आश्रम के समाधि-मग्न महापुरुषों के रहस्य को वे किसी भी प्रकार 
से प्रकट नहीं करना चाहते थे। कौशिकी-आश्रम के अवस्थान के सम्बन्ध में 
मी वे कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाते थे ! 

एक बार एक श्रद्धालू भक्त ने जब पूछा, तब ठाकुर ने इतना ही कहा कि 
“जिसे मानसरोवर कहते हो, वह भी उस आश्रम से बहुत अधिक दूर पर 
है--ठीक उत्तर दिशा में ।” 

तके-वितरक करनेवाले भक्तों की भी ठाकुर के आश्रम में फमी न थी | 
ऐसे हो एक भक्त ने कहा-- ठाकुर महाशय, आप जिस हिमालय को रहस्य- 
मूमि बनाये रखना चाहते हैं, आज के विज्ञान-यग ने तो उसकी पूरी पोल 
खोल दी है। उसका कोई हिस्सा ऐसा नहीं है, जिसका कि पता आधुनिक युग 
में लगा नहीं लिया गया हो । गोरे साहबों की जरीब की रेखा चप्पे-चप्पे पर 
खींच दी गई है। मगर आपके कौशिकी-भआश्रम का कहीं कोई पता नहीं 
चला ।” 


ऐसे प्रइन के उत्तर में ठाकुर हँसते हुए कहा करते --“श्राप लोगों के गोरे 
साहबों ने अबतक भगवान्‌ शिव को भी तो नहीं खोजा । आपको जिसकी खोज 
ही नहीं है, वह आपको मिलेगा मी तो क्‍यों ? योग-सिद्ध शरीर न हो, तो वंसे 
स्थानों का पता लगाना सम्मव भी तो नहीं हो पाता ! प्ापलोगों की तरह 
के नयें सज्जन वहाँ तक कैसे पहुँच पायेंगे ? मन में हर प्रकार को आसक्तियाँ 
भरी हों और देह रंग-बिरंगी वस्त्रों से ढंकी हो, तो इतने मलों ओर श्रावरणों 
को लेकर वैसी यात्रा कभी ममकिन ही नहीं हो पाती । हमलोग जब वहाँ गये 
थे, तो हमारे दरीर पर कोई वस्त्र न था। गुरु की भाज्ञा से लेगोटी भी 
खोलकर फेंक देनी पड़ी थी । तन-मन को पूरे तौर पर खोलकर हो गुरु को 
कृपा के सहारे हमलोग कौशिकी-श्राश्रम में किसी तरह पहुंच पाये थे ।” 

सचमुच हिमालय के रहस्यमय भ्रंचल में सिद्ध पुरुषों की जो साधना“ 
मूमियाँ हैं, उनमें प्रवेश का भ्रधिकार सब के लिए सुलभ नहीं है । राम ठाकुर 
जैसे महापुरुष साधनावस्था के आारम्भिक काल में ही यदि वहाँ पहुंच पाये, 
११:२४ 


१८६ ] हु [ मारत के महान साध #ऋ 


तो इसे वे अपने महान समर्थ गुरुदेव को कृपा का ही प्रसाद समझते थे । यात्रा 
के क्रम में मवसर मिलने पर अपने शिष्य के जीवन के स्तर-स्तर में प्रवेश कर 
उन्हें साधना गौर सिद्धि की नई-नई श्रभिज्ञता प्रदान करने के लिए परमसिद्ध 
योगी गरुदेव अनंग स्वामी निरन्तर तत्पर रहे । दसी प्रकार उन्होंने प्रष्यत्म- 
पथ के अनेक निगढ़ निर्देशों का अपने शिष्य के हित में, सदुपयोग कर लिया 
था। योग श्रौर तम्त्र की उच्चतर क्रियाओं के सहारे राम ठाकुर ने गुरु को 
कृपा से उसी क्रम में दु्लम साधन-ऐश्वर्य श्रजित कर लिया | भ्रधिक न कहकर 
इतना ही कहा जायगा कि जो-कुछ पाया जा सकता है, वह सव-कुछ गुरु को 
क्रपा ये उन्हें प्राप्त हो गया था । 
राम ठाकुर के गरुदेव स्वयं ही शिव-कल्प थे। केवल योग भौर तन्त्र के 
शक्ति-णिखर पर वे अधिष्ठित हो नहीं थे, अपितु वे महाकरुणा के उत्स भी 
थे । अपने सुयोग्य शिष्य राम ठाकुर के प्रत्ति उनके हृदय में अपार स्नेह था । 
प्रपती साधना के ऐडइवर्य-मण्डार का द्वार उन्होंने इस दक्ति-धर शिष्य के 


निमित्त पूर्णतः उन्मुक्त कर दिया था। राम ठाकुर के प्रति उनके लिए कुछ 
मी भ्रदेय न था । 


दुर्गंम पतों और घनघोर वनों के बीच उपय क्त यात्रा-मण्डली के चारों 
सदस्य भ्रविश्रान्त माव से आगे बढ़ते रहे । कभी वर्फ की भयंकर आँधी से 
उनका मुछाबला होता श्रौर कमी अस्थि-वेधक तुथार-वृष्टि से । पहाड़ी श्राँघी 
के बीच से जीवित बच निकलना उन्हीं के वश की बात थी । श्राश्चयं तो यह 
है कि मार्ग-संकट की वैसी घड़ियों में मी रामठाकुर भौर उनके गुर-माहयों 
ने कमी निरुपायता, निराशा या उदासी का अनुभव नहीं किया । उन्हें इसका 
श्रदूसास निरन्तर होता रहा कि गुरु की महती कृपा उन्हें चारों ओर से घेरकर 
गुरक्षित कर रही है और उन्हें स्वयं कमी मी चितित श्रौर भीत होने की स्थिति 
का पता तक नहीं चल रहा है। 
परित्राजन की इस दीर्घ यात्रा में राम ठाकुर को अ्रपने गद्य के अनेक 
वेशिष्ट्यों का श्रति निकट से परिचय मिला । सन्देह नहीं कि उस यात्रा-क्म 
में अनेक सिद्ध तपस्व्री, आप्तकाम महायोगी, तम्त्रतसिद्ध परप हंस सामने ग्राते 
रहे । किन्तु विस्मय की बात तो यह थी कि उन समी के हृदय में गुरुदेव 
श्रनंग स्वामी के प्रति उन्होंने श्रद्धा और ग्रादर के ही भाव देखें। पूरी 
यात्रा में ऐसे एक महापुरुष भी न मिले, जिन्हें गुरुदेव अनंग स्वामी ने प्रणाम 
निवेदित किया हो। जहाँ-कहीं वे पहुंचे, वहाँ उन्होंने देखा कि प्रत्येक 
सिद्धाश्रप्त के ऐश्वर्य-सिद्ध महापुरुष उनके गुरुदेव के प्रति श्रद्धा श्रौर अमिनन्दन 
के ही भाव से ओतप्रोत हैं । 


राम ठाकुर ] | १८७ 


अपने इस श्रनुभव के पश्चात्‌ राम ठाकुर को यह समझने में कठिनाई नहीं 
हुई कि उनके गरु सर्वशक्तिमान हैं और ऐसा कोई योगैश्वयं नहीं है, जो चाहने 
पर राप ठाकुर को श्रपने गरु से प्राप्त नहीं हो सकता हो । इसके पीछे 
राम ठाकुर के आत्म-समरपंण की पूर्णता का भी निश्चय हो बहुत बड़ा हाथ 
था। गुरु को कृपा-घारा तव तक अपने परिपूर्ण रूप में प्रकट नहीं होती, 
जब तक कि पूर्ण समर्पित शिष्य को श्रद्धा उसे अपनी श्रोर खींचने फे लिए 
उद्यत नहीं हो जाती । हिमालय की यात्रा में गुरुदेव के घनिष्ठ साब्निध्य 
में ग्राकर राम ठाकुर को ग्रात्म-समपंण की ग्रावश्यकता का बोध दिन«दिन 
उज्ज्वल रूप में श्रामभासित होता रहा । 
इस यात्रा-काल की एक श्रदूमुत श्रलौकिक घटना का वृत्तान्त अपने शिष्यों 
को राम ठाकुर कमी-कमी बतला दिया करते थे । उसके क्रम्त में वे पार्वेत्य- 
प्रदेश के एक गहन ग्ररण्य में उस दिन अपनो यात्रा-मण्डली के साथ जा 
पहुंचे थे। नीोरब निर्जनता के उस विस्तुत पभंचल में मनष्य का प्रवेश सुगम 
नथा। सामने हो मुह बाये खड़ी थी--एक पुराती पर्वत-कन्दरा। उस 
फन्दरा में एक घती जल रही थी और एक विद्यालकाय वृद्ध महापुरुष उस 
घुनी के सामने हो श्रासन लगाकर चुपचाप वेठे थे । 
यह दृश्य उपस्थित होने के साथ ही गरुदेव अनंग स्वामी ने राम ठाकुर 
को संकेत से अपने पास बुला लिया ओर धीरेज्धीरे कहा--“इन्हें देख लो । 
यह एक देव-कल्प प्राचीन महासाथक हैं । इनका दारीर बहुत प्राचीन है । 
सेकड़ों वर्षों से ये यहाँ एक आसन से ब॑ठे श्रपनी साधना में संलग्न हैं, पर 
अब उनका संकल्प दारीर-परिवत्तंत के निमित्त जग पड़ा है। यह बड़े भाग्य 
को बात है कि तुम उनके सामने ऐते समय में श्रा गये हो, जब कि श्रपने 
प्राचीन शरोर का त्याग कर नवीन शरीर ग्रहण करने का उनका अनुपम 
प्रनुष्ठान शुरू होनेवाला है। महात्मा के पास जाकर उनके कार्य में खलन 
पहुंचाना उचित न होगा । छिपकर दूर ही खड़े हो जाग्रो और वुम तीनों हो 
अप्रकट रहकर इस पूर्व दुश्य को मनोयोग पूर्वक देख लो ।” 
झब योगासन पर बंठ हुए उक्त महापुरुष के मुख से अनुच्च स्वर में 
कृतिपय पवित्र मंत्रों का पाठ शुरू हो गया । उनके नेत्र मुद्रितावस्था मे हैं । 
वे बोच-बीच में धुनी की आग में आहुति डालते जा रहे हैं। भ्राहुति प्राप्त 
करते ही अग्नि-शिखा उछल कर उद्धासित हो उठती है । 
कुछ देर तक यह क्रम जारो रहता है और तब एक विशाल सप॑ धुनी के 
पाप्त ग्राकर उपस्थित हो जाता है । वह सप॑ थोड़ी देर तक निशचल भाव से 


के महान साधक 
श्द८ ] | मारत क मह 


अवस्थान करने के बाद घुनी में जलनेवाली श्रग्नि की वारम्बार प्रदक्षिणा 
करता है। इसके बाद वह महापुरुष के सम्मुख पहुंचकर नि३चल-ततशीष 
होकर लेट जाता है । ॥॒ 

राम ठाकुर और उनके मित्रों ने इस दृश्य को विस्मय-विमूढ़ होकर देखा । 
तब तक महापुरुष ने सर्प की गदंन दाहिने हाथ से पकड़ ली और उसके मुख 
को घुनी को श्रांग में रखकर पकाने लगे । दूसरे ही क्षण उन्होंने प्रज्वलित 
अग्नि में उपे डान्न दिया। इसका कोई प्रतिरोध सर्प ने नहीं किया, जैसे 
वह स्वयं हो आहुति के लिए उद्यत होकर ही आया हो । 

थोड़ी देर तक घनो की आग में उस्त नागराज का विशाल शरीर निरचल 
माव से तपता-जलता रहा । इसी बीच कमण्डलु से मंत्र:पूत जल हाथ में 


लेकर महापुरुष ने धुनी की ग्राग को छींटे मारकर बुझा देने का उपक्रम 
किया । 


किन्तु सप॑ का विशाल शरीर प्रमी मो पूरी तरह से जल कर निःशेष 
नहीं हुपआाथा। उसके शरीर के अ्रवशिष्ट दग्व माग को चिमटे से खींच कर 
उन्होंने जब्र घुनी से निकाला, तो वह माँस का एक छोटा-सा स्तूप ही वन 
गया था । इस माँस-स्तूप को महापुरुष ने अ्रनेक छोटे-छोटे माँस-पिण्डों की 
शकल में विखण्डित कर दिया । इसके बाद उन्होंने एक श्रभिनव होम-क्रिया 
का आरम्म किया। तब तक घुनो को ग्राग आप-ही-आप पुनः प्रज्वलित हो 
चुकी थी। उसमें मंत्रोच्चारण के साथ सपं-शरीर का एक-एक मांस-पिण्ड 
झ्राहुति के रूप में महापुरुष के द्वारा प्रदत होता रहा । उसके बाद एक 
मांस-पिण्ड बचा रह गया, जिसे अग्ति में न डालकर महापुरुष ने अपने मुख 
में डाल लिया और निविकार भाव से उस मांस-पिण्ड को देखते-देखते हो वे 
निगल गये । 
तरुण साधक राम ठाकुर श्रोर उनके सतीर्थं-गण इस श्राइचयं जनक दृष्य 
को विस्मय-विस्फा रित नेत्रों से देखते ही रह .गये, किन्तु इसके बाद एक और 
प्रधिक विस्मपजनक दुश्य श्रमी उपस्थित होनेवाला था, जिसे वे श्राजीवन भूल 
नहीं सके । 
श्राहुति से बचे हुए सपं-मास को अग्निदेव के अवशिष्ट प्रसाद फे रूप में 
मक्षण करने के उपरान्त वृद्ध तपरवी ने अ्रपने शरीर को अपने श्रासन के 
ऊपर हठातू गिरा दिया। शरीर देखते-देखते ही नीरव, निश्चल और 
स्पन्दन-हात हो गया । उसमें प्राण का कोई चिह्न अत अ्रवशिष्ट नहों रहा । 
कुछ क्षणों के बाद महपुरुष का वह प्राचीन निम्वल शरीर फूलने लगा ओर 
फ्‌लते-फूलते भयंकर श्रावाज के साथ फट कर घारों तरफ बिखर गया । इसी 


राम ठाकुर | १८६ 


बीच उस शरीर के मोतर से प्रकट हुए एक नत्यन्त रूपवान्‌ तरुण तपस्वी । 
इस दृश्य को देखकर एक दिव्य इन्द्रजाल के भाव से राम ठाकुर और उनके 
सतीर्थंगण चकितर-विस्मित हो उठे । 

महापुरुष का जो निष्प्राण शरीर फूलते-फूलते फट कर मांस-पिण्डों के रूप 
में चारों तरफ छितरा गया था, उप्तकी एक-एक बोटी चुनकर उक्त तरुण 
तपस्वी ने उत्ती घुनी की श्राग में आाहुति डाल दो । इसके बाद महापुरुष के 
द्वारा छोड़ गये श्रासन, चिमटा और कमण्डल को उठाकर उक्त तरुण तपस्वी 
उस श्ररण्य के ही एक गम्भीर अंचल में प्रवेश कर गये और इशने:-शने: दृश्य-पट 
से ओझल हो गये । 

प्राचीन महापुरुष के नवीन दारीर-ग्रहण और प्राचान शरीर-त्याग के इस 
अ्रकल्पनीय दृश्य को देखकर राम ठाकुर श्रौर उनके शिष्यगण अवाक्‌ रह गये। 
श्राइचय के मारे किसी के मुख से बोल नहीं फूट पाती थी । अकस्मात्‌ गुरुदेव 
उनके बीच ञ्रा उपस्थित हुए और उनका ग्राह्वान सुनकर तीनों शिष्पों को 
पुनः होश हुआ । 

गुरुदेव ने प्रसन्न-कण्ठ से राम ठाकुर को पुकार कर कहा, / वत्त, काया- 
परिवर्तत का जो अलोकिक दृश्य तुमने अमी देखा, वह नितान्त सम साधकों 
के लिए ही सुलम है। यह दृश्य देखकर स्पष्ट हो गया होगा कि तुम लोग 
तंत्र और योग--दोनों ही क्षेत्रों में साधना करने की पात्रता रखते हो । इस 
क्षेत्र का माहात्म्य तुमने श्रपनी आँखों देख लिया । यह कोई मामूली बात 
नहीं है ।?' 

हिमालय के पावंत्य क्षेत्र में परित्रजन करते समय राम ठाकुर महाशय को 
श्रनेक श्रदमुत अ्नुमव हुए। एक बार वे और उनके एक गुरुमाई श्री प्रनंग 
स्वामी के पीछे-पीछे पहाड़ के शिखर-माग पर चले जा रहे थे कि मार्ग में 
ही मयंकर हिम-झंझा हुहुआती हुई श्रा गई । यह स्थिति मयभीत कर देनेवालो 
थी कि हठातू्‌ पास सेहो कहीं ध्याप्न का भयंकर गर्जन सुनाई पड़ा श्रौर बिजली 
की कौघ-जंसी रोशनी हठात्‌ चारों भोर दिखाई पड़ी । श्रब तुषार-मंडित 
गिरि-शिखर पर केवल आलोक-ही-भ्रालोक उद्धासित हो रहा था । पर दूसरे 
ही क्षण प्रकाश का यह चमत्कार भी अवलृप्त हो गया और सूची-मेद्य भ्रंघकार 
ने सम्पूर्ण पाव॑त्य भ्रंचल को भ्राच्छादित कर दिया । ऐसी स्थिति में पथनअति- 
क्रमण करना निश्चय हो भ्रसंभव हो चला । 

हाड़ कंपानेवाली सर्दी ने तुषार-कुज्ञटिका के उस झोंके में राम और 
उनके गुरु-भाइयों को ठिठुरव और कंपकेपी के मारे अवश कर दिया । एक 
डेग चलना भी उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। इस संकट की घड़ी में 


१६» |] [ मोरत के सहानं साधक 


गरुदेव अनंग स्वामी की एक श्रद्मुत योगे-विमृति प्रकट हुई । उन्होंने अपने 
शिष्पों के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें अपनी ओर खींच लिया और अपने शरीर 
को अत्यन्त विशाल श्राकृति में फेलाकर देखते-ही-देखते उन्हें अपने शरीर के 
भीतर प्रविष्ट कराकर उस तुषार-कुज्मटिका के भीतर होकर यात्रा पूरी कर 
ली। बाद में राम ठाकुर श्रपने शिष्यों को बताते कि “वह वर्फीली आँधी 
अनेक दिनों तक चलती रही भ्रोर उस अवधि में गुददेव ने अपनी कोख में 
रखकर हो अपने शिष्यों की रक्षा कर दो । 
थोड़ी देर वाद गुरुदेव ने कहीं से लाकर दो फल श्रपने शिष्यों को मोजन 
के लिए दे-दिये । बाद में उस फल के सम्बन्ध में राम ठाकुर श्रपने भक्तों को 
बताया करते--'वे फल कया थे, मानो स्वर्गीय श्रास्वाद को श्रनुपम विभूति ! 
उन्हें खाते ही हमलोगों के शरोर में एक दिव्य स्फ्त्ति का संचार हुआ औ्ौर 
आनन्द के मारे हमलोग लोट-पोट हो उठे । इसके बाद केंपकंपी से ठिठ॒रे 
शरोर में ऐसी ऊष्णता का संचार हुआ कि हिमालय के तुषारांचल की सर्दी 
का कोई कष्ट हयें अभिमूत नहीं कर पाता था । यहाँ तक कि कुछ दिनों तक 
मुख भ्रौर प्यास का मी पता नहीं चला ।” 
गुर के शरोर की अलौकिक विशालता को और गुरू-शरोर में निवास 
करने की घटना का स्मरण करके राम ठाकुर श्रक्सर पुलकित हो उठते। गुम 
की दिव्य-सत्ता का वेशिष्ट्य शने:-शने: वे थोड़ा-योड़ा समझने लगे । उन्हें पत्ता 
चल गया कि देह में रहकर मी गुरुदेव सब प्रकार से देहातीत हैं । स्थल देह 
के नाम पर संमवत: वे आमात-पात्र हैं। वस्तुत: वे सत्य की ही एक विराट 
सत्ता हैं गौर उप्त देहातीत महासत्ता के मीतर ही सम्पूर्ण सृष्टि के साथ-साथ 
राम ठाकुर भा विराजमान हैं, ऐसा अनुमव वे किया करते । इस परम सत्य 
को तरुण शिष्यों ने उस घटना के बाद साक्षात्कार का विषय वना लिया । 
यौगिक और तांत्रिक विभतियों की अनेक लीलाओं का प्रदश्शंन करते 
समय बीच-वीच में गुरुदेव श्रनंग स्वामी अपने स्वरूप-तत्त्व को प्राय: प्रकट 
कर दिया करते । शिष्यों ने समझ लिया कि उनके आश्रयदाता गृरु की 
प्रलौकिक शक्ति सीमाहीन है भौर वह शक्ति उन्हें चिर दिन के लिए श्रपना 
ग्राश्नित बनाकर युरक्षित किये रहेगी । यह गुरु-शक्ति हो उनकी जीवन-साघना 
को संजीवनी-मंत्र की उद्दीपना के द्वारा जुगाये रखेगी । 
हिमालय के तुषारांचल में भ्रमण करते-करते शिखर-भाग के एक विशिष्ट 
स्थान पर राम ठाकुर अपने गुरु और ग्‌रु-माइयों के साथ जा पहुँचे । वहाँ एक 
बहुत बड़ी कन्दरा थी । गुरुदेव को आाज्ञा हुई कि वहीं चलकर यात्रियों का दल 
विश्राम कर ले । 


राम ठाकुर ] [ १६१ 


कई दिनों तक अपने तरुण शिष्यों का मार ढोते हुए गुरु अनंग स्वामी 
भ्रव एक निर्चिन्त अंचल में आ पहुँचे हैं। अपने शिष्यों के लिए वे कहाँ से 
फल-मूल ले आए, इसका पता नहीं । शिष्यगण इस बात से चिन्तित हैं कि 
उक्त अवधि में उन्हें कमी श्पने गरु की सेवा करने का सुयोग प्राप्त नहीं 
हुआ । राम ठाकुर के हृदय में अमिलापा जगी कि गुरुदेव की सेवा करने का 
सुयोग किसी तरह प्राप्त कर लेने की चेष्टा की जाय । श्रीर नहीं तो भरण्य- 
झंचल से कुछ फल-फूल ही छे-आ्राने की सुविधा प्राप्त कर लेती चाहिए । 

लेकिन फल-फूल का तो क्‍या कहना, श्रासपास में लता-गुल्म के मी दर्शन 
नहों हुए । निरन्तर तुषारपात होते रहने के कारण हिमालय के शिखर-माग 
फा वह अंचल लता-वृक्ष से शनन्‍्य हो चुका था। पेड़-पौधों का ताम-पता तक 
नहीं था । श्ररण्य की कल्पना पर उन्हें हँसी श्राने लगी । फिर मी, इष्ट का 
नाम-स्मरण कर वे उस कन्दरा से बाहर निकले । कौन जाने, कुछ कन्द-मूल 
कहीं प्राप्त हो जाए और इस प्रकार गुरु की सेवा का कत्तंव्य भ्रल्पांश में मी 
प्रा हो जाय । 

घूमते-फिरते वे दूर निकल गये । वहाँ एक हिमाच्छादित टीला था । 
टीले के पाप पहुँचते ही एक अलौकिक दिव्य दृश्य ने उन्हें अभिमूत कर 
लिया । उन्होंने चकित दुष्टि से देखा । एक युगलमूत्ति उनकी भोर देख 
देखकर प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुरा रही है। उस य॒गल-मृत्ति की उपस्थिति के 
कारण चारों और अनिवेंवनीय आनन्द तरंगित हो रहा है । 

निकट जाकर राम ने भत्तिपूवंक उस युगल मूत्ति के चरणों में साष्टाज़ 
प्रणिपत किया । उस यूगल-मूत्ति में जो नारी-मूत्ति थीं, उन्होंने राम ठाकुर 
के हाथ में बड़े प्रेम से एक सुस्वादु फल रख दिया । दूसरे-ही क्षण वह युगल 
मृत्ति सहसा लुप्त हो गई । 

उस श्रपूवें फल को पाकर राम के आनन्द की कोई सौमा न रही | वे 
तुरन्त भ्रपनी कन्दरा में लौट प्राये और गुरुदेव के सामने उस फल को रख 
दिया और बोले--“प्रमु, आप की सेवा के निर्मित्त कुछ फल-मूल ढूढ़ने मैं 
बाहर निकल गया था। यह संयोग की हो बात है कि एक परम सुन्दरों 
मांतु-म॒त्ति बिना माँगे ही यह फल मुझे देकर अच्तर्घान हो गई । आप कृपा 
कर इस फल को स्वीकार करें।” 

गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, “वत्स, यह फल तो तुम्हारे ही लिए दिया 
गया है। इसे तुम ही खा-जाना | तुम्हारे माग्य का क्‍या कहना । साक्षात्‌ 
पावती स्वयं आविर्भत होकर श्रपने हाथों तुम्हारे हाथ में यह फल रख 
गई हैं ।'' 


१९६२ ] [ भारत के महान साधक 


गरु के मख मे यह वचन सुनकर राप्र ठाकुर ने श्रद्धापूवंक उत्त फल को 
सर-आँखों पर रखा और उसके वाद गृरु की आज्ञा का पालन करते हुए उस 
फल को उन्होंने खा लिया । 
परिव्राजन फी समाप्ति के साथ-साथ राम ठाकुर की कठोर तपदइचर्या 
का आरम्म हिमालय के उसो शिखर-प्रदेश की गुहा में शुरु हुई, जहाँ जाकर 
स्वयं गरुदेव ही उन्हें रख ग्राये थे। दिन के बाद दिन, मास के बाद मास 
एक-एक कर वीतने लगें। योग और तंत्र की अगणित निगृढ़ क्रियाओं के 
साथ-साथ दाठोर तपश्चर्या चलती रहो । 
अन्‍्ततः गृहा के मीतर ही एक विशेष प्रकार का यज्ञ अनुष्ठित हुझ्ना । 
गुरु की श्राज्ञा पाकर यज्ञारिन में पूर्णादुति देने के साथ-साथ राम ठाकुर 
आप्तकाम हुए। गुरु की क्रपा से समस्त सिद्धियाँ उनके करगत हो गई' । 
हिमालय-निवास का अन्त लगमग आ पहुँचा है। गुरु ने अपने 
महाघिकारी नवीत साधक शिष्प को आदेश दिया--“वत्स राम, अब तुम 
जनस!घारण के वीच लौट जाओ । मगवान्‌ की छृूपा से योग और मंत्र की 
सिद्धि के द्वारा जिध महाशक्ति का वीज तुम्हें आवार वनाकर रख दिया गया 
है, उसे पल्लवित और पुष्पित करने का अवसर जन-साधारण के बीच रहकर 
ही प्राप्त करता होगा । आज से जीव-मात्र के कल्याण के लिए तुम विशेष 
भाव से अपना सद॒पयोग होने दो । 
गुरुदेव से विदा छेते समय राम ठाकुर की श्रा्खे मर भ्राई । उन्होंने 
गुरुदेव के चरणों की वन्दता की । गुरुदेव से इसके बाद भेंट नहीं होगो, 
यह सोचकर उनका हृदय हाहाकार करने लंगा । केवल इसी भरोसे पर वे 
वहाँ से विदा हुए कि उनके गुरुदेव स्व-समर्थ हैं। उनका कल्याणमय हाथ 
हर समय औ्रौर हर जगह राम ठाकुर के कल्याण के लिए अमय मुद्रा में 
निरन्तर उठा रहेगा । 
राम ठाकुर जब विदा होने लगे, तो एक गुरु भ्राता आगे बढ़कर उनके 
पास आ गए । उनके कण्ठ में एक नारायण शिला अरसे से लटक रही थी । 
उस झालग्राम शिला की ओर निर्देश कर उन्होंने श्रपने गुरु-माई राम ठाकुर 
से कहा, “मभंया, तुम तो ग्रव लोकालय की ओर लोट रहे हो। इसलिए 
तुम्त पर में एक पवित्र दायित्व सौंप रहा हूँ । मेरे गले में जो यह पवित्र 
नारायण-शिला है, उसकी कथा तुम जानते ही हो। गुरुदेव की श्राज्ञा हुई 
; है कि अब मैं इत रक्षा-कवच का त्याग कर दू । ऐसी हालत में इस 
नारायण-शिला को तुम्हीं लिय जाप्रो । जहाँ सुयोग श्रौर सुविधा प्राप्त हो, 
वहाँ इस पवित्र विग्रह को सेवा का कोई कायमो प्रबन्ध करा देना ।” 


राम ठाकुर ] [ १६९३ 

चलने से पहले उस पवित्र नारायण शिला को राम ठाकुर ने श्रद्धापूर्वक 
अपने गले में घारण कर लिया। थोड़ी देर के वाद ग्रुदेव और उनके 
श्रन्यान्य शिष्पगण वहाँ से विदा होकर अन्यत्र चले गये। हिम-पर्वत के 
श्रंचल में इक विशेष शिव मूमि की श्रोर जा पहुंचना उनकी अगली यात्रा को 
प्रमीष्ठ था । 

श्रपने जीवन के उत्तर काल में राम ठाकुर महाशय अ्रपने अन्तरंग शिष्यों 
को कभी-कमी उस नारायण-शिज्ना की कहानी सुना दिया करते थे। श्पने 
गुरु भाई से उन्होंने उप नारायण-शिला की एक विद्येषता की कहानी सुनी 
थी। यह नारायण-शिला घोर क्ृष्ण-वर्ण की थी, किन्तु पहाड़ की कन्दरा 
के अन्चकार में बंठकर जब कोई उस्त नारायण-शिला की श्रोर एक टक होकर 
पूणिमा की रात के समय देखता था, तो ऐसा स्पष्ट मासित होता था कि 
उससे एक स्त्रच्छु दिव्य प्रकाश विच्छुरित हो रहा है। उस तिथि के बीतते- 
बीतते पुन: वह प्रकाश अ्रभ्यन्तरस्थ होकर शनेः-शनै: क्षीण होने के क्रम में 
अन्तत: लुप्त हो जाया करता था । इस आलोक के तारतम्य पर दृष्टिपात 
करके, यहाँ तक कि तिथि-निर्णय करना भी संमव था ॥ 

लेकिन इम वार उस नारायण -शिला को अपने कंठ में घारण करने के पश्चात्‌ 
राम ठाकुर को एक नई समस्या के समाधान के लिए चिन्तित हो जाना 
पड़ा । भला, किसके पास कहाँ उस नारायण शिला को रवक्‍खेंगे ? नारायण- 
शिला की सेवा-पूजा की देनन्दिन व्यवस्था किस प्रकार संमव होगी, इसका 
निश्चय करने में उन्हें कठिनाई हो रहो थी | 

राह चलते-चलते वे एक पहाड़ी राज्य की सीमा में आ पहुँचे हैं। कुछ ही 
दूर पर है उस राज्य के राजा साहब का एक मनोहर उपवन । ठाकुर ने मन 
ही-मन सोचा, “यह श्रच्छा संयोग है। इस राजा साहव के ही यहाँ इस 
नारायण-शिला को यदि रख दिया जाय, तो सारी व्यवस्था हो जायगी ।* उन्हें 
इसका भ्रनमव था कि वह पूर्णतः जाग्रत नारायण-शिला थी और उन्होंने 
प्रपने गरु-माई से उसकी सेवा-पूजा का दायित्व ले-लिया था । इसलिए उस 
नारायण-शिला को जहाँ-तहाँ साथ लिये फिरना उचित न था । कोई राजा- 
सामन्‍त यदि सचमच भक्त हो, तो उसके हाथों में यह नारायण-शिला सौंपकर 
ही निश्चिन्त हुआ जा सकता है। ऐसा हो-जाने के बाद ही वे अपने देश को 
लौटने के लिए निश्चिन्त होंगे । 

किन्तु पहाड़ी-राज्य के राजा के उस उपवन में पहुंच कर राम ठाकुर ने 
जो दृश्य देखा, वह विचित्र था । राजा एक बरामदे में बंठकर दाराब पीने में 
११/२४ 


१६४ ] [ भारत के महान साघक 


मत्त था। उसे चारों ओर से घेर कर नत्तंकियाँ ठुमुक रही थीं श्रौर खुशामदी 
म॒साहिबों की जमात कह-कहे लगा रही थी । ऐसे समय में तरुण तापस राम 
ठाकुर का वहाँ श्रचानक जा-पहुंचना निरचय ही रुचिकर न था । 
मजलिस को चुहल तरुण साध के पहुँचते ही थोड़ी देर के लिए रुक गई । 
धराब के नश में लाल आँखों को तरेर कर राजा ने ऋद्ध स्वर में डॉटते हुए 
कहा, “'क्रिसने इस बदतमीज मिखारी को यहाँ भ्राने की इजाजत दे दी है ? 
क्यों रे ! तू क्या चाहता है ? 
ठाकुर ने शान्त स्वर में विनयपू्वंक कहा--'राजा साहब, मेरे गले में एक 
नारायण-शिला है। यह नारायण-शिला मैं श्राज श्रापको दे-जाना चाहता हूँ । 
इस नारायण-शिला की अचना और सेवा की व्यवस्था आप श्रपने रियासत की 
श्रोर से करा दें, मेरी इतनो ही प्रार्थना है ।” 
ठाकुर का निवेदन सुन कर राजा साहब क्रोघ के मारे आ्रापे से बाहर हो 
गये । बोले, “कोई है ? अभी इस बाँमन के बच्चे को गरदन पकड़ के यहाँ से 
निकाल दो । देखो तो इसकी हिमाकत, जो-्सो प्रस्ताव लेकर मजा किरकिरा 
फरने यह कहाँ से इसो समय आ पहुँचा ! कोई जल्दी निकालो इसे ।” 
सिपाहियों का दल लपकता हुआ आा पहुँचा । तब राजा साहब ने अपने 
श्रादेश को दुहराते हुए कहा, “बॉमन के इस श्रसभ्य बेटे को पकड़ कर तत्काल 
बाघ के मुह में फेंक आओ । ऐसे गहन जंगल में जाकर छोड़ दो, जहाँ से लौट 
भ्रांना इसके लिए संभव न हो । श्रपनी नारायण-शिला गले में बाँधकर बाघ के 
पेट में जाने के बाद ही इसे गुस्ताखी करने का फल मिल सकता है ।” 
ठाकुर महाशय को पहरे के सिपाहियों ने ठेल-ढकेल कर उपवन से क्षण 
मर में बाहर कर दिया। इस घटना की बात वताते समय राम ठाकुर अ्रक्‍्सर 
हँस पड़ते और श्रपनी स्वभाव-सिद्ध अनाप्क्ति श्रौर विनोद-प्रियता के लहजे में 
श्रपने अन्तरंग शिष्यों को प्रायः कहा करते, “गरदन पकड़ कर प्रचण्ड घक्कों 
के द्वारा ढकल दिये जाने पर राह तय करना श्राप-ही-प्राप सुगम हो जाता है । 
इस तरह बहुत दूर तक की राह तय करनी पड़ी है । इसे गृह की हो क्ृपा 
समझो कि गिरते-गिरते बच गया ।7 
गम्मीर ग्ररण्य-प्रदेश में ठाकुर को छोड़कर पहरेदारों का दल राज-मवन 
की ओर लौट गया । तब तक मध्याह्न-काल आ पहुँचा था । भूख-प्यास श्रौर 
उत्पीड़न के कारण ठाकुर का शरीर भ्रवसन्‍्त हो गया था । ऐसे समय में भी 
राम ठाकुर को एक हो चिन्ता लगातार सताती रही कि दोपहर हो जाने के 
बावजूद नारायण शिला को वे स्नान-पूजा भी निवेदित नहीं कर सके, भोग- 
राग की तो वात ही क्या ! इस गहन वन में इसकी व्यवस्था भला कंसे हो 


राम ठाकुर | [ १६५ 


पायेगी ? श्रपनी थक्रावट, अवसाद और ग्रपमान की बात मूलकर वे पवित्र 
नारायण-शीला की सेवा के प्रश्त को लेकर एकबारगी चिन्तित हो उठे । 


थोड़ी ही दूर पर उनकी नजर पड़ी एक अपरिचित लता पर । उस लता 
के एक टुकड़े को तलह॒त्थी पर मल कर उन्होंने देखा कि वह दूध के वर्ण के 
रस से ओतप्रोत है । दवाने के साथ उसमे दुग्ध-मधुर रसधारा उसी तरह फूट 
पड़ी, जेसे गाय के स्तन से दूध को धारा स्वतः फूट पड़ी हो । उस रस को 
जोम पर रखकर राम ठाकुर चकित हो गये । बिल्कुल गाय के दूध-जंसा 
उसका स्वाद और रंग था । तब तो दूध के बदले इस लता के रस का उपयोग 
पूजा में मी हो हो सझता है, इसमें कसी वाघा ? 

अन्तत: इस विनिद्चय के बाद पत्तों का दोना बनाकर राम ठाकुर ने 
उसमें उस अद्भुत लता के सफेद रस का संचय कर लिया श्रौर वही रस उस 
दिव्य नारायण-शिला के स्नानामिषेक का माध्यम बना । संयोग से वहीं एक 
आ्राम्रवक्ष मी मिल गया, जिसके एकमात्र फल को नंवेद्य में श्रपत कर ठाकुर 
महाशय ने प्रसाद ग्रहण कर स्वत्ति का अनुमव किया । | 


दिन के समाप्त होने से पहले ही उस अरण्य-प्रदेश में श्रंघवाली उतर 
प्राई। ठाकुर महाशय का चिन्तित होना अस्वामाविक न था । जंगल में बाघ, 
भालू, साँप-जसे जन्तु दिन में हो छिप रहते हैं, रात होने के बाद तो उनकी 
हिंस्न लीला बन्द नहीं रह सकतो । ऐसी स्थिति में एक निरापद स्थान तो 
ढू ढ़ना ही होगा, जहाँ नारायण-शिला के शयन की व्यवस्था कर वे स्वयं भी 
थोड़ी देर के लिए सो सकें । 

ऐसी निरापद जगह की खोज में निकलना मी उस समय निरापद न था । 
यह चिन्ता करते-करते ठांकुर महाशय ने अकस्मात्‌ एक विशालकाय बाघ को 
थोड़ी ही दूर पर खड़ा देखा । लेकिन विघध््मय की वात यह थी कि इस समय 
बाघ को भूख-प्यास का वेग सता नहीं रहा था और आ्राहार के लिए हिंसा करना! 
अनावश्यक समझकर वह शान्त भाव से च्लुपचाप खड़ा थो । ठाकुर महाशय के 
शरीर से सटकर श्रानन्दयूवंक वह देह-से-देह रगड़ने लगा । उश्ती समय एक 
विबधर सप॑ मी आरा पहुंचा, लेकिन उसने भी उपद्रव करने के बजाय ठाकुर 
महाशय के पास निश्चन्त विश्राम करने का ही निश्चय कर लिया था । 


ठाकुर महाशय को आँखों में मगवान के प्रति कृतज्ञता के भ्राँत्‌ मर आगे । 
जीवन के प्रभु ने अपनी अहेतुकी कृपा का अद्भुत दृश्य ठाकुर महाशय को 
दिश्ला दिया है। यह गुरु-शक्ति के सावेत्रिक संरक्षण का प्रमाण हो, किवा 
नारायण-शिला के माहात्म्य का प्रसाद, किन्तु इतना तो स्पष्ट जान पड़ा कि 


१६६ ] [ भारत के मंह/न साधंक 
उस भ्रंधका रमय गहन वन में प्रकृति के समस्त शरीरघारोगण ठाकुर महाशय 
के प्रति मैत्री माव के प्रेम श्रौर करुणा से ही ग्रोतप्रोत हैं । 
राम ठाकुर ने मन-ही-मन सोचा, निरापद स्थान की खोज में कहीं दूर 
जाना आवश्यक नहीं है। यहीं थोड़ी-सी जगह झाड़-ब॒हार कर नारायण-शिला 
के लिए शयन-स्थान निर्मित कर दू और तब स्वयं भी सो जाऊे। थकावट के 
मारे शरीर टूटा जा रद्दा है ।' 
पवित्र शिलाखंड को शयन में रखकर ठाकुर महाशय देखते-हो-देखते 
निद्रामिमृत हो गये । जब रात के छठे प्रहर में अचानक उनकी नींद खुली, 
तो एक ग्राइचयंमव दृश्य दिखाई पड़ा । थोड़ी ही दूर पर मशाल जलाये कुछ 
लोग शोरगल कर रहे थे। यह दल उसी प्रोर आ रहा था, जहाँ अपनी 
नारायण-शिला को शयन की अचंना देकर ठाकुर महाशय सो गये थे । 
थोड़ी ही देर वाद आागन्तुक लोगों की पुकार सुनाई पड़ी । उनमें से एक 
ने चिललाकर कहा -- साधु बाबा, आप कहाँ हैं ? दया करके जरा झुरमुट से 
बाहर निकल आइए ।” चटपट नारायण-शिला को गले में वाँधकर राम ठाकुर 
अपनी जगह पर खड़े हो गये । सोचने लगे-- “क्या ये लोग मुझे ही खोज रहे 
हैं? ऐसा तो लगता है कि ये लोग यहाँ षडयन्त्र रचने नहीं, गहार के लिए 
ही श्राये-से जान पड़ते हैं। धीरे-बीरे चलकर वे मशालवालों के उस समूह के 
निकट पहुँचकर खड़े हो गये । 
राम ठाकुर को पाकर वह जन-समूह प्रसन्नता के मारे लोटपोट हो गया, 
मानो कोई खोई सम्पत्ति अनायास वापस मिल गई हो । 
राम ठाकुर ने चकित होकर देखा कि प्रहरियों के उस दल के साथ राजा 
साहब और रानी साहिबा भी उपस्थित हैं। दोनों हाथ जोड़कर राजा साहव ने 
सजल नेत्रों से राम ठाकुर को देखा ओर बारम्बार क्षमा माँगते हुए प्रांना 
की, “साधु बांबा, मैं बहुत बड़ा पापी हु'। श्रापके प्रति मैंने जो अपराध किया 
है, वह तो अक्षम्य है, किन्तु श्राप उस अपराध की गुरुता पर ध्यान न देकर 
अपनी भ्रपार करुणा के सहारे हो मुझे माफ कर दीजिए | ऐसा न होने वर 
हमारी कोई गति नहीं रह जायगी। 
ऐसा कहकर राजा औ्ौर रानो- दोनों-के-दोनों--ठाकुर महाश्षय के 
चरणों पर श्रात्तमाव से गिर पड़े । 
अनुनय भ्रोर क्षमा-प्राथंना का यह दृश्य जब समाप्त हो गया, तमी जाकर 
ठाकुर महाशय को घटित वृतान्त का सहो-सही पता चल पाया । 
राम ठाकुर का राज-दरबार में जिस दिन अपमान हुथ्रा था, उसी रात 
राजा और रानी ने एक भयंकर दुःस्वप्न देखा । सपने में प्रकट होनेवाले देवता 


राम ठाकुर ] | १६७ 
ने क्रोव-कषायित नेत्रों से घूरकर राजा-रानी को डांटते हुए कहा--“क्योंजी, 
तुमलोगों ने श्राज इस तरह अपना सर्वनाश क्यों कर लिया है ? तुम्हारे दर- 
वाजे पर तुम्हें जाग्रत नाराप्रण-शिला प्रदान करने के लिए जो कब्राह्मण-क्रुमार 
आये थे, वे तपः:सिद्ध महापुरुष हैं। तुमने अक्षम्य अपराध किया है। नारायण- 
शिला की सेवा-पूजा करना तो दूर रहे, तुमने उस महापुरुष को भो ग्रपमानित 
करके अपने दरबार से निकाल दिया । चटपट उठो और वे जहाँ मिलें, वहाँ 
जाकर उनसे माफो माँग लो, भ्रन्यथा तुम्हारा राज-पाठ ही समाप्त नहीं होगा, 
तुम निर्वश भी हो जाझोगे। ब्राह्मण-कुमार प्रसन्‍त हो जायें, तो उनसे 
नारायण-शिला मांग लाओो और मंदिर बनाकर उस नारायण-शिला की सेवा- 
पूजा को व्यवस्था करो । ऐता न होने पर तुम्हारा सवंनाश अवश्यम्भावी है । 

राजा साहब श्रौर रानी साहिबा की प्राथंना चलती रहो, “प्रभो, हमलोगों 
को आप क्षमा कर दें और कृपा करके एकबार फिर हमारे प्रासाद में पदापंण 
करे । हमलोग नारायण-शिला की पूजा-प्रतिष्ठा की व्यवस्था अ्रविलम्ब कर 
देंगे । 

परिस्थिति की विचित्रता देखकर राम ठाकुर मन-ही-मन हंसने लगे । 
लोला-पुरषोत्तम प्रभु की कंसो अपूर्व माया है ! इस नाटकीय व्यवस्था के बीच 
उन्होंने ग्रपनी सेवा-पूजा का श्रायोजन स्वयं ही कर लिया है । यह राम ठाकुर 
तो निमित्त-मात्र है। सारे खेल तो उस भ्रमु के ही हैं । 

राजा और रानो को क्षमा करने में ठाकुर महाशय को कोई कठिनाई न 
हुई, किन्तु राजा के राज-प्रासाद में पुनर्वार जाना उन्हें स्वीकायं नथा। 
उन्होंने कहा--“राजा साहब, यदि सचमुच श्राप इस नारायण-शिला को सेवा- 
पूजा को व्यवस्था कराने के लिए उत्सुक हैं, तो इसी जंगल में एक मन्दिर बना 
देना आपके लिए कठित नहीं होना चाहिए। आप राजा हैं, इसलिए घत-जन 
के भ्रमाव की कोई समस्या आपको बाधा नहीं दे सकती । इसी स्थान पर 
एक मन्दिर बनवा डालिए श्र उसमें इस नारायण-शिला की प्रतिष्ठा करा 
दोजिए । सेवा-प्रचंना के लिए पुरोहित श्रौर सेवक की स्थायी व्यवस्था 
निश्चय हो आवश्यक है । इस प्रस्ताव में ग्रापत्ति की कोई बात नहीं है । ' 

राजा साहब ने देखा कि ठाकुर महाशय राजधानो की तरफ पाँव बढ़ाने के 
लिए किसी भी तरह से राजी नहीं किये जा सकते, इसलिए इस प्रस्ताव को मानना 
हो पड़े गा। उन्होंने मन्दिर बनाये जाने का आदेश उसी समय दे दिया भ्रोर 
कुछ ही दिनों में मन्दिर बन कर तैयार मी हो गया । शुभ महृत्त में नारायण- 
शिला का स्थापता-समारोह झ्रायोजित हुआ और उसके बाद राम ठाकुर वहाँ 
से श्रपने गन्तव्य पथ पर चल पड़ । 


श्ध्द | | भारत के महान साधक 


पव॑त-अंचल के वन-प्रदेश की कंटीली राहों से होकर वे दुर्गम यात्रा-पथ 
को तय करते चले । साथ में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। श्रासपास के क्षोत्र 
मी जन-शून्प हैं । ऐसी स्थिति में ही एक दिन उत पर ज्वर का प्रबल 
आक्रमण हो आया । 
देह का तापमान क्रमशः बढ़ता ही चला गया । एक दिन ऐसा भी हुआ 
कि ज्वर के बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण ठाकुर महाशय पूरे तौर पर 
बेहोश हो गये । 
उस मूर्च्छा से जब वे जगे, तो उन्हें यह देखकर अत्यन्त आश्चयें हुआ कि 
गुरुदेव अनंग स्वामी उन्हें श्रपनी गोद में लिये बैठे हैं। अब न तो ज्वर है, 
और न यक्रावट का अवसाद ओर भूख-प्यास का कोई श्रनुभव । वे पूरी 
परिस्थिति से मन-ही-मन पश्रवगत होने के बाद गुरुदेव के चरणों पर साष्टांग 
लेट गये । 
राम ठाकुर को गुरुदेव के साहचये का झ्ानन्द बाद के मी कई दिलों 
तक प्राप्त होता रहा । उसी श्रवधि में उन्होंने कुछ निगढ़ साधना की प्रक्रिया 
से राम ठाकुर को अवगत करा दिया । इसके बाद राम ठाकुर के श्रंग-अ्रंग 
में नई शक्ति और स्फूत्ति श्राप ही संचरित होने लग गई । 
यह भी गुरुदेव की ही कृपा थी कि मूख-प्यास की झंझट से मी राम ठाकुर 
को सदा के लिए मुक्ति मिल गई। विदा होते समय गुरुदेव ने श्रादेश 
दिया --“राम, अब राह में ज्यादा देर मत करो, सीधे श्रपनी जन्मम॒मि के 
देश में चले जाओ । 
ग्रव राम ठाकुर दिन-रात तत्परतापूवंक राह तय करने में लग पड़े । 
एक दिन उनकी निगाह राह में बंठे एक कुष्ठ रोगी पर पड़ गई। उसके 
एक-एक प्रंग में गलित कुष्ठ के प्रमाव से सड़न पैदा हो गई थी । दुर्गन्ध के 
मारे उसके पास क्षण मर भो रहता संमव न था, मगर उसकी कातर दृष्टि 
में सहायता की जो आत्तं-पुकार थी, उसको उपेक्षा करना ठाकुर महाशय के 
लिए संमव न हो सका। वे उसकी सेवा-सुश्रपा के लिए वहीं ठहर गये । 
इस प्रसंग में ठाकुर महाशय के भतीजे श्री महेन्द्र चक्रवर्ती ने इस प्रक्रार 
बताया है--“वे उप्त गलित कुष्ठ के रोगी के पास बैठकर उसके घाव से खोद- 
खोद कर कोड़ों को निकालने लगगये। थोड़ी ही देर के बाद 
गुरुदेव अनंग स्वामी अकस्मात्‌ प्रकट हुए और ठाकुर महाशय से पूछ बैठे-- 
“क्यों जी! एक-एक कर कीड़ों को निकालना कितने दिनों में संभव 
होगा ?”-.. ठाकुर महाशय से उत्तर देते न बना । 


राम ठाकुर ] [ १६६ 


गुरुदेव ने कहीं निकट से हो एक वृक्ष के हरे पत्ते ढोढ़ लिये और कहा, 
“इस पत्ते के रस से रोगी के शरीर में मालिश करने पर सारे कीड़े श्राप-ही 
सनाप्त हो जायेंगे । आदचय॑ की बात यह थी कि पत्तों का वह रस रोगी के 
शरीर पर मलने के साथ-ही-साथ रोगी का सम्पूर्ण शरीर रक्तन्वर्ण का हो 
गया । इसके बाद गुरु ने एक दूसरे वक्ष के पत्ते ला-दिये, जिसके प्रयोग से 
वह रोगी देखते-ही-देखते रोग-मुक्त हो गया । उसके शरीर में कुष्ठ रोग का 
कोई चिह्न बाकी नहीं रहा । इसके वाद गुरुदेव ने श्राज्ञा दी कि राह में 
रुककर विलम्ब मत करो । जल्द अपने देश में वापस जा-पहुँचो। ऐसा 
कहकर गुरुदेव हठात्‌ अन्तर्धान हो गये । 

ठाकुर महाशय को यह समझने में कठिनाई नहीं हुई कि प्रत्येक डेग पर 
और प्रत्येक क्षण में सवं-शक्तिमान्‌ गुरुदेव छिपे रहकर अपने शिष्य की रक्षा 
कर रठे हैं। इस सत्य का अ्रनुमव राम ठाकुर आजीवन करते रहे । उनका 
मन श्रपार तृप्ति श्रौर श्रपार प्रसन्नता से सदा झ्ोतप्रोत होता रहा । 

तुृषारमौलि हिमालय-शिखर को भाँति अपरिमेय ऐश्वर्य और माहात्म्य के 
साथ गरुदेव ग्रनंग स्वामी उनके जीवत के आमने-सामने निरम्तर उपस्थित 
हैं! ऐसा अनुमव करने के साथ-साथ राम ठाकुर को ऐसा भी प्रतीत होता 
रहां कि हिमालय की ही माँति उनके गुरुदेव श्राकाशचुम्बी उँंचाई तक उठे 
हुए श्रोर उनका आर-पार पाता संमव नहीं है। मत्यं मानव उनकी महिमा 
को छू नहीं सकता। राम ठाकुर अपने को मभाग्यवान्‌ मानते हैं कि 
श्रनन्तचुम्बी गुरु को इस जीवन में उन्होंने ग्रनायास ही पा लिया । गुरुदेव 
की कृपा उन पर निरन्तर रस का वृष्टि कर रही है और उनके जीवन के 
स्तर-स्तर को श्रपनी स्वादु भश्राद्रता से भिगोती चली जा रही है । 

सो, लम्बे प्रवास के बाद राम ठाकुर अपने देश को एक दिन लौट आए । 

लोग ऐसा मान चुके थे कि राम ठाकुर अब घर वापस नहीं लौटेंगे । माँ 
रह-रहकर अपने बेटे को देखने के लिए अबीर हो जाती । एक युग के बाद 
पुत्र को अपने घर में प्रत्यागत देख कर उनके आह्वाद की कोई सीमा नहीं 
रही । 

सिद्धमूमि हिमालय कीयात्रा के प्रमाव ने और उससे भी बढ़कर 
योगरवर्य-पम्पन्न गुरु का सान्निध्य पाकर राम ठाकुर के जीवन में एक प्रद्धूत 
रूपान्तर घटित हो गया था। अब उनके साधक जीवन की परम सिद्धि 
उन्हें प्राप्त हो चुकी थी श्रौर असाधारण शक्ति और विभृति के वे परम 
अधिकारों के रूप में उद्धासित होने वाले थे। ग्रब गृह-जीवन में प्रवेश 


२०० ] [ मारत के महानसाधक 


करने के वाद उस ऋषद्धि-सिद्धि को छिपाये रखने की आवश्यकता का श्रनुमव 
उन्हें होने लग गया । अपनी योग-विभूतियों को छिपाकर वे एक साधारण 
तरुण गृहस्थ के रूप में जीवन-यापन करने लगे । गाँव के शेष लोगों को 
तरह सामाजिक जोवन के सुख-दुःख में साधारण पुरुष की हैसियत से वे 
शरीक होने लगे । 

उनकेच्चर की वित्तीय अ्रवस्थिति आरम्म से ही प्रसन्‍्तोषजनक थी । 
प्रमाव की अपनी उसी स्थिति फो जारी रखकर उन्होंने घरवालों को चिन्तित 
कर दिया। श्खिर पूरे घर में रामचन्द्र कोही तो सारी जिम्मेदारी 
संमालनो है ! रुपये-पैसों फी व्यवस्था यदि वह नहीं करता, तो घर चलेगा 
कंसे ? ऐसी स्थिति में रामचर्द्र या राम ठाकुर को नौकरी की खोज में 
एक दिन घर से बाहर जाना ही पड़ा । 


लिखना-पढ़ना तो कमी पूरे तौर पर संभव हो नहीं हुआ था, इसलिए 
नोकरी खोजने में रामचन्द्र को स्वमावत:ः कठिनाई होतो रही। अन्‍न्ततः 
रामचन्द्र को नोआखाली जाना पड़ा। वहाँ के एक सरकारी इन्जीनियर के 
घर में साघारण-सी नोकरी मिल गई। रामचन्द्र को रसोहये का काम 
चिन्तित करने लगा। इस काम में उन्हें नई ब॒ृद्धि की प्रावश्यकता थी। 
पाक-कला सीखने के लिए उन्होंने 'पाक-प्रणाली' नामक ग्रन्थ से सहायता 
लेने की बात सोची । कुछ ही दिनों के बाद वे मोजन बनाने की कला में 
निपुण हो चले । 
राम ठाकुर का स्वभाव ही था, जो भी काम वे करते, पूरे मन से 
तिष्ठापूवंक करते। रसोइये का काम भी उन्होंने उतनी ही निष्ठा के 
साथ जारी रखा। घर के मालिक और उनको पत्नी राम ठाकुर के सम्बन्ध 
में विशेष जानकारी रखने की ग्रावश्यकता नहीं समझते थे। रसोई तैयार 
हो जाने पर परोपने का काम मी राम ठाकुर से ही लिया जाता । घर के 
मालिक के कार्यालय चले जाने पर घर की मालकिन और भनन्‍्य लोगों को 


खिला-पिला देने के बाद हो राम ठाकुर को स्नान-मभोजन करने के लिए 
श्रवकाश मिल पाता । 


रसोई का काम समाप्त करने के बाद अपने मोजन की सामग्री को एक 
थाली में परोत्त कर राम ठाकुर रख लेते। दोपहर तक रसोई घर में पाने 
की श्रावश्यकता श्रौर किसी को न होती । इसी ग्रवधि में राम ठाकुर सता 
कर लेते और साधन-क्रिया में मो दत्तचित्त हो जाते । जब दिन ढुलता, 
अपने मोजन की पूरी सामग्री क्री थालो चुपचाप छिपाकर वे पास के 77 


राम ठाकुर ] [ २०१ 


वन-कुंज में चले जाते और वहीं खाच्य-सामग्री फेंककर खाली थाली वापस ले 
आते । उनकी इस करतूत का पता किसी दूसरे को न होता, किन्तु राम 
ठाकुर रोज ही ऐसा करते श्रौर रोज ही दो स्थार अपनी माँद से निकलकर 
उस खाद्य-साम्ग्री को उदरस्यथ कर लिया करते । 

किन्तु एक दिन इस बात का रहस्य खुल गया । किसी ने घर के मालिक 
को कह दिया कि राम ठाकुर को किसी ने कभी मोजन करते देखा ही नहीं । 
रसोइये का पेशा अपनाकर भी अपने प्रकृत रूप को छिपा पाना ऐसी हालत 
में राम ठाकुर के लिए नितान्त कठिन हो गया । 

इन्जीनियर साहब को इस श्रद्धुत तथ्य पर बड़ी हैरत हुई। साथ-ही- 
साथ वह लज्जित भी हुए । उसी दिन उन्होंने राम ठाकुर को रसोइये के 
काम से छुट्टी दे-दी और उन्हें निर्माण-विभाग के तहत एक सरकारी नौकरी 
की नियुक्ति दे-दी । 

नोग्राखाली में नौकरी करते समय राम ठाकुर रात के गहरा जाने के 
बाद शहर के पास के ही एक घने जंगल में प्रवेश कर जाते और वहाँ 
निर्जन-एकान्त में साघन-मजन करते रहते । इसके बाद ही कुछ ऐसी घटनाएँ 
घटित होने लग गईं, जिनसे लोगों को राम ठाकुर के महापुरुष होने का संदेह 
होने लग गया । स्थानीय जनता को जब यह रहस्य कानों-कान मालूम हुआ, 
तो वह राम ठाकुर को प्रत्यघिक श्रादर-माव से देखने लगी । उनकी इस 
प्रवास की जीवत-चर्या के सम्बन्ध में लिखते हुए महेन्द्र चक्रवरत्ती ने कुछ 
महत्त्वपूर्ण बातें बताई हैं । 

“नोआखाली शहर से ही श्री श्री ठाकुर के कर्ममय जीवन का प्रारंभ 
हुमा । यहीं उन्होंने योगाभ्यास की मी कुछ क्रियाएँ प्री कीं। इसी बीच 
कुछ दिन घर ग्राकर निवास करता भी उनके लिए संभव हुआ था। उन 
दिनों वे ग्रपने घर के एक छप्पर वाले छोटे-से कमरे में मीतर से दरवाजा 
बन्द कर घन्‍्ठों चुपचाप बेठे रहते। आख़िर वे घर में चुपचाप 
बेठकर क्या कर रहे हैं ”? यह प्रश्न घर के हम सभी बच्चों 
को उत्सुक कर देने के लिए पर्याप्त था। एक छेद में श्रांख लगाकर 
हमलोगों ने एक दिन देखां कि श्री ठाकुर पद्मासन लगाकर गंभीर घ्यान में 
निमर्त बैठे हैं। उनका सम्पूर्ण शरीर नि:स्पस्द है। ऐसा लगता था कि 
दवास-प्रश्वास की गति भी बन्द हो चुकी है। आँखें लाल रंग की हो गई थीं, 
जिन्हें दोनों भेंवों के बोच, नासिकामूल में वे टिकाये हुए थे। गरदन फूल 

११/२६ 


२०२ ] [ मारत के महान साधक 


गई थी । फमी-कमी उनका विक्ृत कण्ठ-रवर अवश्य सुनाई पड़ जाता था । 
इस तरह घंटों बीत जाते और वे उसी तरह बेढे रहते । 


उन दिनों ठाकुर महाशय की प्राह्ार-सम्बन्धी दिनचर्या मी श्रद्धुत थी । 
उस प्रसंग की चर्चा करते हुए महेन्द्र चक्रवर्ती ने लिखा है-- 

“श्री श्री ठाकुर जब तक देश में रहे, कमी एक दिन भी उन्हें श्रश्न-ग्रहण 
करते नहीं देखा गया। स्नान करने के वाद किसी दिन वे एक विल्व-पत्र 
चवा जाते, किसी दिन बेल की थोड़ीब्सी लुगदी भी प्रसाद के रूप में ग्रहण 
कर लेते । कभी-कभी जीम पर गाय के घी की एक बूंद टपक!ते हुए भी 
मैं उन्हें देख चुका हूँ। इस तरह प्रायः वे निराहार ही रह जाते । इसके 
बावजूद उनके शरीर की कान्ति श्रोर पुष्टि गें तनिक मी हास नहीं होता । 
जीवनी शक्ति में कोई कमी इस अनाहार के कारण कभी देखा गया हो, 
ऐसा नहीं कह सकता +। सच तो यह है कि इश्न दिनचर्या के कारण उनके 


दारीर में एक अद्भुत दिव्यता, निमंलता श्रौर स्फूत्ति का उज्ज्वल प्रकाश ही 
उद्धासित होता रहां 


माँ की सेवा में ठाकुर महाशय की अज्भूत निष्ठा थी। घर में वे जब 
तक रहते, बड़े उत्साह के साथ माँ के लिए अपने हाथों रसोई तैयार कर 
दिया करते और फिर माँ के लिए मोजन भी परोस देते । इस प्रकार माँ 
को बड़े यत्न से मोजन कराकर बेटा यदि स्वयं थोड़ा भी भ्रन्न-ग्रहण न करे, 
तो माँ को कैसी गहरी मनोव्यथा होगो, इसका अ्रनुमान सहज ही है । 

शहर में बेटे को भोजन करने के लिए माँ बारम्बार अ्रनुतय करतों । 
इससे ठाकुर को कठिनाई ही होती थी। भोजन करने फो तो इच्छा हो जाती 
रही । यह कहकर माँ को किसी तरह मना पाता जब वे सम्भव नहीं देखते, 
तब भी मोजन करना उनके लिए सम्मव नहीं हो पाता था। हाँ,माँ की 
आज्ञा का पालन न करने की अपनी असमथंता से ऐसी घड़ी में उन्हें प्रात्तें 
होते हुए जहर देखा जाता । 

एक दिन माँ ने उन्हें थोड़ा-सा श्रन्न खिला देने का हुठ पकड़ लिया । 
ठाकुर महाशय ने कातर भाव से कहा, ''माँ, मैं खा तो नहीं सकगा। भुझे 
माफ कर दो । गुद्देव की श्राज्ञा है कि कुछ दिनों तक मैं कुछ भी न खाऊँ। 
इस श्राज्ञा के पालन में मुझे कोई कठिनाई नहीं होती, आनन्द ही होता है ।” 

बेटे के इस देस्य निवेदन का माँ पर कोई असर नहीं हुआ । वे हठ 
फरती ही रह गई । उन्होंने कहा कि “भन्न-ग्रहण से तुम्हें गुरुदेव ने रोका है, 
तो थोड़ा-सा दूध हो पी-लो ॥! क्‍ 


राम ठाकुर ] [ २०३ 


माँ का वह अनुरोध जब किसी मी प्रकार से टालना संमव न हुझ्ा, तो 
विवश होकर ठाकुर ने स्वल्प मात्रा में दुग्घध-पान कर लेना ही निरापद 
समझा । मगर इसके बाद वही हुम्ना, जिसके लिए माताजी तेयार नथीं। 
ठाकुर महाशय दुग्ध-पौन के वाद ही गम्मोर रूप से अस्वस्थ हो गये । 

इस घटना के बाद माँ ने झपने पुत्र को आहार ग्रहण करने के लिए 
आग्रह करना छोड़ दिया । 

अपने पारिवारिक जीवन में श्री राम ठाकुर अपने योगेश्वयं को सब की 
आँखों से बचाकर गृप्त रखने के लिए सतत सावधान रहते । परिवार के 
सदस्य हों या श्रन्य बन्धु-बान्धव-यण किसी को भी वे यह भान ही नहीं होने 
देते थे कि उन्होंने कमी कोई साधना की है और सिद्धि का कोई एऐंश्वर्य 
उनके पास है । लोग उन्हें केवल एक शीलवान्‌, सज्जन श्रोर साघन-निष्ठ 
साधारण युवक्र के रूप में ही तव तक जानते-पहचानते रहे । 

किन्तु इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि बीच-वोच में तनिक मी 
असावधानता हो जाने पर ठाकुर महाशय को योग-विभूति अकस्मात्‌ स्वयं हो 
प्रकाशित हो जाया करती थी । 

उन दिनों की एक ऐसी ही घटना का उल्लेख उनके भ्रातुष्पुत्र श्री महेन्द्र 
चन्रवर्त्ती ने श्रपने ग्रंथ-- “श्री श्री राम ठाकुरेर जीवन-कथा--में किया है । 

“ठाकुर के भाई श्री जगबन्धु चक्रवत्ती उन दिनों सपरिवार राईपुर में 
निवास कर रहे थे। उनसे मिलने बीच-बोच में ठाकुर महाशय चले जाया 
फरते थे। एक दिन सम्ष्या-काल के समय घर के दरवाजे को भीतर से 
बन्द करके ठाकुर महाशय योग-क्रिया में संलग्न थे। ऐसे ही समय में 
उनकी अ्रातृवधू प्रसन्न देवों आँगन के कोने में तुलसी चौरे के पास दीपोत्सगं 
करने आ पहुंचो। पाप्त में ही वह कमरा था, जिसमें किवाड़ लगाकर ठाकुर 
महाशय योग-साधना में निरत थे । प्रसन्नमयी के मन में कुतृहल हुआ, जरा 
एक बार झाँक कर देखू” तो कि देवर महाशय क्या कर रहे हैं । 

“दरवाजे के छेद से श्रांख लगाकर उन्हेंने कमरे के दृश्य को देखने की 
चेष्टा को । जो दृश्य उन्होंने देखा, वह नितान्त ग्रद्धुत था । 

“उन्होंने देखा कि देवर महाशय पद्मासन में बेठे ध्यान-मग्त हैं। लेकिन 
उनका ग्राप्तत धरतो पर नहीं लगा है। धरतो से थोड़ा ऊपर उठकर वे दन्य 
में तराधार होकर पदुमासन लगाये हुए हैं। श्राइचयं से भी अधिक डर हो 
हुआ उस नारी को। उसके महू से भ्रतजानें ही निकला--'सोना ठाकुर, 
यह क्या ? यह आप क्या कर रहे हैं ? ' 


२०४ ] [ मारत के महान साधक 
“मामी के इस वाक्य को सुनते ही एक विचित्र आवाज हुई और ठाकुर 
महाशय धरती पर उतर आए । इमके बाद उन्होंने भाभी की बड़ी खुशामद 
की ताकि इस रहस्य की कथा किसी को कानोंकान मालूम न हो | 
एक ऐसी हो अ्रन्य घटना का उल्लेख डाक्टर इन्दु मूषण बन्दोपाब्याय 
ने प्रपने द्वारा सम्पादित ठाकुरेर पत्रावली की भूमिका में किया है। यह 
कहानी उन्हें किसी प्रत्यक्षदर्शी ने सुनाई थी । 
घटना विक्रमपुर वेजगाँव की है। सतीशचन्द्र गंगोपाध्याय वे. घर पर 
उसी गाँव में उन दिनों राम ठाकुर महाशय कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं। 
डाक्टर वन्दोपाव्याय ने बताया कि “उन दिनों ठाकुर महाशय बा मैं मुहलगा 
हो गया था । इसलिए अवसर पाकर वारम्बार उनके ही पास जाकर बेठ 
जाया करता था। मेरे स्नेह के इस अध्याचार को ठाकुर महाशय हँसकर 
सहन कर लेते । एक दिन दोपहर को मूझे अपनी बगल में सुला देने के वाद 
टीन को छतवाले वाहरबाले घर में ठाकुर मद्दाशय मी सो गये । बाल्यावस्था 
होने के कारण मुझे तो लेटते ही नींद श्रा गई, किन्तु थोड़ा ही देर के बाद 
किसी विचित्र घटना के प्रभाव से मेरी नींद श्रचानक टूट गई । जगने पर 
देखा कि ठाकुर महाशय पद्मासन लगाकर घरती.से बहुत ऊपर उठकर ध्यान 
मग्न बठे हुए हैं। वह इतने ऊपर उठ गये थे कि टीन की छत से उनका 
मस्तक छुगयाथा। यह दृश्य देवने के बाद मैं चिल्ला उठा। भेरी 
निल्लाहट सुनकर ठाकुर महाशय चटपट नीचे उतर गये श्र मुझे चप करने 
भौर मनाने लगे ।?” 
सतीश बाबू की इस कहानी के तथ्यातथ्य के सम्बन्ध में मैंने ठाकुर 
महाशय से जब जिज्ञाता की तो वे अन्यमनस्क भाव से बोढे--“हाँ जी ! 
कमी-कभी ऐसा मी तो हो ही जाता होगा ।” 
बाद में ठाकुर महाशय का तबादला नोआखाली से फेंनो अंचल में हो 
गया। प्रसिद्ध कवि नवीनचन्द्र सेन उनके महकमे के पदाधिकारी थे । राम 
ठाकुर महाशय से उनकी बड़ी घनिष्ठता हो आई । 
ठाकुर महाशय के साधक जीवन के कुछ भ्रलौकिक तथ्यों का पता सेन 
महाशय को घीरे-घीरे लग गया । ठाकुर महाशय की एकाघ ऐश्वर्य-लौला को 
भी अपनी खुलो आँखों से देखने का सौमाग्य सेन महाशय को मिल गया था। 
अपना आत्मकथा में नवोनचन्द्र सेन ने ठाकुर महाशय के तत्कालीन साधक- 
जीवन के सम्बन्ध में छोटे-मोटे रेखाचित्र प्रस्तुत कर दिए हैं । 
अ्रपनी प्राश्मकथा में उन्होंने लिखा है, “फेनी में उस समय नया जेलखाना 
वन रहा था। उसकी देख-रेख करनेवाले वर्क सरकार के रूप में राम ठाकुर 


राम ठाकुर ] [ २०५ 


को हो जिम्मेदारी मिली थी । जन-साधारण के बीच रामठाकुर की दिनचर्या को 
लेकर तरह-तरह की अद्मत बातें उस समय तक उस अंचल के जन-समाज में 
फल गई थीं । एक क्षण पूर्व किसी ने उन्हें यदि आह्क कृत्य में निमग्न देखा, 
तो दूपरे-ही-क्षण वे वहाँ से अकस्मात्‌ अन्तर्थान भी हो गये । एक-पश्राघ व्यक्ति 
ने ऐसा भी देखा कि वे ललाट में रक्त-चन्दन लगाये किसी वृक्ष से उतर कर 
अ्रकस्मात्‌ घरती पर श्रा गय । किसी ने यह भी देखा कि किसी पशु फो काटवने 
के लिए एक भयंकर सप॑ं दोड़ा हुत्रा श्रा रहा था, जिसे राम ठाकुर ने 
जब हाथ उठाकर मना कर दिया, तो वह चुपचाप वापस लोट गया । वे कुछ 
नहीं खाते हैं, ऐसा तथ्य मी साधारण लांगों को ज्ञात हो चुका था । दूसरों 
को सेवा में उन्हें परम ग्रानन्‍्द श्राया करता था। जेलखाने के पात छोटे-छोटे 
तात्कालिक घर बनाकर कुछ मजदूर श्रौर उनकी देख-रेख करनेवाले लोग उप्त 
समय वहीं रहा करते थे और उनके बुलावे पर कुछ वेश्याएँ भी वहाँ स्वतः 
चली आती थीं। आइचये की बात तो यह है कि उन श्रमागिनियों को देखकर 
ठाकुर महाशय घृणा का कोई माव व्यक्त नहीं करते थे, उल्टे उन्हें अपने द्वाथों 
मोजन बनाकर खिलाते थे श्रौर जब वे बीमार हो जातीं, तो उनकी सेवा इतनी 
तत्परता से करते कि मानो वे उनकी अ्रपनो माँ-बहन हों । 


“उन दिनों नोश्राखाली से काफी दूर चलकर मवानीगंज पहुँच जाने पर 
ही स्टीमर से यात्रा संभव होती । राम ठाकुर एक दिन अपने किसी श्रात्मीय 
व्यक्ति को स्टीमर पर चढ़ाकर जब लोटे, तो रास्ते में ही आधी रात हो गई । 
ऐसी हालत में रास्ते के किनारे की एक मस्जिद में ठहर कर रात बिता लेना 
आवश्यक हो गया। रात अंधेरी थी। सहसा मस्जिद में एक दिव्य प्रकाश 
प्रकट हुआ । ठोकुर ने देखा कि दो श्रन्य संन्यासियों के साथ उनके गुरुदेव 
उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने बताया--“अमी कौशिकी पर्वत से उतर कर 
हमलोग चन्द्रनाथ तीर्थ को जा रहे थे, तभी पता चला कि रात की अ्रैंधियाली 
में निजंन पथ पर राम ठाकुर को डर हो श्राया है। यही कारण है कि देखने 
चले आये :?' 

यह बात राम ठाकर ने लोगों को स्वयं ही बता दी थी ।” 


“और भी एक कहानी कई लोगों के मुह से सुनी और अन्ततः राम ठाकुर 
के मह से मी । गुरुदेव-प्रनंग स्वामी राम ठाकुर को वचन दे-गये थे कि शिव 
चतुर्दे शी के ग्रवसर पर चन्द्रनाथ तीथ॑ में वे अपने शिष्य से मिलेंगे । उस प्रसंग 
को लेकर ही राम ठाकुर ने छट्टी के लिए दरखारत दी थी। लेकिन ऑँवरसियर 
ने यह कहकर छुट्टा देने से इनकार कर दिया कि कार्यपालक अभियन्ता काम 


२०६ ] | मारत के महान साधक 
का लेखा-जोखा करने के लिए उधर श्रानेवाले हैं ।॥ राम ठाकुर को बहुत दुःख 
हुमा कि शिव चतुर्देशी को गुरु के दर्शन से वंचित होना पड़ेगा । मनोवेदना 
की यह घड़ी चल ही रही थी कि कार्यपालक अभियन्ता का तार आ पहुंचा । 
तार के द्वारा उन्होंने अपने कार्यक्रम के रहु हो जाने की सूचना दी थी। 
फलतः राम ठाकुर की छुट्टी मंजूर हुई भ्रौर वे चन्द्रनाथ तीर्थ को भ्रोर सत्वर 
गति से रवाना हो गये । 

“राम ठाकुर चन्द्रनाथ देव के दर्शन की उत्कंठा से आनन्द विह्नल होकर 
चले जा रहे थे कि उन्हें दिग्म्रम हो श्राया श्रोर उत्तर को दक्षिण समझ कर 
वे उल्टी दिशा में उत्तर की ओर चल पड़ । रास्ते में एक दूसरा व्यक्ति दिखाई 
पड़ा, जिसने विना पूछे ही राम ठाकुर को सही दिशा की श्र लौटा दिया । 

“इस तरह काफी देर हो चुकी थी श्रौर चन्द्रवाथ तक पहुँच पाना उस 
दिन संमव नहीं लग रहा था। हार कर राम ठाकुर एक वृक्ष के नीचे संतप्त- 
चित्त से वंठ गये । ऐसे ही समय में एक संन्‍्यासी वहाँ श्रा-पहुचा । संन्‍्यासी 
ने पूछा, “तुम तो चन्द्रनाथ जा रहे हो न ? ” 

“राम ठाकुर ने उसाँस लेकर कहा--“दिःभ्रम के कारण मैं विपरोत दिज्ञा 
में जा रहा था। प्रव संभव नहों लगता कि मुह॒त्तं रहते चन्द्रनाथ का दर्शन 
करना संभव है । 

“संन्यासी ने कहा--'देर मत करो मेरे पीछे-पीछे चले श्राओ । पहाड़ 
के मीतर होकर एक संक्षिप्त मार्ग है। उससे चलने पर शाम के पहले ही हम 
दोनों चन्द्रनाथ पर्वत के शिखर-देश पर पहुँच जायेंगे । 

“उस स्थात से चर्द्रनाथ लगभग चालीस मील की दूरी पर है। चतुदंशी 
की रात को सीता-कुण्ड में व्यतीत कर दूसरे दिन राम ठाकुर को वही संन्‍्यासी 
फेनी तक पहुँचा गये । फंतनी में राम ठाकुर को भोर-वेला के समय एक प्यादे 
से मेंट हुई। वह प्यादा जंगल में छिपा हुआ था । उसी के द्वारा राम ठाकुर 
के तीथं-दर्शन की श्रद्मुत कथा कानोंकान जन-साधा रण में फंला दी गई । 

“राम ठाकुर देखने में दुवलं-पतले, सुन्दर ओर शान्त पुदष थे । किसी से 
मिलना-जुलना या बातचीत करता उनके लिए स्वामाविक न थां। प्राठ से 
लेकर बारह वर्ष तक की उम्र के बोच के चार वर्षो में शिक्षा के नाम पर 
केवल वंगला भाषा और साहित्य का थोड़ा-सा परिचय उन्हें हो पाया था। 
किन्तु घ्म-सम्बन्धी निगढ़ तत्त्वों को वे बड़ी स्पष्ठता के साथ जन-साधारण को 
बता दिया करते थे । मुझे ठाकुर के लिए बहुत सम्मात का भाव था । कमो- 

कभी भ्राग्रहयूवंक मैं उन्हें अपने घर पर ले ग्राता और अपनी पत्नी के साथ 


राम ठाकुर ] [ २०७ 


मुग्ध-चित्त से उनके प्रवचन सुना करता। कहना न होगा कि उनके प्रवचन 
बड़ तात्त्विक और मधुर हुग्ना कंरते थे । 
“एक दिन पौ फटते हो राणा घाट अ्रंचल के भवन में मेरी पत्नी ने जगकर 
हा कि उस बार जब वे कालीजो का दर्शन करने गई थीं, तो उन्हें किसी ने 
बताया था कि राम ठाकुर भी कुछ दिन पहले काली घाट आये थे। यह 
बताकर उन्होंने मुझसे जिज्ञासा की--'जब काली घाट तक वे भ्रा ही गये थे, 
तो भला हम लोगों के पास मिलने व्यों नहीं भ्राये ?” मैंने कहा, “इस सवाल 
का जवाब भला मैं क्‍या दू' ?” इसके बाद आँख-मु"ह धोकर मैं हाकिमवाले 
कमरे के सोफा पर बैठकर बाहर की तरफ देखने लगा। मुझे यह देखकर 
आइचर्य हुआ कि मेरे सामने बरामदे पर राम ठाकुर नीचे की श्रोर आँख किये 
स्थिर भाव से चुपचाप खड़े हैं । मुझे तो ऐसा लगा कि वे यकायक श्राकाश 
से ही नीचे उतर आए हैं, क्योंकि रास्ते में श्राते हुए उन्हें किसी ने नहीं देखा 
भ्रौर मैं तो उन्हें याद करता हुआ राह की भ्रोर एकटक देख ही रहा था । यदि 
वे घरती की राह से आए होते, तो जरूर दिखाई पड़ जाते । कौन जाने, 
आसमान की राह से ही आकर अचानक वरामदे पर उतर प्राए हों। इस 
घटना के बाद राम ठाकुर को मैंने फिर कभी नहीं देखा ।? 


उपयुक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री श्रीराम ठाकुर असा- 
घारण योगविभूृतियों के अधिकारी महापुरुष थे, किन्तु उस ऐश्वर्य को वे 
अपने देनन्दिन के आचरण और व्यवहार में अप्रकट रखने के लिए सतक रहते 
थे और नितान्त साधारणनजन की भाँति भ्रपना जीवन-यापन करते थे ! मगर 
योगदवय को बहुत दिनों तक छिपाकर रखना भी साधारण बात नहीं । 
कालान्तर में इसीलिए उनके साधन और एऐश्वयं की किवदन्तियाँ चारों दिशाश्रों 
में फेलने लगीं श्ौर श्रद्धालू दर्शनाथियों को मीड़ शने:-शने: बढ़ने लग गई । 

इसी बीच एक दिन गरुदेव का नया आदेश ठाकुर महाशय को प्राप्त हुआ । 
फेनी शहर में रहना उचित नहीं, क्योंक्रि यहाँ के लोग उन्हें सिद्ध-पुरुष के रूप 
में जान-पहचान गये हैं। ऐसी स्थिति में उस शहर को छोड़ देना ही पड़ेगा 
और नई तपस्या में निरत होने के लिए बाहर जाने की घड़ी ढंढ़नी होगी । 
एक दिन वे फेनी छाहर से सहसता तपस्या के पथ पर चल पड़े ध्ौर इसी के साथ 
शुरु हुआ उनके जीवन का एक नया प्रष्याय । 

इसो रहस्यमय काल में राम ठाकुर ने प्रच्छन्न होकर श्रपने जीवन के 
साधनामय श्रभीष्द को प्राप्त करने का शेष काये पूरा किया । उन्होंने बड़ी 
कठिन तपस्या की और तक्त्रों में कही गई निगृढ़ क्रियाएँ भी कृपालु गुरु के 


२०८५ | [ मारत के महान साधक 


प्रादेशानुसार एक-एक कर पूरी कर ली । इस तरह परम प्राप्ति के शिखर पर 
वे आसीन हो गये। योग ओर तंत्र को उच्चतम मूमि पर अधिरुढ़ होकर 
गुरु की महती कृपा उन्होंने प्राप्त कर ली। सम्पूर्ण मारतवर्ष के उच्च कोटिक 
साधकों के बीच वे महान्‌ ब्रह्मज्ञ महापुरुष के रूप में अभिज्ञात हो गये । 
रहस्यमय ढंग से श्रन्तर्थान होकर जब से उन्होंने फेनी अंचल का त्याग 
किया, तब से कोई सत्रह वर्ष व्यतीत हो गए। इस दोघे ग्रज्ञातवास के भ्रन्त 
में एक दिन फिर वे जन-साधारण के बीच लोट आए नये ऐश्वयं की परिपूर्ण 
शान्ति लेकर । 
ब्रह्म विद्‌ महान्‌ साधक राम ठाकुर ने अज्ञातवास में श्रजित ऐशवर्य के 
बावजूद जन-साधारण के बीच साधारण जन की तरह जीवन बग्यतीत करना 
ही निष्िचत कर लिया था श्रौर उनके इस निदचय में कमी विकल्प नहीं 
धाया। गुरु का श्रादेश हुआ कि अब वे लोक-हित के कार्य में संलग्न होकर 
जन-साघारण को सत्पथ को ओर अग्रसर करते रहें । गुरु की करुणा के स्पज्लें 
से चिद्धित महापुरुष के निकट जो मक्तन्जन एकन्न हुए, उन्हें श्राष्यात्मिक 
जीवन को चरम साथंकता प्रदान करने में राम ठाकुर इसके बाद जीवन के 
भंत तक जुटे रहे । वे साधारण-से-साधारण व्यक्ति के लिए भी चरम आश्रय 
के छाया-तरु बन गये । 
जीवन-काल की इस श्रवस्था में उन्हें कमी कलकत्ता जाने की ब्रावश्यकता 
हुई, तो कमी हुगली श्रौर उत्तरपारा जाने की । 
उस बार राम ठाकुर बाँस-बेड़े के निकट एक भक्त-दम्पति के निकट ठहरे 
हुए थे। कुछ दिनों से उस परिवार का एक होनहार पुत्र वात-व्याधि से 
आक्रान्त हो गया था। शरने:-शर्तें: रोग ने भयंकर रूप घारण कर लिया। 
हालत यहाँ तक हो गई कि दिन-रात बिछावन पर लेटे रहने के अलावा उठने- 
बैठने तक का होश भी उध बालक को नहीं रह गया । 
जानकार डाक्टर-वंद्यों के द्वारा तरह-तरह की चिकित्सा चलती रही। 
मगर रोगी की हालत में तनिक भी सुधार न हुआ । उल्टे, रोग रह-रहकर 
बढ़ता ही चला गया । अन्ततः बालक के माता-पिता निरुपाय हो गए । ठाकुर 
की सेवा-पूजा में इसके बावजूद परिवार ने कोई त्रूटि होने नहीं दी। पर, 
आाँखों में आंसू मरकर उस बालक के कष्ट की कथा उनके द्वारा राम ठाकुर को 
बार-बार सुनाई जाती ) उनके मन में भाव था कि यदि ठाकुर कृपा करंगे तो 


कदाचित्‌ बालक स्वस्थ हो जायगा । डाक्टर-वेद्य के वश की बात तो यह रोग 
है नहीं । 


राम ठाकुर ] [ २०६ 

ठाकुर महाशय के मन में वालक के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था, 
किन्तु बाहर से वे उदासीन वने रहते । किन्तु एक दिन दम्पति के आत्तें-ऋन्‍्दन 
ने उनके हृदय को करुणा-विगलित कर दिया । 

घर के पाप ही पुण्प सलिला गंगा की घारा बह रही है। उसी रात 
काफी आझ्रंधियांली हो जाने के बांद चुपचाप उठकर नीरव बेला में श्री राम 
ठाकुर नदी के खितारे चले गए प्रोर वहाँ क्ास के वन में श्रातत्त लगाकर 
ध्यान-मग्न हो गए । 

इसके कुछ ही दिन वाद वह बालक पूरी तरह नीरोग हो गया; किन्तु 
राम ठाकुर महाशय हने:-शने: वात-व्याधि से स्वयं ही ग्रस्त हों गए। धीरे- 
घीरे उनका सम्पूर्ण शरीर वात के प्रकोप से निशवेष्ठ हो गया । कोई भी अंग 
हिलने-डुलने का नाम नहीं लेता था। भक्त-दम्पति को कृपालू राम ठाकुर 
महाशय की यह दशा देखकर ग्रसह्य कष्ट होने लगा । 

ऐसे ही समय में एक दिन महायोगेश्वर गृरु श्रनंग स्वामी हठात्‌ श्री राम 
ठाकुर के निकट श्रा-उपस्थित हुए। वे मुह से एक शब्द भी न बोले । केवल 
राम ठाकुर के पीछे जाकर अवस्थित हो गये श्रौर वहीं से खड़े रहकर श्री राम 
ठाकुर के शरीर पर उन्होंने खूब जोर से खींचकर एफ लात लगा दो । लात के 
चोट से श्री राम ठाकुर का दरीर उछल कर दूर जा गिरा। 

तमी गरुदेव का गम्मीर कण्ठ-स्वर सुनाई पड़ा--“राम ! श्रब वहाँ से 
धीरे-धीरे चलकर मेरे पास चले आओ ! ” 

ऐसा करना राम ठाकुर को आरम्म में तो श्रसंभव जान पड़ा, पर गुरु की 


आज्ञा पर भरोस्ता करके वे किसी तरह धृटनों के सहारे खिसककर गृरु के निकट 
घीरे-घीरे चले आये । 


गुरुदेव ने देखा, तो कुछ सोचकर कहा, देखता हूँ कि पूरी तरह तुम चंगे 
नहीं हो सके । थोड़ी-सी कसर अब भी रह गई है। मगर इसका कोई उपाय 
नहीं है। अमी तो ठीक हो जायगा, लेकिन लगता है कि जब तक यह शरीर 
रहेग।, तक तक तुम्हें बीच-बीच में वात-व्याधि का कष्ट झेलना हो पड़े गा । 

यह सब कह चुकने के बाद गुरुदेव अनंग स्वामी जिस तरह श्रकस्मात्‌ 
प्रकट हुए थे, उसी तरह भ्रकस्मात्‌ लुप्त भी हो गए । 

इसमें शक नहीं कि बाद फे समय में राम ठाकुर को बीच-बीच में वात- 
व्वाधि का कष्ठ हो जाया करता था, किन्तु ऐसे समय में भी उनके भाकाश- 
गामी चित्त की आनन्दावस्था को कोई व्याघात नहों होता । कौन जाने, कहीं 
यह व्याधि उस ऐड्वर्य-सम्पन्न गुरुदेव का ही प्रसाद रहा हो, ताकि राम ठाकुर 
११/२७ 


च+ 


२१० ] [ मारत के महान साधक 


जावन के शेष काल तक गाँव-घर से बंध रहने की स्थिति का त्याग न कर 
पायें ! 
महाशक्तिधर योगी श्री राम ठाकुर शक्ति श्रौर ज्ञान की जिस ऊंची भूमि 
पर अधिष्ठित थे, वहाँ ऊंच-नीच या भले-बरे का श्रन्तर टिक नहीं पाता, किन्तु 
यह विशेषता राम ठाकुर के जीवन में उस श्रदमृत घरातल पर भी प्रकट होती 
रही, जिसमें संन्यास और गाहुस्थ्य का अन्तर भी दिखाई नहीं देता । इसीलिए 
देखा जाता कि पूर्ण संन्यास में अधिष्ठित रहने के बावजूद वे साधारण गहस्थों 
के बीच नितान्‍्त निधन गृहस्थ की माँति ही जीवन-यापन करते रहे और जन- 
साधारण के वीच ही आजीवन घृपते-फिरते रहे । 
वे डीडामानिक नामक श्रपने गाँव के पाग्विरिक घर में वार-बार लौट 
कर उपस्थित होते । भावव्यकता होने पर रोग-दय्या-ग्रस्त स्वजनों की अपने 
हाथों सेवा और चिकित्सा भी करते तथा परिवार के मुमृष' स्वजन की 
व्यवस्था करने में मी किसी से पीछे नहीं रहते । उनका पेतृक गृह जी होकर 
गिर जाने की राह देख रहा था। मगर ऐसे घर की मरम्मत का काम जब 
शरु होता, तो उसमें भी राम ठाकुर किसी से पीछे नहीं रहते । घर की खेती- 
बारी में भी उनका उत्साह देखने ही योग्य होता । वैसी गह-चिन्ताओं में निरत 
राम ठाकुर को देखकर सहसा यह श्रनुमान करना सम्भव ही नहीं होता कि वे 
एक सिद्ध महापुरुष हैं । 
एक वार उनके एक भतीजे ने उन्हें स्नेहपृवंक एक अद्भुत आग्रह से ग्रस्त 
कर लिया । उसका कहना था कि राम ठाकुर अपने भतीजे के लिए एक च।ची 
ब्याह कर ला दें। उसका अनुतय था, “इस तरह विशागी होकर रहने से घर 
का काम नहीं चल सकता । चाचाजी को शादी करनी ही होगी और घर- 
परिजन का भार अपने कनन्‍्धरों पर लेता हो पड़े गा । 
चाचा-मतीजे के बीच के इस विवाद को सुनकर परिवार के समी सदस्य 
उत्साह से मर गए। तय हो गया कि सब लोगों के श्रनरोध को ठक्रा कर 
श्री राम ठाकुर का कुआरा बने रहना उचित नहीं । विवाह क्राये बिना 
श्री राम ठाकुर को उनके स्वजनगण छोड़ नहीं सकते । भतीजे ने तो अपने को 
दांव पर ही लगा दिया । ठाकुर के पाँव दोनों हाथों से पकड़ कर वह धरती 
पर लेट गया और कहने लगा कि अपने म्‌ ह से जब तक श्रोराम ठाकुर 'हाँ' 
नहीं कह देते तब तक वह भूमि-शय्या का त्याग नहीं करेगा । ठाकुर ने बहुतेरे 
तक दिये, भ्रनुतवय-वितय किया, किन्तु सब व्यर्थ । भतीजे की जिद टलनेवाली 


. नहीं । 


राम ठाकुर ] | २११ 
अब तो ठ कुर महाशय बड़ ही असमंजस + पड़ गये । क्‍या किया जाय ? 
इस प्रइन का कोई उत्तर नहीं मिलता ' लोगों ने मिलकर इस तरह से जकड़ 
लिया है कि उन्हें निस्गाय हो जाना पड़ा | श्रन्त में उन्हें श्रपती सहमति देनी 
ही पड़ी । घर के लोगो से कहा, “अच्छा ठीक है, अब तुम लोग जरा श्रच्छी 
तरह से देखभाल करके कन्या की खोज तो करो ! 
थोड़ी देर ठहर कर उन्हें कोई वात श्रनायास याद आई । बोले, “अजी ! 
एक बात मले याद आ गई । कलकत्ते में कृष्ण बाबू नाम के एक इन्जीनियर 
साहव हैं। उनकी दिली हसरत है कि वे कन्यादान करें । मैं उन्हें वचन भी 
दे चुक्ला हुँ कि यदि शादो करनी ही होगी, तो उन्ही को कन्या से करूँगा । 
न हो, तो उन्हीं को इस सम्बन्ध में एक पत्र लिख डालो ।” 

उसी दिन लोगों ने कृष्ण बाबू की कन्या के पाणिग्रहण के प्रप्तंग से 
परिवार की प्रार्थना, पत्र के जरिये, मेज दी । इसके बाद बहुत दिन बीत गये, 
किन्तु कलकत्ते से कोई उत्तर नहीं आया । इसी के बीच ठाकुर महाशय को 
अयवानक घर से गायब हो जाने का मौका मिल गया । 

एक महीने से ज्यादा समय बीत जाने पर कृष्ण बाब्‌ का प्रत्याशित 
पत्रोत्र आा पहुँत्रा। उन्होंने उत्तर में लिखा था, “ठाकुर महाशय कृपा कर 
मेरी कन्या का पाणिग्रहण करंगे, यह जानकर श्रत्यधिक आह्वादित हुम्ना । 
इसे सौमाग्य हो कहा जायगा कि उनका वंश धन्य होने जा रहा है ।” प्रागे 
चलकर उन्होंने कैफिव्त दी कि चकि कनकत्ता प्लेग के प्रकोप से आक्रान्त हो 
गया था, इसलिए वे साारिवार शिमला चले ग्राये हैं, अन्यथा उत्तर देने में 
इतना विलम्ब न होता ।* 

कहना न होगा कि कृष्ण बाबू के मावो जामाता तो इस बीच ही सुयोग 
पाकर कहीं चले गये हैं। इस समस्या का समावात कंसे हो ? ठाकुर महाशय 
के इस सुचतुर श्रभिनय का वर्णन प्रत्यक्षदर्शी की हैसियत से श्री महेन्द्र चक्रवर्त्ती 
ने इस प्रकार किया है-- 

“इस विवाह के प्रसंग में ठाकुर महाशय एक अद्धूत रसिकता की 
प्रवतारणा कर गये थे, जिपका रसात्वादत अरे तक जनसाधारण के द्वारा 
किया जाता रहा । कमी-क्मी रात में विछावन पर बठे-बेठे वे उस विवाह 
की कथा कहने लग जाते और हम छोटे बच्चों के मन में उस कथा को सुनते 
रहने का प्रपार उत्साह उमड़ ग्राता। पहले तो वे कृष्ण बाबू श्रौर उनकी 
कन्या के प्रसंग में बताते कि कन्या अति धमं-परायण थी; सच्चरित्रता फो 
मूंत्ति। वह मी योगाम्यास किया करती थी । इसके बाद विवाह की कथा 
शुरू होती । शादी तो कलकत्ता में होती ठहरी है । हमलोगों को उस विवाह 


२१२ ] [ भारत के सट्टान साधक 


में बरात वनकर जाना है। कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है। थोड़ी-सी भी 
चुक होने पर संकट में पड़ जा सकते हैं। इसलिए वहाँ खूब सावधान होकर 
रहना पड़ेगा और क्ृष्ण बाबू तो बहुत बड़े आ्रादमी हैं। हमलोग उनके सामने 
खर-पात के वरावर हैं। इसलिए हमलोगों को खूब भव्य-सभ्य होकर 
चलना पड़ेंगा। यहाँ जो घर-द्वार है, घाट-बाट हैं, उनकी सफाई में मो पहले 
सेही लग जाना पड़ेगा। एक नया घर मो तो बनाना पड़ेगा ! दस 
तरह की कितनी ही बातें ठाकुर महाशय कह जाते । 

*“हमलोग अबोघ वालक ठहरे । सो, कई दिनों तक घर-द्धार की सफाई 
में दिन भर योगदान करते ग्रोर रात में श्रद्धूत शहर कलकत्ते के सपने देखते 
रहते । इसका पता तो अब चला है कि यह उनकी लोला थी । हमलोग 
तो चींटी से मी गये-बीते हैं, मगर अश्रश्नमेदी विशालकाय बचल-श्रटल हिमालय 
को श्रपनी जगह तल डिगा देने का होसला रखते हैं । धृष्टता भौर किस कहते 
हैं? व्याह को कथा कथा हो रह गई । बहुत दिनों तक यह भी पता नहीं 
चला कि ठाकुर महाशय कहाँ हैं ? कहीं हैं मी या नहीं | ” 

१६०३ ३० में ठाकुर महाशय की माता का स्वगंवास हो गया। उस 
समय ठाकुर महाशय काशी घाट में रहते थे। माता के शरीर-त्याग को 
खबर उन्हें वहीं मेज दी गई, पर न तो वे श्राये ग्रोर न उनका कोई उत्तर 
मिला । 

माँ के देह-त्याग के कुछ हो समय वाद ठाकुर भहाशय दक्षिण भारत की 
यात्रा पर चल पड़ । लगभग डेढ़ वर्ष तक वे दक्षिण भारत के तो्थों की 
परिक्रमा करते रहे । फिर पैदल ही १६०७ ई० में लौट कर बंगाल पहुँचे । 
इस यात्रा के बाद उन्हें फिर कभी लोकालय से वाहर जाते नहीं देखा गया ॥ 
जन-साधारण के बीच रहकर जन-कल्याण के महात्रत में ही जीवन के शेष 

दिन उन्होंने व्यतीत किये । 

दक्षिण मारत की तीथ॑ंयात्रा से लोटने के बाद श्री श्रीराम ठाकुर कुछ 
दिनों के लिए श्रपने जन्म-स्थान--डीडगमानिक में श्रवस्थान करते रहे । इस 

प्रवधि के उनके देनन्दिन जीवन के सम्बन्ध में उनके उपयुक्त पअ्रातुष्पुत्र ने 
इस प्रकार लिखा है - 

“इस दफा ठाकुर महाशय एक दृष्टि से निष्क्रिय रह रहे हैं। सन्ध्या- 
वन्दन, पूजा, ध्यान-घारणा एवं योगाम्यास की पहलेवाली दिनचर्या हठात रुक 
गई है। बोलते तो वे पहले मो कम थे, इस बार उनकी अ्ल्पभाषिता में 
ओर श्रधिक वृद्धि हो गई है। बीच-ब्रीच में पड़ोस के श्रात्मीय जनों के 
पास आना-जाना जरूर होता है। किन्तु किसो भी जगह पर श्रधिक समय 


राम ठाकुर ] [ २१३ 


तक ठहरना संभव नहीं होना । भोजन के नाप पर गूलर, करमी-साग और 
तिल कमी-कभो ग्रहण कर छेते हैं। देश के श्रधिकांश लोग उन्हें देखकर 
पहचान नहीं पाते । वे मन-हो-मन इतना ही कहते--'राघा-माधव विद्यालद्धार 
का पुत्र निरुद्देश्य धूमब्राम कर लौट तो आया है ।” किन्तु उसी राम के रूप 
में जो रत्त है, उत्तक्की कीमत लोगों को मालूम नहीं । पर कोई-कोई फिर 
भी देखने श्रा-जाते हैं। उनमें से अधिकांश लोगों को समस्या है शारोरिक 
व्याधि के निवारण के लिए जादू-मन्त्र का प्रयोग प्राप्त कर लेना । घम-पिपासु 
होकर राम ठाकुर के पांधत गानेवाले लोगों की संख्या अत्यल्प है। मगर, 


जो जिस माव को लेश्वर ग्रतता है, राम ठकुर उसके श्रति उसी भाव से बात 
कर लेते हैं ।* | 


शने:-शर्ने: निष्क्ियता की यह अ्रवधि भी व्यतीत हो जाती है। अब 
राम ठाकुर बंगाल ओर प्रासाम के अनेक स्थानों में घम-फिर रहे हैं। इसके 
साथ ही उनका नाम भी हर ओर पे उजागर हो रहा है । अ्त्र आर्त्तों और 
मुमुक्षुओं के परम आश्रय के रूप में वेअमिनात हो उठे हैं। प्रच्छन्न 
महानब्रद्मत्त साघक के जीवन में इसके साथ-साथ शुरू हुम्नरा है एक नतनतर 
पर्व । संसार के ताप से तापित मानव-समाज के हर दरवाजे पर वे घूम- 
घूमकर दस्तक देते फिर रहे हैं। कल्पाणमय शान्तिजल से समी दिशाश्रों 
को ठंड़क पहुँचाना ही जंसे उनका एकमात्र काम रह गया हो। श्रार्त्तों को वे 
आहष्वस्त करते प्रौर मुमक्षुओं को मुक्ति का पथ बता जाते । 

महाशक्तिवर गुरु की कुपा से जो दोक्षा-बीज राम ठाकुर को आधार के 
रूप में प्राप्त कर पुष्पित श्रोर फलित हुआ है, उसे भी उन्होंने अपने कुछ 
चिह्नित शिष्यों के मीतर नये सिरे से प्रतिष्ठित करना छ्ुरू कर दिया है । कुछ 
माग्यवानों को उनसे बोज-मंत्र की दीक्षा भो यथासमय प्राप्त हो गई । जन- 
साधारण के त्रिए श्री राम ठाकुर का कृपामय रूप नाम्र-संकीसंन के रूप में 
प्रकाशित हो रहा है। नाम-मंत्र का दान वे उदारतापूर्वंक करते रहे । 
भ्राश्रय-प्रार्यी मक्तों के लिए उन्होंने एक ऐसी शहज व्यवस्था प्रर्वात्तत कर दो, 
जिसमें निगूढ़ यौगिक अनुष्ठान, तांत्रिक साधना और कठोर तपस्या की 
दुःसाध्यता न थी। नाम-घर्म श्रोर सत्यतारायण-पूजा का प्रचार जननसमाज 
के बीच श्री श्रीराम ठाकुर के द्वारा बड़े पेमाने पर प्रचारित हुईै। एक 
सहज उदार और सावंजनिक धर्माचरण का सरल पथ उन्होंने जन-समाज 
में शने:-शने: प्रशस्त कर दिया । 

ठाकुर महाशय द्वारा प्रचारित सार्वजनिक घर्मादश झौर साधन-पथ के 
सम्बन्ध में डा० प्रमातेश चक्रवर्ती ने इस प्रकार लिखा है +- 


२१४ ] | मारत के महान साधक 


"ठाकुर महाणय कहते हैं, नित्य वस्तु किवा स्वभाव-स्वरूप की प्राप्ति न 
करने पर दुःख मे छटकारा पाने का कोई दूपरा उपाय काम नहीं आता । 
अपनी कतु त्व-बुद्धि का यदि पूरे तौर पर विसजंन नहीं हो गया हो, तो 
शान्ति को प्राप्त करता अमसम्मवर दै । नित्य वस्तु क्या है ? जिसे किसी 
प्रकार से कमी मी त्यागा नहीं जा सक्रे, बही तो है नित्य । जिस्ते पा लेने पर 
पाप-ताप, दुःख-यंत्रणा और मय झाप हो भाग जाये, वही तो है नित्य । इस 
नित्य की उपासना ही धर्म है। प्राण नित्य है, क्योंकि उससे अलग होकर 
एक मुदुत्तं के लिए मो रहा नहीं जा सकता । यहा प्राण जगत का ग्राश्रय 
है। उसको क्रिया ओर स्पन्दन में कमी कोई विराम नहीं। प्रत्यक्षत: 

सिद्ध नित्य-तत्त्व प्राण-देवता की इसीलिए उपासना करनी होगी । बिना 
किसी का ग्राश्रय जिये किवा प्रवलम्बत किये साधन-मजन में अग्रसर होना 
संमव नहीं होता । यह आश्रय कौन हो सकता है ? वही, जो सबके आश्रय 
हैं, सवंमूतों के प्राण हैं एवं सवंत्र व्याप्त हैँ। उन्हीं का आश्चय लेना होगा । 
इसीलिए वेष्णवों ने कहा है--'आश्रय को जो मजे वाको कृष्ण नाहि तजे'। 
सर्वाक्षय स्वरूप मगवान की कथा राम ठाकुर महाशय वारवार सुनाया 
करते। कहते-इस श्राश्रय को ही तो उपनिषदों ने कहा है-- 'स्वंलोक- 
प्रतिष्ठित: ।॥' 

अति स्वामाविक भाव से नितान्‍्त स्वकीय जन की भाँति ठाकुर महाशय 
अपने भक्तों को अपनी ओर खींच लिया करते | श्रपने सान्निध्य, सहचार 
श्रौर समत्व के वीच खींच कर घीरे-धोरे उन्हें रूपान्तरित कर देते। ऐसे 
मक्तों को उपलक्ष्य बनाकर शक्तिघर महापुरुष श्रीराम ठाकुर के जीवन में 
कभी-कभी श्रलौकिक योगेशवर्य का प्रकाश दिखाई देता । 


ऐसा इतना प्रधिक 
वार हुआ कि उसकी गणना संभव नहीं । 


ब्रह्मवेत्ता महापुरुष श्रीराम ठाकुर के जीवन में योग-विभूतियाँ क्रिकरी 
को भांति सदा परिचर्या के हेतु तत्पर रहा करतीं। दूसरी ओर, महापुरुष 
के कोशल औ्रोर तत्परता में मो कमी चूक न होती। वे अपनी श्रपरिमेय 
योग-विमूति को लोक-दृष्टि से प्रच्छुन्न रखने के लिए निरन्तर सावधान 
श्रौर तत्पर रहा करते । इस सावधानता ग्रौर तध्षरता के वावजूद बीच-बीच 
में ऐशवर्य की लीला श्रजाने श्रौर अनायास ही प्रकट हो जाया करतो । कहना 
न होगा कि ऐसा तभी होता, जब लोक-कल्याण का प्रयोजन श्रौर 


शिष्यों तथा भक्तों के प्रति उनकी श्रपरिमेय करूणा को योगैश्वर्य करे सहारे 
चरिताथंता पानी होती । 


राम ठाकुर ] [ २१५ 


उस बार राम ठाकुर श्रासाम अज्चल के कुलाउड़ा नामक स्थान पर जा- 
पहुंचे । उनके रहने की व्यवस्था की गई श्रद्धालू भक्त भ्रविनाश बाबू के घर 
में । पूरा दित दर्शनाथियों की मीड़ के मारे घनिष्ठ मक्तों को साँस लेने की 
मी फुसंत नहीं मिल पाती । तभी शाम होते ही ठाकुर महाशय को चारों श्रोर 
से घेरकर वे बंठ जाया करते । अनेक वृत्तान्तों और कथाओं के प्रसंग में 
प्रश्नोत्तर का क्रम तब तक चलता रहता, जब तक कि रात भींग नहीं जाती | 
ग्रौर इतनी रात हो जाने पर उतने भक्तगण जायेंगे तो कहाँ ? श्रन्तरंग मक्तों 
ने निए्चय किया कि ठाकुर महाशय के सोने के कमरे के पास ही थोड़ी देर के 
लिए हाथ-पाँव फलाकर रात व्यतीत कर ली जायगी ॥ 
ठाकुर महाशय आँखें बंद कर विद्धावन पर लेट गये हैं। मर दिन के 
परिश्रम से थक्े सेवकों और भक्तों की मण्डली भी सोने का उद्योग कर रही 
है । अचानक दोपहर रात की नोरवता को बेघ कर ठाकुर महाशय के मुख से 
एक रहस्यमय करुण चीख निकली-- पञ्जाबी ! 
लोगों ने विस्मय के साथ ठाकुर महाशय की ओर देखा, मगर उस शब्द 
के सिवा उनके जगे होने का कोई दूसरा लक्षण दिखाई नहीं पड़ा। निकट 
जाकर भक्तों ने देखा कि राम ठाकुर करवट वदलकर गहरी नींद में, पुनर्वार 
ड्ब गये हैं । 
उस समय उक्त घटना को महत्त्व देना मक्तों को ग्रावश्यक नहीं जान 
पड़ा । वे लोग भी अपनी-ग्रपनी जगह पश जाकर सो गये । 
दूसरे दिन मध्याह्न वेला में साहबी लिवास में सज्जित एक नौजवान वहाँ 
प्राकर उपस्थित हुए और ठाकुर को मक्तिपूवंक वारम्वार प्रणाम करने लगे । 
फिर प्रणामी नजराने के तौर पर कुछ रुपये हाथ में लेकर ठाकुर महाशय के 
सामने वे खड़ हो गए और उनकी भश्रोर निर्निमेष दृष्टि से देखने लगे । 
आगन्तुक तरुण, जाति के हिसाब से, खत्री हैं और पंजाब के निवासी हैं । 
इस शहर में वे सरकारी निर्माण-कार्यों में ठकेदार की हैसियत से जीविका में 
लगे हैं। जब ठाकुर महाशय थोड़ी देर के लिए घर से निकल कर किसी ओर 
चले गये, तो प्रागन्तुक तरुण ने कल रात की एक अद्भुत घटना समपस्थित 
भक्तों को सुना दी । कया सचमुच अद्भुत थी । 
वह वृत्तान्त इस प्रकार धा-- 'रात के लगभग बारह बजे हैं। थोड़ी ही 
दूर पर आँखों के सामने नदी बह रही है श्रोर उस पर लोहे का एक प्रति 
विशाल पुल है। इसी पुल पर होकर उस पञ्जाबी नौजवान को डरे पर 
लौटना था । कार्य की ब्यस्तता को मुलाने की गरज से दिन भर में कई बार 
कई पेग शराब चढ़ाते रहने के कारण नशे की बेहोशी भी कम प्रचण्ड नहीं 


२१६ । [ भारत के महान साधक 


है। इसी मत्त दशा में पुल को पार करना आवश्यक हो गया है। श्रचानक 
मध्य धारा के पुल पर पहुंच कर शिर चकरा गया। पाँव ने भी साथ नहीं 
दिया । बीच नदी के गहरे पानी में नशे की हालत में ही तरुण पञ्जावी 
अजाने हो गिर पड़े । यह समझने में एक क्षण का मी विलम्ब नहीं लगा कि 
जीवित बचने का कोई उपाय नहीं था। इसके बाद क्या हुआ, सो पञ्जाबी 
नौजवान को समझ में नहीं आया । 

“कुछ देर तक बेहोश रहने के बाद जब संज्ञा-लाम हुआ, तब उन्हें पत्ता 
चला कि घटने मर पानी में वे सकुशल खड़े हैं! यह वात मी श्राइचयं जनक 
ही थी, क्योंकि उस नदी की घारा और पुल से देनन्दिन परिचय के कारण 
उन्हें यह मालूम था कि जहाँ वे खड़े हैं, वहाँ नदी के जल की गहराई चालीस 
फुट से तनिक मी कम नहीं होनी चाहिए। उन्हें न तो इसका पता चला कि 
पुल से वे कब नीचे आ-गिरे और जल की उतनी गहराईवाली जगह में पाँव 
रखने की जगह किस तरह सुलम हो गई + इस विचित्र स्थिति पर वे खड़े-खड़े 
चकित होते रहे । 

'अन्धकाराच्छन्त नदी की ओर निरुपाय दृष्टि से देखते थोड़ी देर तक वे 
श्रोर खड़े रहे। उद्धां? का कोई उपाय सोच पाना उनके लिए सम्भव न था । 
ऐसे समय में श्रचानक एक छोटी-सी नाव लेकर एक अपरिचित माँझी वहाँ 
श्रा-पहुंचा । उसने आग्रहपूर्वक पंजाबी नौजवान को नाव में बंठा लिया और 
नाव खेकर उन्हें किनारे तक पहुंचा कर उतार दिया। 

'पञ्जाबी नौजवान के विस्मय की सीमा तब भी नहीं रही ! भला इतनी 
रात को यह माँझी कहाँ से आ गया श्रौर किनारे पर पहुचा कर अचानक 
नौका के साथ गायव कंसे हो गया ! सभी घटनाएँ एक-से-एक अद्मृत रहस्य 
से मरी जान पड़ीं। यह भी शझ्राइचरयंजनक ही है कि उद्धार करनेवाले उस 
नाविक से उसका नाम पता पूछना भी वे मूल गये थे ।! 


पञ्जाबी नौजवान की गत रात्रि की कहानी सुनकर ठाकुर महाशय के 
भक्तों शो रात की घटना याद हो आई। ग्रचानक ठाकुर महाशय पञ्जाबी 
का नाम लेकर क्‍यों चीख पड़ थे, इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने पा लिया था। 


हु ठाकुर महाशय को कृपा-लीला की कथा याद कर पञ्जाबी नौजवान की 

आँखों से कृतज्ञत। के आँसू बहते रहे । वे अश्रु-रुद्ध कण्ठ से ठाकुर महाशय के 
प्रति श्रपनी सजल कृतज्ञता वारम्वार निवेदित करने लगे । 

कुछ समय बाद ठाकुर महाशय आसाम के लेदू नामक स्थान पर अवस्थान 

कर रहे थे । उनके ठहरने की व्यवस्था थी एक श्रद्धालु भक्त श्री नन्दलाल बाबू 


राम ठाकुर | २१७ 
के घर पर | वहाँ ठाकुरं मंहाशय को पाकर दर्शनाथियों और तत्व-जिज्ञासुओं 
की भीड़ प्रतिदिन उल्लसित होती रही । 

ठाकुर महाशय के वहाँ पहुचने के कुछ दिन पहले से ही थोड़ी दूर पर 
स्थित एक पहाड़ी से विक्रटठ चीत्कार रह-रह कर सुनाई पड़ता था। वह 
चीत्कार किसी मानव का था या किसी विकराल वन्य जन्तु का, यह बात 


समझ में नहीं श्राती थी । लोगों को यह मी पता नहीं था कि पहाड़ी के किस 
हिस्से से श्रावाज आ रही थी । 


ठाकुर महाशय के लेदू पहुच जाने के बाद से वह रहत्यमय चीत्कार और 
भी तीव्र होता चला गया । 

ठाकुर महाशय ने अपने भक्तों को बुलाकर कहा कि 'इस पहाड़ी पर एक 
विशिष्ट साघक निवास कर रहे हैं । यहाँ वे आना चाहते हैं। वे जिसी समय 
श्रायें, उन्हें मेरे पास तुरत के आना ।' 

ठाकुर महाशय के इस कथन के कुछ ही देर बाद एक भोमवय पुरुष 
विकट चीत्कार करते हुए नन्‍्दलाल बाबू के मकान के पास चले आये । उनका 
आरकार-प्रकार जेसा डरावना था, उनकी वेश-मूषा भी उतनी ही भयावनी 
थोी। लम्त्रा-चौड़ा विशाल शरीर श्रन्चक्वार की तरह कृष्ण वर्ण का था। दो 
बड़ी-बड़ी लाल आँखें मी वंसी ही मयंक्र लग रही थीं। शिर के वाल उलसल्े 
हुए थे । वस्त्र के नाम पर केवल एक लंगोटी थी। दोनों कानों में हड्डो के 
बने कुण्डल झूल रहे थे । गले में भी अस्थि-खण्ड की ही माला थी। देखने 
से सहज ही आमास होता था कि वे कोई अघोर पन्यी या वामाचारो 
तांत्रिक हैं । 

मकान के पास आकर उस अद्मृुत साधक पुरुष ने गर्जन करते हुए 
कहा, “मेरा नाम चेतन है। मैं ठाकुर रामचन्द्र के साथ मिलना चाहता हूँ ।” 

उनके कहने मर को देर थी कि राम ठाकुर महाशय के पास उन्हें भक्तों 
के द्वारा ले जाया गया । वह मीमकाय साधू ठाकुर महाशय के चरण प्रान्त 
में साष्टाड़र दण्डवत्‌ करते हुए लेट गये । प्रणाम और स्तुति करने के बाद 
साधक महाशय ने चेन की साँत्त लेते हुए कहा, “आज़ चतन को मुक्ति मिल 
गई ।*” 

ग्राइचयं की बात यह थी कि आगन्तुक साधक के साथ ठाकुर महाशय की 
कोई बातचीत नहीं हुई । दोनों आमने-सामने मौन भाव से श्रवस्थित रहे । 
इसके बाद साधक महाशय शिर झ्ुकाकर वहाँ से चुपचाप चले गये । 


११/२८ 


२१८ | | भारत के महान साधके 
विस्मित भक्तों का कुतृहल शानन्‍्त करने के लिए, तांत्रिक साधक के चले 
जाने के बाद, ठाकुर महाशय ने सिर्फ इतना ही कहा--“ये चेतन एक महान 
दाक्तिधर पुरुष हैं। आज इन्हें इनका श्रमीष्ट प्राप्त हो गया ।” 
एक ऐसी ही घटना ठाकुर महाशय की जन्ममूमि डीडगमानिक के निकट- 
वर्ती गाँव स्वणंखोला गाँव की है । वहाँ कालिदास कूड़ि नामक एक भक्त 
निवास करते थे। जिस समय वे कलकत्ता छहर में थे, उन्हें सांघातिक ज्वर 
ने शय्याग्रस्त कर दिया था । डाक्टरों ने चिकित्सा में कोई कसर नहीं छोड़ी । 
मगर, रोगी को हालत दिन-दिन बिगड़ती ही चली गई । 
कालिदांस कूड़ि उस द्वालत में मी कमजोर शआ्रावाज में बारंबार एक ही 
बात दुहरा रहे हैं--“पता चला है कि राम ठाकुर महाशय इस समय इसी 
शहर में कहीं ठहरे हुए हैं । तुमलोगों में से कोई जरा उनके पास जाओ, ताकि 
उनके चरणों के दर्शन कर सक्‌ । यदि ऐसा न होगा, तो मैं शान्तिपृवंक शरीर- 
त्याग नहीं कर सक्‌ू गा 
कितनी व्यक्ति को ठाकुर महाशय के पास मेजा मी गया। उस व्यक्ति के 
मृख से रोग-ग्रस्त कालिदास कू ड़ि की ग्रातुरता श्रौर भ्रन्तिम इच्छा सुन लेने 
के बाद ठाकुर महाशय बोले--''ठाक है, तुम जाओ | मैं कमी श्राकर उसे देख 
लूगा । 
लेकिन दूसरे दिन मो ठावुर महाशय को किसी दूसरे काय॑ में हो व्य्ष्त 
देखा गया। कालिदास क॒ंड़ि के आआात्मीय स्वजन और बन्धु-बान्धव को 
निराशा प्रौर निरुपायता की कोई सीमा न थी। लोगों को आइचयं तब हुआ। 
जब श्रन्तिम निःशवास छोड़ते के पहले रोगी ने अवानक जोर से कहा-... 
“अजी ! तुमलोग जरा रास्ता छाड़ दो । हमारे ठाकुर महाशय आ रहे हैं 
प्राखिर उन्होंने यहाँ श्राने की कृपा कर दो ।? । 
मृत्यु की प्रतीक्षा में कुम्हलाये हुए मक्त की आाँखों में दिव्य प्रानन्‍द को 
छटा उद्धासित हो उठी । इसके थोड़ी ही देर बाद वह बिर निद्रा में सदा के 
लिए निमग्न हो गया । 
. कालिदास कूड़ि की जिस दिन मृत्यु हुई, उसके एक दिन बाद किसी भक्त 
ने ठाकुर महाशय कै प्रति उपालम्भ दी दुःख प्रकट करते हुए कहा-- 
“हाय ! कालिदास बंचारे की बड़ी इच्छा थी कि मरने के पहले वह शआ्रापके 
चरणों के दर्शन कर ले। प्रापते मो वहाँ जाकर उसे देख छेने की श्राश्वासन 
संवादवाहक को दिया था, किन्तु वैसा कुछ हुप्ना नहीं ।” 
ठाकुर महाशय ने झान्त स्वर में उत्तर दिया--''मैं तो कल कालिदास 


को रोग-शय्या के पास उपस्थित हुआ था । मैंने उसे और उससे मुझे देख मी 
लिया ।' हु 


राम ठाकुर ] [ २१६ 


अब लोगों को पता चला कि भक्त कालिदास की अन्तिम इच्छा ठाकुर 
महाशय न सचमृच पूरी कर दी थी। भले ही प्रन्‍न्य लोगों ने न देखा हो 
लेकिन अपरिमेय योगशक्ति के बल पर ठाकुर महाशय कालिदास कोड़ि का 
सिरहाने में सूक्ष्म शरीर से उपस्थित अवश्य हुए थे और मप्रष' ने उनके 
दर्शन कर लेने के बाद ही शरीर -त्योग किया था । 


अजमेर के सेठ शिवराप और उनकी पत्नी दुर्गाषणि के जीवन में ठाकुर 
महाशय का श्रवतरण भी बड़े श्रलौोकिक ढंग से हुआ था । सेठ दम्पति के 
घर में धन-दोलत और सुख-ऐश्वयं की कोई कमी न था। पुत्रों और कन्याग्रों 
की भी कमी नहीं थी | दिन बड़े ग्रानन्द से कट रहे थे। एक दिन अचानक 
सेठजी की इच्छी हुई कि पत्नी को साथ लेकर एक फोटो खिचवा लेना 
चाहिए । परिणत वयस में दाम्पत्प जीवन की मबुर छवि को चित्र के रूप में 
जुगा रखना उन्हें अदानक ही ग्रावश्यक्त जान पड़ा था । 

एक बड़े शहर से कुशल फोटोग्राफर को बुलाया गया। काफी कला- 
कोशल का प्रदर्शन करके दम्पति का फोटो उससे यंत्र के सहारे खींचा, किन्तु 
जब फोटो निगेटिव से उतारे गये चित्र को रासायनिक क्रिया के द्वारा घोकर 
साफ किया जाने लगा, प्तो एक विचित्र छवि देखी गई । पति शौर पत्नी 
दोनों के चित्र तो थे हो, लेविन दोनों के बीच मे खड़ एक भ्रपरिचित 
पुरुष । उन्हें पति-पत्मी दोनों में से एक भी नहीं पहचानते थे। ये बीच में 
कहा से भ्रा गये, यह प्रश्न उठा | दोनों हो सोचने लगे कि इस व्यक्ति को कहीं 
देखा भी हो, तो भ्रब' स्मरण नहीं है । 

इसके बाद दोनों के मन में उस पुरुष के प्रति दुनिवार आक्रषंण दिन-ब- 
दिन प्रबल होने लगा । रह-रहकर उनकी आकृति आँखों के सामने प्रकट हो 
जाती श्रौर उन्हें गम्मीर भाव में तन्‍्मय कर देती । उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा 
कि चित्र में जिस पुरुष की आक्ृति अनायास थ्रा गई है, वे उत दोनों के परम 
हितेषी कोई सिद्ध महापुरुष हैं। जन्म-जन्मान्तर के किसी पुण्य के फलस्वरूप 
वह ग्राकृति श्राप ही उमर आई है, ऐसा मान लेना उनके लिए अनिवाये हो 
गया । 

घोरे-घीरे सेठ दम्पति के हृदय में बड़ी तीव्र भावना जग पड़ी कि वक्त 
पुरुष को किसी भी उपाय से कहीं-न-कहीं जाकर अवश्य दू ढ़ लेता चाहिए । 

घर के परिजन और बन्धु-बान्घव सेठ दम्पति के इस नवीन संकल्प को सुन- 
कर चकित हो उठे । उन्हें इस खब्ती से कठिनाई होते लगी । मगर सेठ दम्पत्ति 
को उस संकल्प से डिगा पाना उनके लिए संभव नहीं हुभ्ना। भ्रन्तत; एक 


२२० ] [| मारत के महान साधफ 


दिन ठीर्थ-यात्रा का कार्यक्रम बनाकर सेठ शिवराम शअ्रपनो पत्नी के साथ घर 
से बाहर निकल पड़े औौर उ क्त श्रलोकिक महापुरुष के अनुसन्धान में संलग्न 
हो गये। वे जहाँ जाते, फोटो में अंकित महा पुरुष की आकृति से मिलती- 
जलती आकृति का पता आस-पास के लोगों से पूछते । संघान न मिलने 


पर भी निराश नहीं होते । यही काम उनके लिए ज्ञान और ध्यान का स्थायो 
विषय बन गया । 


दीर्घ काल तक इस प्रकार के स्मरण, मनन श्रौर निदिष्यासन के कारण 
सेठ दम्पति के लिए उक्त महापुरुष अन्ततः आराष्य और दृष्ट बन बैठे । तीर्च- 
स्थानों में दर्शन, पुजा और घ्यान के बाद उस चित्र को-निकाल कर एक बार 
देख लेना उन दोनों के लिए श्रावश्यक हो जाता । चित्र को देखने के वाद 
उनकी आँखों से अनायास ही प्रेमाश्नु बहने लगते। इस प्रकार तीरथय। भरा 


के मार्ग में हो लगभग पन्द्रह वर्ष व्यतीत हो गये, किन्तु उक्त महापुरुष को ढद"ह 
पाना उनके लिए संमव नहीं हुआ । छः 


बढ़पे की उम्र में घर छोड़कर दिन-रात यात्रा-पथ पर संलग्न रहना 
किस तरह और कवतक संभव है, यह प्रधन एक दिन सेठजी के मन में 
तो हार कर वे स्त्रो-सद्दित काशी में ही बस जाने का निश्वय कर च 
काशी में उनका नित्यकर्म था बड़े तड़के उठकर ग॑गा- हि 
लेना । इसके बाद जप-ध्यान के पदचात भोजन कर सेठ 
साथ उस्नी चित्रवाले महापुरष की खोज में काशी की ग 
छानते रहते । इसी तरह समय व्यतीत होने लगा । 
काशी-वास में भी अनेक वर्ष व्यतीत हो गये । सेठ दम्पति को प्राश 
टूटने लग गई है। प्रव तो उनके वृद्ध शरीर में इतनी भी सामथ्यं नहीं है कि 
वे पैदल गंगा-तट तक जा सकें। गंगा-स्तान करने के लिए भी अत उन्‍हें 
पालकी का सहारा लेता पड़ रहा है, मगर ग्राइचयं की बात है कि निराश 
प्रौर श्रान्ति से भरे बुढ़ापे की ग्रवस्था में ही एक दिन गंगा-तट के मार्ग कि 
उन्हें वह महापुरुष अनायास दिखाई पड़ गये । ठीक उसी तरह पे, जिस त 
कि श्रनायास और भ्रजाने ही वे एक दिन चित्र में भ्रंकित हो गये शे । हे 
दम्पति यह देखकर आनन्द से विह्चल हो गये कि उन दोनों के फोटो ग्राफ में 
जो महापृरुष अदृश्य होकर अवतीर्ण हो श्राये थे, वे हो उन दोनों के सामने 
दृश्य शरीर के साथ खड़ हैं। बाद में उन्हें यह भी पता चला कि यह महा हि 
कोई ग्रन्य व्यक्ति नहीं, स्वयं राम ठाकुर ही हैं। + दउदप 
दोनों पति-पत्नी पालकी से उतर कर ठाकुर महाशय के चरणों 
गये । उनकी रुलाई और आनन्द के श्रश्न, रुकना ही नहीं चाहते । 


उठा, 
के थे। 
स्नान और तपंण क्र 
जी अ्रपनी पत्नी के 
ली-गली को मर दिन 


पर लेट 
इस दृद्य 


राम ठाकुर ] [ २२१ 


को देखने के लिए काशी की उस गली में मीड़ इकटठी हो गई । सेठ दम्पति 
को भ्रमीष्ट-सिद्धि तो हो गई, पर महा!पुरुष के चरणों फो छोड़कर उन्हें वापस 
लोदते नहीं देखा गया। वाद में पता चला कि सेठजी पत्नी के सहित वहीं 
दण्डवत्‌ मुद्रा में लेटे-लेटे शरीर का त्याग कर चुके हैं। ठाकुर महाशय का 
दर्शन प्राप्त करना उनके जीवन का चरम अमीष्ट था। उस अभीष्ट-पूरत्ति 
के पश्चात उनके प्राक्तन कम-मोग की घड़ी निःशेष हो गई और उन्हें 
महापुरुष की कृपा से मुक्ति प्राप्त हो गई । 

ठाकुर महाशय ने स्वयं मणिकरणिका घोट पर जाकर घीर श्लौर निविकार 
चित्त से अपने हाथों सेठ दम्पति के मृत शरीर का अग्ति-संस्कार सम्पन्न 
क्रिया । अ्रन्त्येष्टि हो जाने के पश्चात वहाँ से चुपचाप उठकर वे देखते-देखते 
ही कहीं चले गये । जैसे उन्हें कित्ती ने आते नहीं देखा था, वेसे ही अन्तर्घान 
होने के पव्चात्‌ भी वे काशी में फिर देखे नहीं गये । 

सेठ शिवराम और उनकी पत्नी दुर्गामणि देवी की निष्ठा, श्रात्म-समर्पण 
और दइष्ट के प्रति एकात्मता की यह कथा काशी में कानोंकान फेल गई । 
राम ठाकुर के द्वारा शरणागतों पर की जानेवाली कृपा की ऐसी श्रगणित 
कथाएँ भ्रव तक लोक-प्रचलित हैं ! 

ठाकुर महाशय के भक्त आवचाये इन्द्रमूषण वन्दोपाध्याय ने अपने अनुभव 
के आधार पर एक अन्य मनोरम वृत्तान्त का विवरण दिया है । एक दिन की 
घटना है फि शाम होने से पहले ही इन्दु बाबू का शिशु-पुत्र कीं खो गया । 
फलकत्ते के लिए इन्दु बाबू का परिवार हर दृष्टि से नवागत था। घाट-बाट 
का कोई पता परिवार के किसी सदस्य को उस समय तक ठीक-ठीक न था। 
घर के सभी लोग बच्चे के खो जाने से चिन्तित थे। चारों तरफ दोड़-धूप 
जारो हो गई । 

राम ठाकुर उन दिनों पड़ोस के ही एक मक्त के घर पर वहीं ठहरे थे। 
इस संकट की कथा उन तक पहुँचा दी गई, तो उन्होंने कहा, “डरने की बात 
नहीं है । थोड़ी-सी खोजबीन होते ही बच्चा मिल जायगा ।* 

इन्दु वाब्‌ इतने चिन्तित हो गये थे कि तमाप्त देनिक पत्रों भें बच्चे के 
खो जाने की खबर छुपवा दी गई। थाना-पुलिस को भी सूचना दो गई और 
घाट-बाट में खोज करनेवालों को मी हर ओर मेजा गया । श्रर्थात्‌ पिता 


की ओ्रोर से हर उपाय का सहारा पुत्र को खोजने के क्रम में लिया जा 
चुका था । 


इसी बीच एक भद्र पुरुष को खोया हुग्ना बच्चा रास्ते में कहीं दिखाई पड़ 
गया । पूछताछ करने पर पता चला कि राह भूल जाने के कारण वह भ्रबोध 


२२२ ] | भारत के महान साधक 


बालक जहाँ-तहाँ मटक रहा है। वे उस बच्चे को लेकर पास के थाने पर 
गये और वहाँ वच्चे को रख श्राये । दूपरे दिन अखबार में बच्चे के खो 
जाने का विज्ञापन देखकर वह भद्र पुरुष इन्दरु वाबू के घर पर भी जा पहुंचे 
श्रौर उन्हें पूरी बात बतला दी। इस तरह खोया हुआ पुत्र इन्दु बाबू का 
पुनः प्राप्त हो गया । 

वन्दोपाष्याय महाशय ने इस व॒त्तान्त के प्रसंग में इस प्रकार लिखा है-- 


“बच्चे को खिला-पिला कर पलंग पर लिठा देने के बाद उसको माँ ने 

बच्चे से पूछा, 'क्योंजी ! तुम इतनी दूर राह में जहाँ-तहाँ मठकते रहे * क्‍या 
तुम्हें मय नहीं हुआ ?” उत्तर में बच्चे ने कहा, “डर क्‍यों होता ? ठाकुर 
महाद्य तो मेरे साथ-ही-साथ चल रहे थे। जहाँ राह में बड़ी मीड़ रहती, 
वहाँ मेरा हाथ पकड़ कर वह इस पार से उस पार मुझे खुद पहुँचा देते थे । 
हाँ, राह में जब॒ एक मद्र पुरुष ने मुझमे पूछताछ की ओर मुझे वे अपने 
साथ ले गये, तमी से ठाकुर महाशय कमी दिखाई नहीं पड़े हैं ।। जितनी 
बार भी पूछताछ की गई, बच्चे ने यही उत्तर दुहरा दिया। पाँच वर्ष का छोटा- 
सा बालक बात बनाकर ठाकुर महाशय की महिमा का बखान कर रहा 
होगा, ऐसा सोचना कल्वनातीत है। इर्सालए यह निशचत हो गया कि स्वयं 
ठाकुर महाशय वालक के साथ-साथ रहकर अदृश्य भाव से रास्ते में उसकी 
रक्षा करते रहे और मद्र पुरुष के पहुँच जाने पर वे आश्वस्त हो गये कि 
ग्रव॒ बच्चे की रक्षा स्वतः हो जायगी । इसके बाद ही वे वहाँ से गायब हो 
गये होंगे । कहता न होगा क्रि बच्चे को उक्त प्रकार से संरक्षण देने के 
वावजद वे सशरीर उस घर में भी साथ-साथ मौजूद थे, जिस घर में उनके 
मति बाव ग्रथने डिक्शन लेने वाले मकान में उन दिनों रहा करते थे । 


ठाकुर महाशय के एक ग्नन्य भक्त थे प्रभात चन्नवर्ती। एक वार 


उनके घर पर मी ठाकुर महाशय का अलौकिक श्राविर्भाव हुम्ना था और इन्दु 


बाब्‌ उपके प्रत्यक्षदर्शी ये । उन दिनों प्रभात वाब्‌ के घर के तीन सदस्य 
सांघातिक चेबक रोग से ग्राक्रान्‍्त हो चुके थे। घर के वाहर बँठक़ पें बैठ 
कर इन्दु बाब श्रोर प्रभात बाबू उसी प्रध्तंग में चिन्ताकातर हो रहे थे । बीच- 
बीच में रोगियों के उपचार के प्रसंग में मी बातचीत चल पड़ती थी । इसी 
बोव देखा गया क्रि ठाकुर महाशय पदर दरवाजे पे अहाते के भीतर वेठकर 
वबरामदे को पार करते हुए सीधे भ्रन्दर चले गये । 

ग्रन्त:पुर में प्रमात वाबू की पन्‍नों तीनों रोगियों की परिचर्या में संलग्त 
थीं। दीवार के ऊपर वहीं ठाकुर महाशय की एक फ्रेमदार प्रतिच्छ्ि 


रांम ठाकुर | | २२३ 


उनके सामने लगी थी, जिसका ओर भी वे रह-रहकर देख लेती थीं। जब 
ठाकुर महाशय, को अचानक आविभू त होते हुए देखकर वे उनके बैठने का 
आप्न लाने आँगन की तरफ गईं, तब उन्हें यह देखकर आइचये हुझ्ना कि 
ठाकुर महाशय सहपा गायब हो गये हैं। सोचने लगीं, 'क्या ठाकुर महाशय 
केवल रोगियों को दर्शन देने के लिए ही अचानक आरा गये थे ?” हाथ में 
ग्रासन लिये वह खड़ी-खड़ी विमृढ़ माव से इसी प्रइन पर विचार करती 
रहीं । 

ठाकुर महाशय को घर के भीतर प्रवेश करते हुए इन्दु बाब श्रौर प्रभात 
बाबू ने मी देखा था, इसलिए वे लोग मी दोड़ कर मीतर पहुँच गये। 
प्राखिर ठाकुर महाशय के लिए उपयुक्त प्रम्यथंना की व्यवस्था उन्हें मी तो 
करनी थी ! लेकिन अचानक क्या हो गया । चारो तरफ निगाह दोड़ाने पर 
मी ठाकुर महाशय को वे मीतर के कमरों में कहीं खोज नहीं पाये । 

इस वृत्तान्त के प्रसंग में भी इन्दु बावू्‌ ने कुछ मनोरंजक पंक्तियाँ 
लिखी हैं-- 

“आँगन से लौटकर हमलोग फिर बरामदे पर आ-बंठे श्रौर ठाकुर महाशय 
के प्रलौकिक आविर्माव और भ्रन्तर्धान पर विचार करने लगे। हमारे मित्र के 
भानजे ने उस रोगाक्रानत अवस्था में ही ठाकुर महाशय को दरवाजे से होकर 
मीतर आते हुए देखा था। इसलिए ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि एक 

ही समय में पाँच व्यक्तियों को एक ही जैसा भ्रम हो गया था ! फिर हम 
लोगों ने उन्हें खुली निगाहों के सामने स्पष्ट आते हुए देखा भी तो था । 
इसलिए यह मातना ही पड़ेगा कि ठाकुर महाशय उस स्थान पर सहशरोर 
उपस्थित भ्रवश्य हुए थे, मले हौ उतका आाता-जाना पूरे तौर पर श्रलौकिक 
रहा हो । 

“बाद में पता चला कि जिस समय ग्रद्धूत घटना घटित हुई, उस समय 
ठाकुर महाशय हरिद्वार में प्रवस्थान कर रहे थे। दूसरे ही दिन उन्हें पत्र 
लिखकर घटना का व्योरा दिया गया। पत्रोत्तर मिलने पर पता चला कि 
जिस घड़ी उक्त घटना घटित हुई थी, उस घड़ी में भी ठाकुर महाशय हरिद्वार 
में ही अपने मक्तों के बीच बैठे वार्तालाप कर रहे थे। वहाँ से उनका 
कहीं आना-जाना नहीं हुआ था । कोई-कोई महापुरष एक ही समय में 
अनेक स्थानों पर विद्यमान देखें गये हैं। योग-विभूति के सम्बन्ध में ऐसा 
लोक-प्रवाद अश्रुतपृ्व नहीं कहा जा सकता। इपलिए अपने भक्त के घर में 
ठाकुर महाशय उस समय दिव्य शरीर से श्रवश्य ही आविरभूत हुए होंगे, 
ऐसा न मानने का कोई उचित कारण हमें नहीं जान पड़ा ।” 


२२४ | | मारत के महान साघक 


बाद में पता चला कि सांघातिक रोग से ग्रस्त तीन जनों के जरिये छुत 
फैलने के डर प्ले प्रमात बाबू की पत्नी वेतरह घबरा गई थीं और उन्होंने 
आत्तं होकर मन-ही-मन ठाकुर महाशय के प्रति परित्राण की गृहार की थीं । 
लोगों को, इसीलिए, यह अनुमान कर लेने को सुविधा थी कि ठाकुर महाशय 
के उस भ्रद्धूत भ्राविर्माव का कारण वे प्रमात बावू की पत्ती की उसी आत्त॑ 
प्रायंना को मान लें । 
उस आाविर्माव के रहस्य के सम्बन्ध में कुछलोगों ने, बाद में ठाकुर 
हाशय से मी प्रशत किया थ।। ठाकर महाशय ने हँस कर केवल इतना 
कहा, इस तरह की वात तो हुआ्ना ही करती है ।” 


राम ठाकुर ब्रह्मज्ञ के रूप में विश्वत महापुरुष थे । योग और तंत्र के 
छिखर पर वे श्रधिष्ठित ही! चुक्रे थ।॥ सावक जीवन की उच्चतम ऋ:द्वि- 
सिद्धि वे हस्तगत कर चुके थे। इसीलिए उनके जीवन में वारंबार आइचयं- 
जनक विमूति-लीला के दृष्टान्त उपस्थित होते रहे। ग्रात्तंजन का क्रन्‍्दन 
जब उनके हृदप्र को ग्राघात देता, तब शक्तिघर महापुछय की अदुमृत ऐश्वये- 
विमूति परित्राण बन कर प्रकट हो जाया करती । इस प्रकार जाने-ग्रजाने 
खेल-कोतुक के रूप में हो श्रनक शरणागत जन को उनकी कृपा से मुक्ति 


ग्रौर शान्ति प्राप्त होती रही । 

लोकोत्तर ऐश्वर्थ और शक्ति से सम्पन्न महापुदष का जन-साधारण के 
बोच एक दूसरा ही स्निग्घ-मधुर, करुण-सुन्दर मानवीय रूप देखा जा सकता 
था। इस मानवीय रूप में वे श्रपने भक्तों के परम बन्धु और आाात्मीय सखा 
होकर ही प्रतीत होते थे। उस समय योग ओर तंत्र-सिद्धि की विभूति की 
विद्युच्छटा का पता नहीं चलता । सहज-सुन्दर प्रेम की धारा से भीगी हुई 


घनिष्ठता श्रौर हाप्त-परिहास के द्वारा जीवन के सहज घरातल पर श्रपनापन 
प्रकट कर देना भी वंधी स्थिति में यथष्ठ हो जाता । 


ठाकुर महाशय के इस मानवीय रूप में भी मधुरता, स्निग्घता श्रौर 
सहजता का एक ऐसा उज्ज्जव प्रकाश रहा करता, जो ग्राश्रित जनों को 
प्राइवस्त और प्रसन्न कर देने के लिए पर्याप्त था। 
पंचू बाबू नामक एक सज्जन ठाकुर महाशय के बड़ वष्ंवद भक्त और 
सेवा-परायण भ्रनुचर थे । जब मा मौका मिलता, वे ठाकुर महाशय की सेवा 
का अवप्तर हाथोंहाथ उठा लेने में सबसे श्रागे हो जाते । उस बार वे घमते- 
घूमते ठाकुर महाशय के साथ ही वृन्दावन जा पहुंचे । वहाँ भक्तों और 
सेवकों की और स्थानों को तरह भीड़ ठाकुर महाशय के ग्रासपास नथी ) 


राम ठाकुर ] | २२५ 


इसलिए पंच्‌ बाब ने सोचा कि ग्रच्छा मौका हाथ लगा है। जीभर कर सेवा 
करने का लाभ श्रकेले ही उठा लेना है । 
लेकिन उनके मन की यह बात ठाकुर महाशय तांड़ गये । मोर होते ही 


उन्हें जोर-जब्रदस्ती करके, यमुना के तट की ओर मेज दिया । यमृना-प्तट 
पर जाकर शीघ्र ही स्‍्तान कर लेना चाहिए, नहीं तो धूप लगते ही बालू की 
धरती तवे को तरह जश्नने लग जायगी । ठाक्र की बात मानकर वे यमना- 
तट पर चले तो गये, लेकिन लोट कर आये, तो प्र पर हाथ रखकर बैठ 
गये । देखा कि ठाकर महाशय उनके लिए तरकारी पकाने में संलग्न हैं । 
साग-भाजी उपके पहडे ही वना चुके हैं। इतना हो नहीं, स्थान को लीप- 
पोत कर मी साफ कर चुके हैं और मात की हाँड़ी मी चढ़ी हुई है। एक 
पतीली में पक्ती हुई दाल भी टम-टम शब्द कर रही है । 

सेवा की इच्छा रखनेव्राले उव पक्त का तो होश ही गायब हो गया 
क्योंकि उसे पता था कि ठाकुर महाशय स्वयं मोजन नहीं करते। कभो 
खजूर के एक-दो फल, कुछ मुनकके प्रसाद के रूप में ग्रहण करके जल पी-लेना 
ही उनके लिए पर्याप्त है। वृन्दावन में यहो क्रम श्रन्त तक चलता रहा । 
पंच बाबू लाख-लाख चेष्टा करते, मगर उनका कोई वश चल नहीं पाता । 
ठाकुर महाशय रोज प्रात:काल उन्हें यमुना स्नान करने के लिए भेज देते 
और जब्र तक वे लौटें, तब तक सारे कार अपने हाथों ठाकुर महाशय स्वयं 
सम्पन्न कर लेते । पंच बाबू बड़े परामव में पड़ गये । ठाकुर महाशय की 
सेवा करने की लालसा पूरी करने प्राये थे, मगर उलटे ठाकुर महाशय ही 
उनको सेवा करते रह गये । 

मगर पंच बाब की विपत्ति का भ्रन्त इतने ही से नहीं हुआ । उस समय 
ग्रोष्म का समय था। धूप इतनी कड़ी थी कि दोपहर को घर से बाहर 
निकलना किसी के लिए सम्मव ही नहीं था । पंच बाबू चाहते थे कि कोई 
ऐसी वात चला दी जाप कि ताप की वह वेला ठाकुर महाशय के साथ घर 
के भीतर ही व्यतीत हो जाया करे । कभी विराम पाकर थोडोी देर के 
जिए दोपहर-वेल। में सो जाना, सो भी वन्दावन के ग्रीष्म की दुपहरी में, 
स्वामाविक ही था। बीच-बीच में पंचू बाब की आँखें, इसलिए लग जातीं 
ग्रौर नींद की झपकी वे ले-लिया करते । ऐसी हालत में चौंक कर उठने के 
बाद वे प्रचातक देखते कि ठाकुर महाशय उनके प्िरहाने में बैठे पंखाझल 
रहे हैं ग्रववा भींगे करड़ से उनका शरीर पोंछ रहे हैं । 


११/२६ 


२२६ ॥ [ मारत के महश्न साधक 


ठाकुर महाशय के हाथ से इस तरह सेवा लेता निशुचय ही पंचू बाबू-ज पे 
मक्त के लिए भयंकर श्रपराघ है- ऐसा मानकर वे हतप्रम श्रौर लज्जित हो 
जाग्रा करते। बार-बार इच्छा होती थी कि वुन्दावन छोड़कर कहीं भाग 
जाऊँ, मगर ठाकुर महाशय फो अकेला छोड़कर माग जाना भी उनके लिए 
किसी प्रकार सम्मव नहीं हुआ । 
एक दिन तो यह असमंजस भ्रौर श्रघिक असह्य हो उठा । घर का नौकर 
बीमार हो गया था। श्राज शाम को वह काम करने न आएगा। ग्रीष्मकाल 
में वुन्दावन के गहरे कुए से पानी खींचना अत्यन्त कठिन कार्य है। मुख्यतः 
इसी काम के लिए वहाँ नौकर की जरूरत सबको हो जाती है। ऐसी परि- 
स्थिति में पंच्‌ वाव्‌ करें तो क्या करें? रांत के समय तो कोई कठिनाई नहीं 
होगी, क्योंकि ठाकुर महाशय केवल एक भ्लास जल ही पीकर सारी रात के 
लिए निर््चित हो जाया करते हैं। पंचू बाब मी रात में बाजार से तरकारी 
और पूड़ियाँ खरीदकर ले ग्राते हैँ और उसी से उनका काम चल जाता है। 
मगर दूसरे दिन सुधह के वाद जल की समस्या अवश्य विक्राल हो उठेगी । 
खोज-बोन करने के बाद पंच बाबू ने देखा कि घर में रखे गये सभी घड़े 
जल से भरे हुए 5 और वाल्टियों में भी पूरा जल भरा है। यह देखकर उन्हें 
मरोसा हो गया कि इतना पानी तो कल मध्याह्न काल तक के लिए नि३चय 
ही पर्याप्त है। पंचू महाशय ने सोचा कि यदि नौकर कल समय पर पानी 
देने नहीं श्राया, तब भी श्राधे दिन का काम चल जायगा। बाद के लिए पानी 


मर लाने का काम वे किसी प्रकार स्वयं कर लेंगे । ठाकुर महाशय से जब 


उन्होंने यह बात कही, तो उनकी योजना का समथंन उन्होंने भी प्रसन्नतापूर्व क 
कर दिया । 
शाम होते पर पंचू बाबू डेरे से निकल कर बाजार की तरफ चले । थोड़ी 
ही दूर पर हलवाइयों की दुकानें हैं, जहाँसे लौटते समय वे अपने लिए 
तरकारी औ्रौर पूड़ियाँ खरीद कर ले ग्रावंगे । जब वाजार से वे लौटे और 
घर में प्रवेश किया, तो मीतर का दृश्य देखकर वे हकक्‍्के-बक्के रह गये । देखते 
हैं कि ठाकुर महाशय इसी बीच घर के हर वर्तन में प्रचर जल भर-कर घर 
को सफाई में लगे हैं । पंचू वाजू को देखते ही सब काम छोड़कर चुपचाप सिर 
झुकाकर बेठ गये, मानो किसी ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया हो । पंच 
बाबू देर तक खड़े-खड़ पछताते रहे, मगर मुह से एक शब्द भी बोल पाना 
उनके लिए संप्रव नहीं हुआ । 
ठाकुर महाशय के अन्तस्तल में अपने भक्तों, सेवकों और स्वजनों के भ्रति 
जो अगाघ प्रेम भरा था, उसको समझ पाने की शक्ति पंचू बाबू में तब तक 


राभ ठाकुर ] [ २२७ 


नथी। उन्होंने सोवा, 'मत्रा ठाकुर महाशय ने जो जल भरा है, उसका 
उपयोग अपथने लिए पंचू बाब्‌ कंसे करेंगे ? क्या ठाकुर महाशय के भरे हुए 
जल से हाथ-पाँव धोना अपराध न होगा ?” सोचते-सोचते चिललाकर बोले-- 
“यह जो इतना जल मरकर ले आये हैं, उसका कया प्रयोजन था? इतने 
जल से मेरा श्राद्ध होगा या आपका ?” ठाकुर महाशय सिर शुकाये चुपचाप 
खड़े रहे, मानो उनसे कोई अपराध हो गया हो । सारा जल फंककर पंच बाबू 
उन पात्रों को अपने भरे जल से रात मर जगकर भरते रहे । 

दूसरे दिन वे ठाकुर महाशय को पकड़कर अपने साथ वापस कलकत्ता 
चले गये । कोई भक्त चाहे भी, तो ठाकुर महाशय की सेवा कंसे वर पायेगा ? 
वे तो कुछ करने ही नहीं देते ! पंचू बाबू ने रास्ते में बार-बार उनसे इतना 
ही पुछा, “प्रापकी सेवा करना मेरा घर्मं था या मेरी सेवा करना आपका 
कत्तंव्य ??' ठाकुर महाशय ने बीर स्वर में इतना ही कद्ठधा-- “अरे, ऐसी बातों 
के लिए चिन्ता मत किया करो । इसमें कोई दोष नहीं है । 

ठाकुर महाशय को स्वयं तो कुछ भी खाने की आझ्रवश्यकता न थी, मगर 
मकक्‍तों को मूंगफली खिला देने का उन्हें बेहद शौक था । डांवटर इन्द्रभूषण 
वन्दोपाध्याय लिखते हैं--उन दिनों ठाकुर महाशय हेदो नामक स्थान पर 
रहते थे। बेंच पर मैं भी उनके साथ बैठा था । एक मूंगफली बंचनेवाला 
उधर होकर गुजरा । ठाकुर महाशय ने कहा-- 'ये दो पैसे लो और म्‌'गफली 
खरीद कर ले आओ ।” बाद में मू गफली का पूरा ठोंगा उन्होंने मेरे सामने 
रख दिया । मूगफली का एक दाना उन्होंने अपने मुख में भी रख लिया। 
शंष समी मैं खा जाऊँ, यही उनका अभिश्राय था। मैं उनकी आज्ञा मानकर 
मृ गफली खाने में संलग्व हो गया । बीच-बीच में सोचता रहा कि इस तरह 
पास में बिठाकर मुझे मृगफली खिलाने में ठाकुर महाशय को क्‍यों इतनी 
प्रसन्नता हो रही है। हृदय ने उत्तर दिया, “'मकत के प्रति महापुरुष के श्रपना- 
पत्र का यह भी एक तरीका ही रहा होगा ।* 

राम ठाकुर महाशय उस बार कलकत्ता शआ्राये, तो श्रपने एक भक्‍त के मेस 
में ठहर गये । कुछ दिनों तक वे तिजंन एकान्त में रहना चाहते थे, इसलिए 
अपने श्राने की खबर किसी को होने न दी। फिर भी दूसरे ही दिन अचानक 
एक नौजवान उनके पाप्त आकर उपस्थित हो गया । उसने ठाकुर महाशय से 
एक मक्‍त-परिवार की विपत्ति को कथा सुनाई। भक्त के पाप्त कुछ नकद 
जमा है, जिसे उप्तकी मृत्यु के बाद उसके परिवार के किम्ती व्यक्ति को तभी 
दिया जा सकता है, यदि कोई घतिष्ठ आत्मीय श्रथवा जिम्मेदार व्यक्त उसकी 
पात्रता को अदालत में जाकर प्रमाणित फर दे । 


२२८ ] | मारत के महान साघके 

यूवक को तो लगता है कि अदालत में जाकर शिनाख्त करनेवाले सबसे 
अधिक उपयक्त पुरुष ठाकुर महाशय ही हैं। इसका एक कारण तो यही है 
कि उस मृत व्यक्ति को ठाकुर महाशय बहुत दिनों से बहुत श्रच्छी तरह से 
जानते हैं और दूसरा कारण यह है कि पूरे बंगाल में ठाकुर महाशय से अधिक 
जिम्मेदार ग्रौर अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति ढ़ ढ़ने पर मी नहों मिलेगा । 
बड़ी देर तक इसके लिए ठाकुर महाशय से अनुरोध करता रहा । वह इतना 
सीघा ओर अजान था कि ठाकुर महोशय-जैसे व्यक्ति को अपने छोटे-से 
सांतारिक कार्य के लिए व्यस्त करने में किसी प्रकार के ग्रनौचित्य का भान 
नहीं कर पा रहा था। ठाकुर महाशय मो श्रदालत जाकर शिनाख्त कर देने 
के लिए तुरत राजो हो गये । उन्होंने कहा, “यह काम मेरे श्रलावा कोई 


दूसरा करे, यह अच्छा भी तो नहीं लगता ! चलो, कानून का यहू मामला मैं 
हो चलकर निपटा देता हूं ।” 


युवक 


दूसरे दिन दस बजने के पहले ही ठाकुर महाशय जामा-कुरता पहन कर 


प्रदालत में पहुँच गये श्रोर उस यूवक के इन्तजार में चहलकदमो करने 
लगे । 


संयोग को बात थी कि ठाकुर महाशय के एक सस्‍्नेहास्पद भक्‍त डॉ० 
प्रमात चक्रवर्ती उसो समय वहाँ आ-पहुँचे । ठाकुर महाशय को वहाँ देखकर 
वे अत्यन्त विस्मित हुए । उन्हें पता न था कि भक्तों के प्रात असीम प्रेम के 


कारण ठाकुर महाशय को कंप्तै-कंसे कामों में हाथ डालने की जरूरत पड जाया 
करती है । 


प्रभात बाब को सामने देखकर ठाकुर महाशय सकपका गये। पता 
नहीं, श्रव यह एक-एक बात खोद-खोदकर पूछने लगेंगे और हर वात का उत्तर 
दे पाना ठाकुर महाशय के लिए क्‍या संभव हो पायगा ? 


प्रमात बाबू ने छूटते ही पूछा-"धाप मला यहाँ इस समय क्‍या करने 
ग्राये हैं ? 


ठाकुर महाशय चुप रहे। प्रमात बाबू ठाकुर महाशय के बाल-सरल 
स्वमाव से परिचित थे। इसलिए कड़ककर उन्होंने कहा-- मैं पूछ रहा हूं 
कि इस समय इस तरह सज-घज कर कहाँ जाने को तैयारी कर रहे हैं? 
जल्दी जवाव क्यों नहीं देते ? 


ठाकुर महाशय से कोई उत्तर देते न बना । उनको चुप देखकर प्रमात 


बाबू का सन्देह ओर भी पक्का हो गया । वे बगल के एक घर में जाकर जो र- 
जोर से गरजन करने लगे । 


राम ठाकर | | २२६ 


इसी बीच ठाकुर महाशय को श्रदालत के कठघरे में ले चलने के लिए वह 
नोजवान झा पहुंचा । उसनें प्रभात वाव्‌ को अपना श्रभीष्ठ साफ-साफ 
बता दिया | सुनते ही प्रमात वाब भाग-वबृ्‌ला हो <5। उन्होने बड़ी कठोर 
माषा में युवक की भत्संना करते हुए क्ह्ा--'शरम नहीं श्राती है ? अपनी 
गरज से इतने बेहाल हो कि इतने बड़ महापुरुष को भदालत के कठपरे में ले 
जाना चाहते हो ? 

नौजवान को अपनी भूल का अहसास होने लगा । उसे पक्च्चात्ताप होने 
लगा कि सचमृच सर्वंजन श्रद्धय ब्रह्मत्त महापुरुष राम ठाकुर को अपने 
सांसारिक काय॑ के लिए अ्रदालत में खींच लाने का भयंकर दुष्कर्म वह 
करने जा रहा था । यह काम तो किसी दूसरे व्यत्ति के हवारा ही कराना उचित 
होता । 

युवक ने अत्यन्त पछतावे के स्वर में ठाकुर महाशय के पास जाकर 
निवेदन किया, “मुझे माफ किया जाय । समझ न पाने के कारण ही मुझसे 
ऐसा अपराध हो गया । अपने छोटे-से सांसारिक स्वार्थ के लिए शआ॥्राप-जंपे 
महापुर्व को अदालत क॑ श्रहाते में लाना निश्वय ही बहुत बड़ी गलती है । 
मेरी इस अविवेचना को आप कृपया क्षमा कर दें ।” 

ठाकुर महाशय ने उसे ढाढ़स देते हुए कहा, “अजी ! ऐसी कोई बात 
नहीं । इसमें पछताने का क्‍या काम है ? प्रमात बाबू का चले, तो वह तो मुझे 
कुछ करने हो नहीं देंगे । वे स्नेह के कारण इसी तरह डॉटते-बिगड़ते रहते 
हैं। तुम इसके लिए जरा भी दुःख मत करो ।” 

एक बार ठाकुर महाशय मुजफ्फरपुर के रोहिणी मजुमदार नामक अपने 
एक श्रद्धालु भक्त के घर पर आ-ठिके । उस दिन अन्य मक्‍तों की भीड़ भी 
वहीं इकट्ठी हो गई । अध्यात्म के प्रसंग में श्रौर घारमिक विधि-निषेधों के 
सम्बन्ध में एक से बढ़कर एक चर्चा होतो रहो । इसी बीच रोहिणी बाबू की 
पत्नी भ्रमावट का एक खण्ड हाथ में लेकर भा पहुँची । उन्होंने उपस्थित 
अतिथधि-मण्डली को बताया कि अ्मावट का उतना बड़ा टुकड़ा उनके घर की 
छुत पर एक कौआ चुपचाप डाल गया है। अचरज की बात यह है कि उस 
अमावट पर न तो कौए का चोंच का दाग लगा है, न चगुल का। श्रवब इस 
ग्रमावट के टुकड़े का क्या किया जाय ? समस्या यही आ गई है । 

ठाकुर ने हँसते हुए कहा-“भ्रमावट के बारे में इतनी चिन्ता करने की 
जरूरत भी क्‍या है? पवित्र चीज है। प्रसाद मानकर शिरोधाये कर लो 
और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सत्र के बीच उस असाद को बाँढ कर ग्रहण 


कर लो ।' 


२३० ] [ मारत के मह्ांन साध 

ठाकुर महाशय की श्राज्ञा मिलने मर की देर थो । कोए के द्वारा लाये 
गये प्रसाद को खाकर सभी वेहद प्रसन्न हुए । श्रमावट का स्वाद वस्तुतः 
प्रपृवं था । कौर की चोंच लगने के कारण जूठा हो गया--ऐसी कल्पना किसी 
के मन में नहीं आई । 

इसके कुछ ही दिन बाद पटना जिले के अपने एक मक्त के घर ठाकुर 
महाशय को जाना था। यथासमय वे वहाँ पहुँच भी गये। उन्हें अपने 
बोच पाकर परिवार के समी सदस्य आह्वादित हो उठे, किन्तु गृह-स्वामिनी 
जब सामने श्राई, तो वे अपने मन को कसक को छिपा नहीं पाईं। ठाकुर 
महाशय के चरणों में प्रणाम कर वे चुपचाप खड़ी रहीं। अ्जाने ही उनकी 
प्रांखों से आंसू वह रहे थे, बिन्‍हें वे श्रांचल से पोछने लगीं । 

ठाकुर महाशय उनके मन का भाव ताड़ कर स्निग्ध स्वर में बोले, 
“ग्रमावट तैयार करने के लिए जो मैंने कह रखा था, उसे कौग्रा लेकर उड़ 
गया। इसीलिए तो रो रही हो ? चिन्ता करने की कोई बात नहीं । 
कोए ने तुम्हारा वह सन्देश ठीक समय पर मेरे पास पहुचा दिया। उस 
निरपराध पक्षो १र क्रोध करने की जरूरत नहीं । उस अमावट को प्रसाद 
के रूप में श्रापय में यॉटकर पुरो भक्त-मण्डली सराह-सराह कर खा गई । 
तुम्हार। परिश्रय व्यर्थ नहीं गया । 

ठाकुर महाशय के मुह से यह लीला-प्रसंग सुनकर रोती हुई गह-पटनी 
प्रसन्नता के मारे मुझ्कुरा उठीं। किन्तु उपस्थित सज्जनों को कछ समझ में 
न आझाया। वे हकक्‍के-बक्‍्क्रे होकर ठाकुर महाशय के मुह को तरफ ताकने 
लगे । बाद में पूरी वात जानकर उन्हें ठाकुर महाशय को क्ृपा-लोला का 
यह रहस्य मालूम हो गया कि पटने जिले के उस गाँव से श्रमावट का टकड़ा 
लेकर कोई कोआ मजफ्फरपुर के रोहिणी मजुमदार के घर पर यथासमय 


किस तरह पहुंचा आया था । 
पूरी बात इस तरह थी। लगमग एक पखवारा पहले उक्त महिला 


प्रमावट का एक टुकड़ा बड़े यत्त से ठाकुर महाशय के निपित्त तैयार किया 
था। बड़ी ग्राकांक्षा थी कि ठाकुर महाशय ग्रायंगे, तो उनके सामने नैवेद्य के 
रूप में अम्ावट का टुकड़ा वह श्रपने हाथों अस्तुत करेगो । उस्च दिन धप 
में सूखने के लिए अ्रमावट के टुकड़े को उसने श्रॉगन में डाल दिया था कि 
प्रचानक ही एक कोग्रा कहीं से उड़कर आया भौर उतने बड़े टकड़े को 
चोंच से उठाकर देखते-देखते गायब हो गया | ठाकुर के नैवेद्य को कौम्मा 
इस तरह चुराकर जूठा कर दे, यह भ्रपशकुन की बात जान पड़ो । इसी 


राम ठाक्षुर | [ २३१ 


कारण ठाकुर महाशय को देखहर वह रोने लगी थी । लेकिन पूरी फहानी 
सुन लेने के बाद वह बेतरह ग्राह्न[दित हो उठो । 

महिला को यह समझते देर नहीं लगी कि ठाकुर महाशय भक्तों के अन्तर 
वे दुःख का हो निवारण नहीं करते, वे अपनी योग-विमूति के द्वारा उसके 
प्रेम को मी ग्रहण कर लेते हैं। ठाकुर महाशय स्वयं तो मोजन करते नहीं, 
किन्तु-मक्त महिला की अभमिलाषा पूत्ति के लिए उन्होंने कौए को दूत बनाकर 
ग्रपना नेवेद्य ठीक समय पर मंगवा लिया था । 

ठाकुर महाशय की इस कृपा-लीला की कहानी सुनकर उपस्थित भक्तों 
की आँखें ग्रानन्दाश्रु से छलछला उठीं । 

ठाकुर महाशय के अलौकिक ग्राविर्माव के सम्बन्ध में भक्तों के बीच 
असंख्प ग्राइवयंजवक प्रनुश्नुतियाँ प्रचलित हैं। मक्तों के जीवन में उनको 
ग्रपेक्षा केवल देनन्दिन जीवन की रप्तानुमृति के लिए ही नहीं, जीवन के 
उत्तर-तत्त्त-- कल्पाण और समाधान के निमित्त मी आवध्यक है । 

ठाकुर महाशय के एक आश्रित भक्त-परिवार के भादयों में घोर भ्रनवन 
ठन गई थी । परिवार था भी प्रचर सम्पत्तिशाली। यदि भाइयों के वीच 
का मनोमालिन्य खश्म नहीं हो जाता, तो उस्त परिवार का सर्वनाश भप्रापसी 
झगड़े के कारण अवधश्यम्मावी हो जायगा -इस चिन्ता से उस्त परिवार के 
सभी हितंषी धीरे-घीरे चिन्तित हो उठे । 

सबसे बड़े माई एक दिन कलचत्ते के कॉलेज स्ट्रटट के मोड़ पर खड़ी 
अ्रपनी कार में बठने हो जा रहे थे कि उन्होंने उस गाड़ी के पास श्रचानक 
ठाकुर महाशय को खड़ा होते हुए देवा । प्रइन उठा, “अचानक ठाकुर 
महाशय यहाँ क॑ते आ गये ?” उन्हें बड़ा आइचय हुआ कि कलकत्ता में 
विद्यमान रहने के बावजूद ठ'कुर महाशय ने उनलोगों को खबर क्यों नहीं 
मेंजी । 

उसी विम॒ढ़ भ्रवस्था में उन्होंने ठाकुर महाह्यय को साष्टाज् प्रणाम किया । 
फिर उन्हें आदरपूर्वक अपनी गाड़ी में बैठने का आग्रह वे करने लगे। किन्तु 
ठाकुर महाशय उनकी श्रोर देखे बिना हो आप-ही-आप घुनघुनाने लगें--- 'राजा 
धृतराष्ट्र के तो सो बेटे थे। उन बेटों के चरित्र की निनदा की कहानियाँ तो 
प्रसिद्ध ही हैं। कुकर्म भी उन्होंने बहुतेरे किये, लेकिन पूरा महाभारत पढ़ 
जाने पर भी यह तो पता नहीं चलता कि उन सौ भाइयों के बीच भ्रापसी 
कलह तो दूर रहे, कभी आपसी मतमेद मी हुप्रा हो ।” 

ठाकुर महाशय की परम शान्त, निविकार बात भवत के हृदय में तेज छरे 
की तरह बिघ गई । छोटे भाइयों के प्रति मन में जो उद्देग, ईर्ष्या और ऋ्रोध 


२३२ ] [ मारत के महान साधक 


की भावना पुञ्जीमत थी, वह एक क्षण में ही अचानक समाप्त हो गई । अपने 
भाइयों के प्रति उनके हृदय में उदारता उमड़ आई । भाइयों का ग्रापसी विरोध 
उसी मह॒त्ते के साथ माप बनकर उड़ गया । 

मकक्‍त का मन झ्रव हल्का हो गया था । उन्होंने उसी क्षण निईचय कर 
लिया कि सम्पत्ति को लेकर जो तकरार है, उसकी जड़ को आज हो खोदकर 
फेंक देना चाहिए । ठाकुर महाशय को गाडी में वैठाकर कुछ मिनट की खातिर 
गाड़ी से उतर कर दफ्तर तक हो आने की अनुमति उन्होंने ठाकुर महाशय से 
माँगी । एक काम निपटा कर और कर्मचारियों को उस सिलसिले में निर्देश 
देकर वे क्षण मर में हो लौट आयेंगे, ऐप्ता वता कर वे यथास्थान के लिए 


रवाना हुए और थोड़ी ही देर में काम निपटा कर अपनी खड़ी गाड़ी के पास 
वापस लोट आये । 


लौटने पर उन्होंने देखा कि गाड़ी खालो है और ठाकुर महाशय इतनी 
ही देर में कहाँ चले गये, इसका पता ही नहों चल पाता । उन्होंने ठाकुर 
महाशय को खोजने की हर संभव चेष्टा की. किस्तु कोई खोज-खब्रर न मिली । 
ग्रन्त में इष्ट-मित्रों से सलाह लेकर वे ठकुर महाशय के एक विशिष्ट भक्त 
के पास चिटठी लिखी । वे विशिष्ट भक्त थे ऊेद्धीय घारा-समभा के श्री सत्येन 
मित्र | वे उन दिनों शिमला में थे । उन्हें शिमला के पते पर चिट॒ठी मेज दी 
गई | यथासमय पन्नोत्तर भी आया । पत्नोत्तर में जो बात बताई गई थी, वह 
श्रौर मो भ्राइचयंजनक थी । पत्नोत्तर में सत्येन बाबू ने लिखा था, “लगमग 
एक महीने से ठाकुर मह'शय शिमला में हो प्रवस्थान कर रहे हैं । सो भी, 


उन्हीं के डेरे पर । भ्राज मी वे वहीं हैं । इस पूरी अवधि में एक क्षण के लिए 
भी वे शिमला से बाहर कमी नहीं गये ! 
एक बार ठाकुर महाशय मजफ्फरपुर के श्री रोहिणी मजुमदार के श्रावास 
पर अवस्थान कर रहे थे। उन्हें देखने के लिए वहुतेरे भक्तों की मण्डली श्रा 
जमी थी। उन लोगों के मोजन के लिए रात में मांसाहार की पहले से ही 
व्यवस्था हो चुकी थी। भोजन करने के लिए वे उठने ही वाले थे कि ठाकुर 
महाशय ने कहा, “मैं भी मांस खाऊगा । थोड़ा-सा मुझे भी दे जामा ।” 
गृहस्वामिनी ने ठाकुर महाशय का जब यह अनुरोध सुना, तो वह आइचय॑ 
प्रौर प्रसन्नता के मारे चंचल हो उठीं । ठाकुर भोजन नहीं करते--यह बात 
सभी जानते थे। मगर, ग्राज उस परिवार पर असीम कृपा करके वे माँस- 
भोजन के लिए भी श्राप ही तैयार हो गये हैं, इस पर विश्वास करना भी 
किसी के लिए कम कठिन न था । वह चटपट बाहर की शभ्रामिष पाठशाला 
में गई झौर एक कटोरे में मर कर पका मांस ले आई । ठाकुर महाशय देखते 


राम ठाकर ] [ २३३ 


ही देवते कटोरा भर मांस उठाकर निगल गये और बोले, “और ले श्राओ्रो, 
और चाहिए 

रोहिणी बाबू की पत्नी के आनन्द की कोई सीमा न रही । ठाकुर महाशय 
को वह वारंबार सयत्न परोस कर मांसाहार कराती रही । बार-बार कटोरा 
मरकर मांस ले आया जाता है और ठाकुर महाशय क्षण मर में उसे निगल 
कर कटोरे को खाली कर देते हैं। अन्ततः अतिथि-मक्तों को खिलाने के लिए 
पक्राये गये हाँड़ी भर मांस का एक-एक टुकड़ा ठाकुर महाशय ने. स्वयं उदरस्थ 
कर लिया । दूपरों के लिए मांत्त का एक टुकड़ा तो कौत कहे, चम्मच मर 
घिदशा भी न बचा । 

एक ही घंटे के बाद ठाकुर महाशय के पेट में मीषण वेदना होने लगी। 
रह-रह कर दस्त के दौरे पड़ने लगे | तीन दिनों तक उन्हें पेट की घोर यन्त्रणा 
भोगनी पड़ी । 

जब स्वस्थ हुए, तब प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने हँसते हुए गृहस्वामी को 
बतलाया, तुम्हारे यहाँ जो मांस पका था, वह नितान्‍न्त विषाक्त था। मैं ही 
था कि वह मांस खाकर मी जीवित बच गया । अञ्रतिधि-भकतों को यदि तुमने 
वह मांस खिला दिया होता, तो वे सब-के-सब बीमार हो नहीं पड़ते, उनमें से 
कुछ का जीवनान्त भी अवश्यम्मावी था। तु प्को बदनामी से बचाने का एक 
ही उपाय था कि मैं स्वयं ही वह मांत उदरस्थ कर डालू । अन्ततः वही करना 
भा पड़ा । 

श्री रोहिणी मजुमदार ने कहा“ तब तो वह मांप फेंक देना ही श्रच्छा 
होता । ग्रापक्रों स्त्रयं इतता कष्ट सहते की क्‍या जरूरत थी ?” 

ठाकुर महाशय ने कोमल-मधुर स्वर में उत्तर दिया--“अरे, फेंक देने 
पर क्या गृहिणी को कष्ट नहीं होता ? कितने यत्न से उ नह ने वह सुस्वादु 
मांप तैयार किया था ? और फिर फेंक देने पर कुत्ते, बिल्लियाँ, फोवे-जंसे 
जंतुग्रों के पेट में तो मांस का पड़ना अनिवार्य ही होता । उनकी जान भी तो 
जान ही है ! उप्त मांस को जो खाता, वही मर जाता ।_ 

कभी-कभी ठाकुर महाशय भक्तों के रोग को अपने शरीर में खींच लेते 
और उप्त रोग की पीड़ा स्वयं भोगते रहते । किसी-किसी भकक्‍त के मन में शंका 
होती कि ठाकुर मद्दाशय तो शक्ति-सम्पन्न सिद्ध महापुरष हैं। इनको इच्छा- 
मात्र से बड़ी-से-बड़ी व्याधि क्षण मर में निमू ल हो जा सकती है। मगर 
याद ऐसा है, तो वे स्वयं रोग से पीड़ित होकर किसलिए इस तरह कराहते 


११/३० 


२३४ ] [ मारत के महान सांघक 


रहते हैं ? दूसरों का रोग मोगना आवश्यक क्‍यों होता है ? रोग को गायब 
ही कर देना क्या इनकी सामथ्य से बाहर को बात है ? 
एक मक्‍त के मन की इस उधघेड़बन को भाँप कर ठाकुर महाशय ने उसी 
दिन प्रसन्नतापूवंक कहा, “दुःख भोग लेने के अलावा प्रारब्ध का दण्ड मिटाने 
का कोई ग्रन्य उपाय नहीं है। योग-विभूति के द्वारा यदि रोग को मिटा दिया 
जाय तो प्रारब्ध-मोग पावना वनकर जमा रह जाता है। बाद में एक-न-एक 
दिन वह और मी यन्त्रणामय होकर धावा वोल देता है। इसीलिए शरीर को 
जो कष्ट भोगना है, उस कष्ट को अध्य देह के द्वारा मोग कर ही नि.शेष 
कर देना उत्तम उपाय है। ऐसा करने में थोड़ा शारीरिक कष्ट तो होता है. 
मगर प्रारव्ब-मोग का ऋण निर्मल हो जाता है | 
कमी-कमी दूसरों के रोग को अपने शरीर पर लछे-लेने के कारण ठाकुर 
महांशय बड़ी विपत्ति में पड़ जाते । डॉक्टर इन्दुमुषण वन्दोपाध्याय ने अपनी 
जानकारी के आधार पर इस प्रसंग में इस तरह लिखा है-- 

“एक दिन मेरे ५०, सी० वीडन स्ट्रीट वाले श्रावास के बंठकखाने की 
कोठरी में ढाका शक्ति औपधालय के कविराज श्री जानक्रीनाथ दास गुप्त के 
साथ-साथ मैं मी ठाकुर महाशय के आमने-सामने आकर बैठ गया था । उस 
समय हम दोनों ने एक ग्राइचयंजनक वत्तान्त का प्रत्यक्ष अनमव किया । हम 
दोनों ने देखा कि आधे घण्टे के भीतर ही ठाकुर महोशय की हथेलियों पर 
और छाती पर चेचक के दाने उग श्राये हैं। कविराज महाशय मे विधिपूर्वंक 
परीक्षा की, तो पता चला कि यह मारक रोग का लक्षण है। एकान्त में डे 
जाकर कविराज महांशय ने मुझे सावधान कर दिया श्रौर आश्वासन दिया कि 
शीघ्र ही वे औषधि और उपचार की उचित व्यवस्था कराने का यत्न करेंगे । 
थोड़ी देर के बांद उन्‍होंने दवाएँ मिजवा दीं। कविराज महाशय के चले 
जाने पर ठाकुर महाशप ने हंँसते-हँसते कहा, “उधर एकान्‍्त में ले जाकर 
तुम्हें कविराज महाशय ने जो कहा है, वह ठीक हो है। इतनी ही देर में 
मेरी हथेलियों पर श्र छाती पर जो फफोले उमर गआ्राये हैं, वे मारात्मक 
चेचक के ही दाने हैं। किन्तु वैद्य होने के बावजूद वे इस तरह 


की ; डर क्‍यों 
गये ? इसकी चिकित्सा के लिए किसी औषधि की ग्रावश्यकता न होगी । 
मारात्मक भर छुतहा रोग तो यह है ही, मगर किसी प्रनिष्ट की आ्राशंका 


नहीं है ॥ 
ऐसा कहकर ठाकुर महाशय अपनी उंगली से चेचक के उन्त दानों को 


दबाने लगे, और घंटे मर के भीतर ही सारे दाने गायब ही गये । वार-वार 


राम ठाकर ] [ २३५ 
पूछताछ करने पर उन्होंने इतना ही स्वीकार किया कि बहुत दिन पहले 
चेचक के एक मरणासन्न रोगो को उन्होंने रोग-मक्त कर दिया था। उसी 
का ऋण-शोध करने के लिए चेचक के वे दाने कमी-क्रमी ठाकुर महाशय के 
शरीर में निकल आते हैं और फिर ठाकुर महाशय की उँगलियों का स्पर्श 
पाकर शान्‍्त हो जाते हैं । 

चाँदयुर में रहते समय ठाकुर महाशय उस वार वेसिलरी आमाशय रोग 
के सांघातिक आक्रमण से शय्या-ग्रस्त हो गये । स्थानीय चिकित्सकों को श्रौषधि 
ओर परिचर्या का कोई परिणाम न निकला। शर्नें-शने शरोर क्षीण होता 
गया और कष्ट बढ़ता ही चला गया । तय हुआ कि कलकत्ता छे-जाक्षर 
चिकित्सा कराये बिना कोई उपाय नहीं रह गया है। कलकत्ता के सु्रसिद्ध 
चिकित्सक डा० जे० एम० दास गुप्त ठाकुर महाशय के परम मक्त थे। तार 
पाने के साथ हो वे चाँदपुर चले प्राये श्रौर ठाकुर महाशय को अपने साथ 
कलकत्ता ले गये । 

जिकित्सा और सुश्रूषा में किसी प्रकार की कोई कमी उन्होंने न होने दा, 
किन्तु रोग को अवस्था में कोई सुधार न हुआ । एक दिव डा० दास गृप्त 
की चिन्ताक्रातर पत्नी को एकान्‍्त में बुवाकर ठाकुर महाशय ने कहा, इन 
दवाग्रों क/ तो प्रमाव देख ही लिया गया। यदि एक ग्लास कच्चा दूध 
ठाकुर महाशय को पिला दिया जाय, तो रोग में शायद कमी हो सकती है ” 


वेसिलरी श्रामाशय रोग में दूध का पथ्य देता तो संकट को और बढ़ाना 
ही होगा, उतने बड़े डाक्टर की पत्नी इस तथ्य से श्रपरिचित न थो । आइचयें 
श्रौर चिन्ता के मारे वे आतुर हो उठीं। उन्होंने दूरमाष के सहारे दासगुप्त 
मह।शय को ठाकुर महाशव की ब्यवस्था का समाचार देते हुए उनकी राय 
पूछो । चिकित्तक होने के कारण दाप्षगृप्त प्रस्ताव सुनकर ठिठक गये, मगर 
ठाकुर महाशय की अलौकिक शक्ति-सामथ्ये से परिचित होने के कारण उन्होंने 
प्रपती राय कच्चा दूध पिला देने के पक्ष में दे-दी । मगर वेसी राय उन्होंने 
स्वेच्छा से नहीं, वाध्प होकर हो दो थी । 

एक साँस में एक ग्लास कच्चा दूध पी छेने के बाद ठाकुर महाशय 
विछावन पर करवट बदल कर सो गये । दूसरे हो दिन देखा गया कि उस 
रोग ने ठाकुर महाशय का पिण्ड छोड़ दिया है । शारीरिक कष्ट-पोड़ा शान्त 
हो गई है भ्रौर रोग का कोई चिह्न नहीं रह गया है । 

डाक्टर दासग॒प्त ने ठाकुर के रोग-मक्त हो जाने पर श्रपने मित्रों की 
चकित मण्डली से हँसते हुए पूछा, “इतने दिनों तक मला मैं किसकी चिकित्सा 


का [ भारत फे महान साधक 
२३६ ] | द 


क्र रहा था ! ठाकुर महाशय को श्राज देखकर क्या कोई कह बाइक कि 
कल तक -े उस्त तरह बीमार थे ? इनका यह खेल आपलोग देखे ही 
लीजिए ।॥* | कं 
ठाकुर महाशय अपने योग-तिद्ध शरीर के ऊपर वारवा: ईत- को 
व्याधियों का आकर्षण प्रायः करते ही रहते थे । डॉक्टर और वैद्यों का दल 
रोग के कारण और निदान का निर्णय करने में इसोलिए वारंवार अ्रसमर्थ हो 
जाया करता । कमी-कमी ऐसे विमूढ़ चिकित्सकों को कर्णावश ठाकुर महाशय 
मुदुस्वर में आइवस्त करते हुए कहते - “रोग भी तो ऋण ही है । ऋण -शोध 
हो जाने पर समय पाकर रोग स्वयं चला जाता है और शरीर स्वयं निरामय 
हो जाता है। चिकित्सा मेंषज श्र उपचार की श्रपेक्षा मर्यादा-रक्षा के लिए 
जरूरी है, मगर बिना ऋण-शोध हुए रोग तो अच्छा नहीं हो सकता ! ” 
ठाकुर महाशय व्याधि-मोग के क्रम में कमी-कभी विनोद और कौतुक के 
प्रसंग मी स्वर उपस्थित कर देते । वात-व्याधि के दोरे से वे वारंवार आक्रान्त 
हो उठते थे । लेकिन यह रोग उनका पुराना सहचर था। उससे जूझने के 
लिए वे किसी डाक्टर-वैद्य से सलाह तक नहीं लेते थे। उससे निपटने का 
उपाय उन्हें स्वयं ज्ञात था। उसे रोग मानकर उन्होंने कमो स्वीकार ही नहीं 
क्षिया । 
एक दिन पजञ्चाड्र उलटते-उलटते उनकी नजर एक विज्ञापन पर जा 
पड़ी । वात-व्याधि की एक अ्रमोध श्रौषधि का आविष्कार एक महाशय ने कर 
लिया है। विज्ञापन में यह मी लिखा था कि यदि उस दवा के सेवन से वात- 
व्याधि जड़ से छुट नहीं जाय, तो दवा की पूरी कोमत लौटा दो जायगो । 
ठाकुर महाशय ने उसी मुहत्तं एक मक्त को औषधि के आविष्कारक का नाम- 
पता देकर भ्रतिष्ठान की और मेज दिया। नगर-निवासी होने के कारण उस 
मकत को विज्ञापन पर तनिक भी भरोसा नहीं हुम्ना, मगर ठाकुर महाशय की 
आज्ञा का पालन करने के लिए वह विवश थे। अत: विज्ञापित श्रौषधि को 
खरीद कर ले आये । 
बहुत दिनों तक उस झौषधि का सेवन किया गया, मगर कोई परिणाम न 
निकला । ठाकुर महाशय ने मुस्कुराते हुए भक्त से जिज्ञासा की, “प्रौषधि खाने 
से रोग श्रच्छा न हुआ, तब तो उनसे औषधि की पूरी कीमत वापस वसूल लेनी 
चाहिए ? भाप तुरत चले जायें भौर कीमत के रुपये वापस लेकर ही लौटें ।” 
कुछ देर के बाद मक्त महाशय झ्रौषधि-विक्र ता के पास से वापस लौट 


किया, “ क्यों, रुपग् 
लकी » ,जैरत ठाकुर महाशय ने जबाव तलब किया, “ क्यों, रुपये मिल 


राम ठाकुर ] [ २३७ 


भक्त ने उत्तर दिया-- 'नहीं, रुपये देने से तो वे इन्कार कर रहे हैं ! ” 

ठाकुर महाशय ने पूछा--“ऐसी बात क्‍यों ? विज्ञापन में तो स्पष्ट लिखा 
हुआ है कि रोग अच्छा न होने पर दवा की कीमत लौटा दो जायगी। तब 
फिरं रुपये लौटा क्‍यों नहीं रहे हैं ? 

भक्त ने उत्तर दिया-- “वे कह रहे हैं कि रुपये न लौटाने का कारण पत्र 
के द्वारा मेज दिया जायगा ।” 

तीन-चार दिन बाद अ्रमोध-औषधि के श्राविष्कारक का पत्र सचमुच श्रा 
पहुचा । ठाकुर महाशय ने भ्रांख पर च॒दमा लगाकर उस पत्र को चटपट 
पढ़ लेना चाहा । 

उपस्थित भक्त-मण्डली पत्र के आशय को पहले से ही जानती थी । उसके 
बीच हँसी चलती रही । ठाकुर महाशय ने पत्र में पढ़ा, औषधि के श्रावि- 
उकारक ने विनयपूर्वक लिखा था-- “ हमने मनुष्य की चिकित्सा के लिए इस 
औषधि की खोज को है। देवता की चिकित्सा करना हमारे वश की बात 
नहीं है । क्षमा प्रार्थी ।” इत्यादि, इत्यादि । 

ठाकुर महाशय पत्र पढ़कर गम्भीर हो गये। भक्तों की धोर देखकर 
उन्होंने कहा, “यह रुपया पचाने का प्रपञ्च है। इन लोगों के विज्ञापन का 
रहस्य मेरी समझ में श्रा गया (* 

ठाकुर महाशय के इस कथन को सुनकर भवत-मण्डली में हँसी की नई 
लहर उठी । 

भक्तों के कष्ट-निवारण को चिन्ता ठाकुर महाशय को वार-वार अस्त- 
व्यस्त करती रहतो । व्यावहारिक जीवन के दुःख-ताप, बाघा-बन्धन से निकाल 
कर मक्‍तों को प्राध्यात्मिक जीवन के पथ पर श्रग्रसर करने के लिए वे सब- 
कुछ करने को तैयार थे। देह-रोग से मुक्ति पाकर यदि कोई भक्‍त मव-रोग 
से मक्ति पाने के लिए तत्पर हो सकता है भ्रौर सृक्ष्मतर लोक का द्वार यदि 
उसके लिए शनेै:शनै: उन्मुक्त हो सकता है, तो रोग का कष्ट स्वयं सहकर 
भक्त को रोग-मृक्त कर देना ठाकुर महाशय के लिए प्ननुचित नहीं जान 
पड़ता था । 

भव-रोग के निवारण के लिए ही वे कभी-कमी भक्तों के घर बिना 

बुलाये ही पहुँच जाते । उन्हें नाम-मंत्र की दोक्षा दे-आते । मगर इस देम्प की 
पृष्ठभूमि में ब्रह्मश्ष महापुरुष की करुणा और ऐड्वर्य का ही प्रकाक्षन होता 
था । 

प्रसन्‍्त कुमार आचाय॑ नामक एक अनुरागी ब्राह्मण उन दिनों प्रपनो 
निष्ठा के लिए अड़ोस-पड़ोस में प्रसिद्ध थे। तरुण अवस्था में ही उनका देय 


| भारत के पटष्टान साधक 
२रे८ ) [ 


मक्ति की आकांक्षा से उत्सुक और आतुर हो उठा था | वे गुरु की खोज में 
घर से एक दिन लम्दी यात्रा पर निकल पड़े $ उसी क्रम में उनकी मेट प्रभुता: 
विजय कृष्ण गोस्वामी से हुई | गोस्वामी जी उन दिनों दीक्षादाता आचाय के 
रूप में केवल वबंग-मूमि में ही नहीं, सम्पूर्ण उत्तर भारत में श्रद्धालुओं के बाच 
विश्रुत हो चुके थे । उक्त गोस्वामीजी से दीक्षा-ग्रहण कर ने की इच्छा प्रसन्न 
कुमार आचार्य ते विनयपूर्वक प्रकट कर दी । 
श्रो विज्यकृष्ण गोस्वामी ने मकत के अनुनय के उत्तर में कहा, “यहाँ 
नहीं, मुझसे आपको दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। शआ्रापके गुर अन्‍्यत्र 
हैं। वे परम कृपालु पुरुष हैं । समय आने पर वे स्वयं आपके सामने उपस्थित 
हो जायेंगे । आपके श्रनुरोध की आवश्यकता ही नहीं होगी । वे स्वर्य श्रापके 
यहाँ ठीक समय पर पहुँच जायेंगे । श्राप निश्चिन्त होकर सावघानतापूर्वक 
केवल प्रतीक्षा करते रहें ।” ह 
इसके वाद तोस वर्ष बीत गये । उन दिनों श्रीहटट जिला के एक गाँव में 
श्री प्रसन्‍त कुमार प्राचाये गध्यापत का कार्य कर रहे थे। एक दिन उन्होंने 
देखा कि उनके दरवाजे पर एक अपरिचित ब्राह्मण खड़े हैं। वेश-भूषा से 
दरिद्रता झलक रही थी, किन्तु संतोष, शान्ति और आत्म-विश्वास की छुटा 
से उनका म्‌खमण्डल दीप्त था। प्रसन्न बाबू उनके सामने जाकर खड़े हो गये । 
उनके वहाँ जते ही ग्रागनन्‍्तुरु ने विश्रव्त्र स्वर में कहा, ' लीजिये, मैं आ गया । 
प्रव श्रापको दोक्षा देकर ही जाऊंगा ।? 
श्रपरिचित आगन्तुक के इस विश्रव्ध वाक्य को सुनकर प्रस्नन्न बाबू का 
सम्पूर्ण शरीर रोमांचित हो उठा। उनके हृदय में आगस्तुक की दोनों 
आँखें जैपे पंठ गई'। मन में कोई कहने लगा, 'अरे ! ये हो हैं 
तुम्हारे लिए निश्चित महापुरुष। तुम्हारे जन्प्रान्तर परिचित गुरुदेव । 
गोस्वामी जो ने इन्हों के आगमन की भविष्यवाणी की थी और तुम तीस 
वर्षों से इन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे ।! प्रसन्‍त कुमार आचाये आ्रागन्तुक के 
चरणों पर साष्टाड्भर प्रणाम निवेदित करने के लिए अकरस्मात्‌ लेट गये श्ौर 
उनकी आँखों से श्रानन्द की अश्र धारा प्रवाहित हो चली । 


उसी दिन शुभ मुदुत्तं में प्रसन्न कुमार आ्राचायें ने सपत्नोक दीक्षा प्राप्त 
की। बाद में उन्हें यह भी मालूम हो गया कि स्वतः ग्राकर जो महापुरुष 
उन्हें दीक्षा प्र दान कर रहे हैं, वह हैं ब्रद्म वद्‌ वरिष्ठ महापुरुष श्रोराम ठाकुर । 
नाम-निष्ठा और पूर्ण समपंण को चरितार्थता देनेवाली शरणागति 
ठाकुर महाशय को दृष्टि में मुमुक्षओ्ों के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं। 


राम ठाक्षुर ] [ २३६ 


विशेषत: गृहस्थ साधकों के प्रसद्भ में वे उपासना के इन्हीं दो मझ्य तथ्यों को 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानते थे। नाप्र-निष्ठा और शरणागति साधक के 
घरातल को शने:शर्ने: किस प्रकार श्रद्धा और शबद्धि के ऊब्वैलोक में उठा 
देतो है, इसका निरदर्शन एक मक्त के जीवन में उद्मासित हुआा । 

एक वार अपने तोन मक्तों के साथ ठाकुर महाशय ढाका से कलकत्ता के 
लिए चन्न पड़े । जब स्टीमर गोयालन्द घाट पर पहुंची, तो साथ के लोगों 
ने चटपट सामान उठा लिये। स्टेशन पर पता चला कि गाड़ी के खलने में 
लगमग एक घंटा विलम्ब है। अगत्या ठाकुर महाशय को एक कमरे में 
बेठाकर साथ के अन्य लोग खान-पान की व्यवस्था करने भोजनालय की ओर 
चले गये । 
लीट कर जब वे श्राये, तो देखा कि ठाकुर महाशय कमरे में नहीं हैं । 
ठीक गाड़ी खुलने के समय उनका गायब हो जाना प्राइचर्यंजनक लगा । 
व्याकुल होकर सभी लोग उन्हें चारों भोर खोजने लगे, कित्तु कुछ पता 
नहीं चला । 

गाड़ी खलने की घंटी पड़ गई। अ्रव ठाकुर महाश्यय को वहीं छोड़कर 
साथ के शेष लोग कंसे यात्रा करें, यह प्रहइन स्वभावतः उठा। श्रन्त में 
निइचय हुआ कि एक व्यक्ति सामान के साथ ट्रेन से चले जाये श्रौर शंष दो 
व्यक्ति कुछ श्रावश्यक सामान के साथ स्टेशन पर ठाकुर महाशय की प्रतीक्षा 
में बंठ रहें। ऐसा ही किया गया । 

सारी रात प्रतीक्षा करनेवालों ने दुश्चिन्ता में काट दी । जब पौ फट रही 
थी, तो उन्होंने आइचये के साथ देखा कि ठाकुर महाशय द्वुत पदों से स्टेशन 
की ओर चले आ रहे हैं। उनके साथ में लगभग दस वर्ष उम्रवाला एक 
बालक मी है। 

स्टेशन पर पहुँचते ही उन्होंने कहा, “आपलोगों के पास राह-खचच के 
अलावा जो भी रुपये हों, निकाल कर मुझे दीजिए । 

टिकट तो पहले ही कटा चुके थे, इसलिए उन दोनों ने दो-चार रुपये 
रखकर बाकी सारे रुपये ठाकुर महाशय को दे दिये । ठाकुर महाशय ने भी वे 
सारे मपये उस्त बालक को दे-दिये, जो उनके साथ वहाँ आया था । चुपचाप 
रपये धोती के छोर में बाँध लेने के बाद बानक ने ठाकुर महाद्यय को 
श्रद्धापवंक प्रमाण किया श्रोर बिना कुछ बोले वहाँ से तत्क्षण चला गया । 

ठाकुर महाशय के प्रचानक गायब हो ज!ने का कारण जब भक्तों ने पूछा, 


तो उन्होंने एक बड़ी ही करुण कहानी सुना दी-+- 


२४० ] [ भारत के भहान साधक 


ठाकुर महाशय के एक पुरातन भक्त गोयालन्द घाट के पास के ही किसी 
गाँव में निवास करते हैं । दो छोटे-छोटे लड़कों और पत्नी के श्रतिरिक्त उनके 
परिवार में और कोई नहीं है । परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दारुण है । 
उपज या आमदनी के नाम पर उस मक्त परिवार के पास कोई सम्पत्ति है ही 
नहीं । जिस दिन जो मिल जाता है, उसी से काम चला लेने के श्रलावा कोई 
उपाय नहीं है | निष्ठा और शरणार्गात के सहारे वह मक्त-परिवार बड़ कष्ट 
से समय व्यतीत कर रहा है । कृपामय ठाकुर उम परिवार के प्रत्येक सदस्य 
के हृदय में श्रधिष्ठित हैं। मक्त की बड़ी ्राकांक्षा थी कि जोवन के अन्तिम 
काल में ठाकुर महाशय दर्शन दे जाये । भक्त की उसी श्रा्काँक्षा को पूरा करने 
के लिए ठाकुर महाशय को वहाँ जाना श्रावश्यक्र जान पड़ा था | 
उसी रात मक्त के जीवन का अन्तिम काल उपस्थित हो गया था । संसार 
से विदा होते समय अपने ब्रह्म-वरिष्ठ गुरु के चरणों का सुपशे प्राप्त कर लेना 
उसके जीवन की बड़ी साथ थी, जो पूरी हो गई। 
शरौर-त्याग करते समय स्त्रीलपुत्र को बलाकर ममूष ने जान्त स्वर में 
कहा था, “तुम लोग भ्रव विलम्ब मत करना । जो कुछ धर में है, खा-पीकर 
प्रस्तुत हो जाओ । मेरे जाने का समय झा गया है। अब देर नहीं है।” 
परिवार के सभी लोग घर से वाहर चले गये । तव उक्त भक्‍त ने गरू 
चरणों के निकट अपना मस्तक रख दिया और परम तृप्ति और श्रानन्द 
साथ अ्रंतिम साँस ली । 

उपर्पक्त प्रसंग का विवरण डॉ. वन्दोपाध्याय ने श्रपने ग्रंथ में इस प्रकार 
दिया है-- 

“ठाकुर महाशय के श्रीमुख से पूरी घटवा का विवरण सुनने के बाद मैं 
बहुत विस्मित और द्रवित हुआ । एक सर्वेया प्रसहाय और निःसम्बला नारी 
दो छोटे-छोटे वालकों के सहरे वैवब्य के दाएण दिन किस तरह व्यतीत कर 
पायेगी ? डिन्‍्तु यह भी पता चला कि उस सद्य विधवा नारो ने भी श्रपूर्व 
धैय का परिचय दिया | उसके जीवन का लक्ष्य ही था अपने पति की भराज्ञा 
का पॉलन करना ! गरु की क्रपा क सहारे वह किसी भी विपत्ति के | साहप 

साथ सामना कर सकती है। उसके दोनों छोटे-छोट लड़के भी शरणागति 
इसी भाव में पगे थे । उतनी बड़ी विपत्ति के बावजूद वे शान्ति और सन्‍्तोष 
के साथ परिस्थिति का मुकाबला करते रहे । रोने-पीटने-जसे दृश्य वहाँ उप- 
स्थित हो नहीं हुए । 

“उस मकक्‍त-परिवार की कहानी सुनकर मेरे आश्चर्य की कोई सीमा न 
रही । उस परिवार ने ठाकुर महाशय का एक ही वार दर्शन पाया था श्रौर 


के 
के 


राम ठाकुर ] [ २४१ 
उनके मुख से दो-चार वाक्य सुन लेने के बाद ही संतोष और शान्ति की बष्टि 
उस पर सतत होती रही । कहा जाता है कि 'गुरु के वाक्‍य ही हैं गुरु' । इस 
हावत का ग्रथ॑ मुझे मकत के उप दरिद्र परिवार को कथा सुनकर अवगत 

हो गया । 

नाम-निष्ठा और शरणारगाति को ठाकुर महाशय 'पतिब्रत घमं' के नाम से 
पुकारते हैं। जन-साघारण के लिए मुक्ति का प्रशस्त मार्ग है यही नाम-निष्ठा 
ओर शरणागति । एक वार इस घमं से विच्यति के कारण एक भमकक्‍त-परिवार 
का ठ।कुर महाशय ने सदा के लिए त्याग कर दिया । 

राज पुताने के किसी गाँव में जाकर ठाकुर महाशय लगमग एक वर्ष तक 
ठहर गये थे | एक निःसन्‍्तान राजपूत दम्पति ठाकुर महाशय के परम भमक्‍त 
के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठाकुर महाशय के प्रति वात्सल्य-माव से उपासना उनके 
जीवन का ब्रत था। ठाकुर महाशय को पअ्पना गोपाल मान कर पति और पत्नी 
को आराघना साल मर चलती रही । परिवार बड़ा सम्पन्त था । गाय-मैंस का 
कोई अ्रमाव नहीं । रोज हो प्रचुर मात्रा में दूध और दही के साथ-साथ मक्खन 
मी प्रस्तुत होता | दोनों बेला में ठाकुर महाशय को वे विधि पूव॑ंक नैवेद् 
श्रपित करते । 

पति और पत्नी दोनों ही की इच्छा थी कि उनके गोपाल उनके सामने हो 
मरपेट मोजन करे, यगर ठाकुर महाशय की जात्तं थी कि उन्हें मोजन करते 
हुए कोई भी देखने न पाए। इसलिए नैवेय्य अपित कर देने के बाद ठाकुर 
महाशय भोजन को पूरी सामग्री के साथ कमरे में बन्द हो जाते। जब द्वार 
खलता, तो नैवेद्य की सारी सामग्री गायब हो जाती, केवल प्रसाद-रूप में थोड़ी- 
सी सामग्री भक्तों के लिए बच रहती । 

यह भी आइचयं की ही बात थी कि उतनी प्रचुर सामग्री को उदरस्थ कर 
लेने के बावजूद ठाकुर महाशय के मुखमंडल पर गुरुपाकी भोजन का कोई 
चिह्न नहीं रहता । संदेह की यह स्थिति मकत-दम्पति को चिन्तित कर देती । 
उनका फ्तृहल किसी प्रक्रार शान्त नहीं हो पाता था । 

कौतूहल अदम्य हो जाने के कारण एक दिन बन्द कमरे के एक छोटे-से 
छिद्र में प्रा लगाकर भीतर का दृश्य उन्होंने देख ही लिया । उन्होंने देखा कि 
कपरा बन्द होने के साथही एक विशालकाय महापुरुष कमरे क॑ भीतर भ्रचानक 
प्रकट हो गये और कुछ ही मिनटों में उन्होंने नेवेद्य की भ्रचर सामग्री उदरस्थ 
कर ली । इथके बाद वे जिस प्रकार अकस्मात्‌ आ्राविभत हुए थे, उसी प्रकार 
लप्त भी हो गये । दृश्य देखकर मवत-दम्प ति को अत्यधिक विस्मय हुभ्रा । 


११/३१ 


२४२ ] [ भारत के महान साधक 


एक दिन ठाकुर महाशय को उन्होंने वह कहानी सुना दी । ठाकुर महाशय 
वत्तान्त सुनकर बड़े मर्माहत हुए | उन्हें इस वात पर दुःख हुम्ना कि उनको 
निषेघाज्ञा का मक्त-दम्पति ने विश्वासपृवंक पालन नहीं किया था। वे एक शब्द 
भी न बोल पाए । दूसरे दिन सुबह होने के साथ ही राजपूताने के उस मकत- 
दम्पति को श्रचानक ज्ञात हुआ कि ठाकुर महाशय उस स्थान का त्याग कर 
रात ही कहीं चले गये हैं । 
मक्त-दम्पति के अनुताप श्रौर व्याकुलता की कोई सीमा न थी । इस घटना 
से उन्हें यह प्रवश्य विदित हो गया कि दशरणागति के पथ पर सन्देह और संशय 
फा रजञ्चमात्र लेश मी श्रक्षम्य श्रपराघ माना जाता है । 
ठाकुर महाशय जहाँ भी रहते, उन्हें केन्द्र बनाकर घमम-प्रसंग के नाना 
वत्तान्त फो चर्चा चल पड़ती । ठाकुर महाशय उस बीच स्वयं भी कुछ-न-कुछ 
प्रवश्य बताते, किन्तु उनके विनोद में भो साधघन-जीवन के गूढ़ श्रभिप्राय ही 
प्रकट होते थे । 
उस दिन सन्ध्या समय कलकत्ता के एक मक्त के घर पर वे श्रचानक चले 
धाये थे। कानोंकान खबर होते ही भ्रौर भी बहुतेरे मक्त ठाकुर के निकट चले 
प्राये । सबकी दृष्टि ठाकुर महाशय के मुख-मण्डल पर ही केन्द्रित थी । ठाकुर 
महाशय के मुख से जो मो दो-चार वाक्य निकलते, उन वह मक्त-मण्डलो 
चातक की तरह कर्णामृत मान कर पी जाती । ठाकुर महाशय के ठहरने के 
कमरे में श्रानन्द श्रौर प्रशान्ति की दिव्य विमा विराज- मान थी । 


ठोक इसी समय एक वृद्ध सज्जन अपनी पत्नी के साथ श्रा पहुँचे । उनकी 
वेश-मूषा से ही स्पष्ट था कि वे किसी उच्च कुल की सन्‍्तान हैं । 

ठाकुर महाशय के आसन के निकट पहुँचते ही आगर 
घोषणा को, “अब मैं जज हो गया हें ।” 


यह छोटी-सी बात को इतनी ऊँची आ्रावाज में बताई गई 
चॉक उठे और कमरे का वातावरणा टूट गया । 


तुक ने उच्च कण्ठ से 


थी कि कुछ लोग 


आगन्‍्तुक की घोषणा सुन लेने के बावजूद ठाकुर महाशय निविकार भाव 
से पृत॑वत्‌ बेठे रहे । ऐसा लगा कि कान से उहेँ कम सुनाई पड़ता है । भागन्तुक 
महाशय ने अनुमान किया कि वृद्धावस्था के कारण ठाकुर महाशय संमवत: 
बहरे हो गये हैं। इसीलिए इतनी महत्त्वूण खबर पर उन्होंने श्रपनी कोई 
प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है । इसलिए और भी तेज श्रावाज में चीख क्र 
उन्होंने कहा-.. * बाबा, मैं जज हो गया हे 


राम ठांकुर ] | २४३ 


“क्यों कह रहे हैं म्‌ सिफ बाबू ? झ्राज कल मैं जरा कम सुनने लगा हें ।” 
--केंहकर ठाकुर महाशय फिर मोन हो गये । पति की आवाज के कमजोर पड़ 
जाने के कारण पत्नी ने भागे बढ़कर बाबा की सहायता की । वह बाबा के 
आसन से सटकर चिल्लाने लगी । उसने कहा, “वाबा, आपकी कृपा से ये जज 
के श्रोहदे पर पहुँच गये हैं ।* 

इस वार ठाकुर महाशय वधिरता का अभ्रमिनय जारी नहीं रख सके । वे 
बोले, “बड़ी अच्छी वात हैं, किन्तु ये जज हो गये, तो उस सिलसिले में मुझे 
क्या करना होगा ? मुझसे क्या करने के लिए कहा जा रहा है ? 

पत्नो ने कहा - “इन्हें श्राजकल बहुमूृत्र का रोग बहुत परेशान कर रहा 
है । व्याधि के कारण शरीर दिन-प्रतिदिन सूखता जा रहा है। इस रोग से 
मुक्ति दिलाने के लिए आप जो-कुछ कर सकते हों, कृपया कर दें । 

ठाकुर महाशय ने श्ञान्त स्वर में कहा, “जज साहब के लिए तो सिविल 
सर्जन साहब की नियुक्ति सरकार ने ही कर डाली है। आप इन्हें कृपया उन्हीं 
के पास ले जायें। मैं तो कोई डाक्टर-वैद्य नहीं हूँ ? ऐसी हालत में मेरे पास 
ग्राने की जरूरत ही क्‍या थी ? मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा 

ठाकुर महाशय के उपयु'क्त वाक्य सुनकर पति-पत्नी की निराशा को कोई 
सीमा न रही । ञ्रागे एक शब्द बोलना भी उनके लिए पघंमव न रहा । 

ठाकुर महाशय शक्ति और ज्ञान की चड़ा पर अधिष्ठित थे, किस्तु उनकी 
कृपा उसे दी प्राप्त होती था, जो आस भाव से उनका शरणागत होता था । 
उस दिन की इस घटना से इस रहस्य का पता केवल उस दम्पति को ही नहीं, 
दोष लोगों को भी मिल गया । 

एक बार कुछ दिनों की खातिर ठाकुर महाशय चटर्गाँव जाकर ठह्दर गये 
थे | भक्तों के बीच हल्ला पड़ गया । कई लोगों ने निवेदन किया कि ठाकुर 
महाशय अपने चरण-रज से उन लोगों के घर को मी पवित्र कर दें । 

चटगाँव के एक मुन्सिफ साहब ठाकुर महाशय के बहुत बड़े भक्त थे । 
ठाकुर महाशय को प्रपने घर ले जाने के लिए वे भ्रौर मी भ्रधिक ध्यस्त ही 
उठे । वारम्वार के भ्रनुतय और अनुरोध के कारण ठाकुर महाशय ने उनके 
घर जाने का वचन उन्हें दे दिया । 

निर्धारित समय पर ठाकुर महाशय उनके घर पर जा पहुभे। यह मी 
बता दिया गया कि भ्रधिक देर तक ठहरना संभव नहीं है, परयोंकि भ्रन्य मक्तों 
के घर पर भी ठाकुर महाशय को उसी दिन जाना पड़ेगा। बहुत उत्सा के 
साथ मुन्सिफ साहब ने ठाकुर महाशय को अपने विद्ञाल महल से परिचित 


न [ भारत के महान साधके 
२४४ | 


बा. पे > >ऊ बिक. प्र ज ब। 
कराना चाहा | वे अपने एक-एक कपरे में उन्हें ले गये, ताकि उनकी राजस 
साज-सज्जा को ठाकुर महाशथ भ्रपनी आँखों देखकर तृप्त हों । 


सबसे अन्त में ठाकुर महाशय को वे अपने सोने के कमरे में ले गये । वहाँ 
लोहे की एक सम्दुक मी पड़ी थी। बड़ी नम्नता के साथ उन्होंने ठाकुर महा 
से निवेदन किया, “ये हमारा परम सौमाग्य है कि आप दर्शन देने स्वयं थ्रा 
गये । इससे मो बड़े सौभाग्य की बात यह है कि हमारे घर हर कमरे में 
श्रापके पाँवों की घुल पड़ गई। मगर, इस कमरे में इतने द्वी से काम नहीं 
चलेगा 
उनका संकेत घर के कोने में स्थापित लोड की सन्दूक की ओर था । 
सनन्‍्दूक की श्रोर उंगली उठाकर उहोंने और अधिक विनीत माव से कहा, 
“बाबा, थोड़ा-सां कष्ट यहाँ श्रोर दूंगा । उप सन्दूक को कृपया आप अपने 
चरण-स्पद्ों से कृतार्थ कर दें ।”' 
मुन्सिफ साहव के इस अनुनय का अभिप्राय यह था कि ठाकुर महाशय 
जहाँ पर चरण रख देंगे. वहाँ लक्ष्मी अचला होकर रहेगी । इसलिए लोहे को 
वह संदूरू स्वर्ण -खण्डों से प्रनायापर ही मर जायगी । 
ठाकुर महाशय ने वहीं रुक कर कहा, “आपका अनुरोध मानने में मुझे 
थोड़ी-सी कठिनाई हो रहो है। आपको पहले ही यह बता देना चाहता हु' कि 
उस संदूक पर यदि मेरे पाँव पड़ जायेंगे, तो सन्दूक के भीतर जो-कछ है, सब 
गायब हो जायगा । 
ठाकुर महाशय का कथन सुनते हो मुन्सिक साहब अप्रतिध हो उठे । उसी 
क्षण ठाकुर महाशय को आगे कर वे उप्त कमरे से शीघ्र बाहर निकल गये । 
अपने प्राश्रितों को मुक्ति-मा्गं पर ले चलने के लिए जिन्‍्हों संसार का 
धयाग कर दिया है, उनके चरण-स्पर्श के सहारे श्रपनी सन्दृक भर लेने की 
प्राकांक्षा कितनी गहित है, इस बात को समझ पाने की बुद्धि मन्सिफ साहब को 
तब मी प्राप्त हुई या नहीं, यह कहना कठिन है । 
एक वार ठाकुर महाशय को घूृम्रपान करने की सनक सवार हुई । बड़ 
उत्साह के साथ वे घड़ी-धड़ी पर एक के बाद दूसरी सिगरेट जलाते प्रौर घएं 
से सारे कमरे को मर देते । उनकी इस लोला ने भक्तों को चकित कर दिया । 
वे समी जानते थे कि ठाकुर महाशय किसी मादक द्रव्य का सेवन नहीं करते । 


इसलिए उन्हें यह समझने में कठिनाई नहीं हुई कि इस घृम्रपान-लीला के पीछे 
मी कोई-त-कोई रहस्य श्रवत्य होगा । 


राम ठाकुर | २४५ ] 


एक भक्त की जिज्ञासा के उत्तर में तम्बाकू को मूरिन्मूरि प्रशंधा करते 
हुए उन्होंने कहा- “'तम्बाक्‌ के धुएं से दाँत के कीड़े मर जाते हैं और दाँत 
में दई होना भो छूट जाता है। मगर, कठिनाई यही है कि धुओआँ घोंटने पर 
नये-नये रोग उत्पन्न हो सकते हैं ।” 

जिस समय वह धूम्रलीला चल रही थी, उसी समय एक अ्रपर्रिचित साध्‌ 
वहाँ भ्रा पहुंचे । उन्हें देखते ही ठाकुर महाशय अ्रप्रतिम हो उठे । जलती 
सिगरेट को बुझाकर उन्होंने कहीं छिपा दिया, मानो क्रिसी अभिमावक ने 


अ्रपने बच्चे को घूम्रपान करते हुए देख लिया हो और बालक को अपनी लज्जा 
छिपाने का कोई उपाय सूझ न रहा हो । 


इसके बाद ठाकुर महाशय ने घरती पर सिर टेककर श्रागन्तुक साधु को 
प्रणाम निवेदित किया और कनखो से चकित भक्तों की ओर देंखा । उनका 
संकेत पाकर उपस्थित भक्तों ने मी वारो-वारी से श्रागन्तुक साधु को साष्टाज् 
लेटकर प्रणाम निवेदित किया । सब लोग श्रद्धा से श्ोतप्रोत हो उठे । यह 
स्पष्ट हो गया कि ठाकुर महाशय जिन्हें प्रणाम कर रहे हैं, वे निश्चिय हो 
उच्य कोटि के महापुरुष हैं । 

थोड़ी हो देर बाद आगन्तुक साधु महाशय चले गये । उनके चले जाने 
के बाद मक्तों को चुप रहते न बना । एक महाशय ने पूछ ही दिया, “बाबा, 
ये कौन थे ? इन्हें देखते ही श्रापने जलती घ्िगरेठ बुझा कर लज्जा का ग्रनुमव 
क्यों किया ? 

उत्तर में बाबा ने इतना ही कहा, “उन्हें मैं पहचानता तो नहीं हो ।” 

बाबा का संक्षिप्त उत्तर सुतकर भक्‍त-मण्डली में खिखिलाहट की लहर 
फैल गई । लोग कानाफूसी करने लगे । देखो ठाकुर महाशय की लीला, एक 


अपरिचित साधु को अपना अभिमावक बनाकर भयभीत बालक की भाँति ये 
किस तरह भ्रप्रतिम हो उठे थे ? 

भक्तों फो कानाफूसी बन्द होने पर ठाकुर महाशय ने गम्मीर स्वर में कहा, 
“इतना जान लें कि गेरुआ वस्त्र त्याग का प्रतीक है और संन्‍्यासी का भूषण है। 
उसका सम्मान करना ही चाहिए । सेनापति का वेश पहन कर जो भी व्यक्ति 
आतः है, उसे सलाम करना हर संनिक का कत्तंव्प हो जाता है। उत्च पोज्ञाक 
को किसने पहन रखा है, इसका विचार प्रनावश्यक है ।* 


समुदाचार की जो उदारनीति उस दिन ठाकुर महाशय ने भपने भक्तों 
को बताई, उसका भक्‍षतों पर बहुत प्रभाव पड़ा । उन्होंने देखा कि ठाकुर 


डे | । मारत के महानें साधक 
रै४९ | | 


महाशय लौकिक कर्म के सारे दायित्वों से मुक्त होने के वावजूद प्रचलित 
समदाचार को श्राघात पहुँचाना उचित नहीं मानते । श्रद्धालुता का यह आच रा 
निश्चय ही श्रन॒करणीय है । 


ठाकुर महाशय का उदार मानव-घर्म जाति, वर्ण शोर समाज- मंद के 
वेषम्य को तरजीह न देता था । कलकत्ता के एक भक्त के घर पर रहते समय 
इस तथ्य का एक स्मरणोय उदाहरण उपस्थित हो गया था। अन्य स्थानों को 
तरह उस स्थान पर मो ठाकुर के आगमन का समाचार सुनकर भक्तों को 
भीड़ इक्ट्टी होने लगी । उस मीड़ में कुछ वाराज़नाएँ भी शरीक होने चली 
आई थीं। 
गृह-स्वामी को जब पता चला, तो वे आग-बबूला हो गये । वाराज्ूनाओं 
को तीखी निगाह से घ्रकर रोकते हुए उन्होंने घर का दरवाजा बन्द कर 
दिया । यह देखकर बेचारी वाराजड्ूनाएं बहुत मर्माहत हुई । उनमें से एकाघ 
तो सिसक-सिसक कर रोने भी लगीं । 
एक दयाविगलित मक्‍त ने मीतर जाकर ठाकुर से इस घटना का निवेदन 
कर दिय। । ठाकुर महाशय ने तेज आवाज में गृह-स्वामी को सुनाकर कहा-- 
“मैं तो अन्चा हूं । श्रांख से कुछ देखता ही नहीं। इसलिए आापलोग जो 
ऊंच-नीच का मेंद बनाये हुए हैं, उस पर मेरी नज्नरही नहीं जाती । बाहर 
से जो स्त्रियाँ मुझसे मिलने श्राई हैं, उन्हें मिलने देना ही उचित है ४” 
ठाकुर महाशय की वात सुनकर गृह-स्वामी फो होश हुश्रा । वाराज्भनाग्रों 
को मीतर जाने के लिए उन्होंने दरवाजा तो खोल दिया, मगर साथ-हो-साथ 
यह निर्देश भो दे दिया कि वे लोग दूर रहकर ही ठाकुर महाशय की श्राराधना 
करें । उनके चरण छुने की गलती न करें । 
वाराज़नाम्रों ने गृह-स्वामी के उक्त निर्देश का ही पालन करते हुए पुष्प 
और पुष्प-माल्य ठाकुर महाशय के चरणों पर दूर से ही निवेदित कर दिया, 
मगर ठाकुर महाशय ने स्मेहपूवंक उन्हें निकट आने की आज्ञा दी और उनमें 
से कुछ फूल श्रपने हाथों उन वाराज्नाप्रों के सिर पर रख दिये तथा उनमें से 
प्रत्येक के तर पर प्रपना हाथ रख फर उन्होंने आशिरवाद दिया । 
यह देखकर मक्‍तों को मीड़ जिस प्रकार चकित हुई, उसी तरह गृह-स्वामी 
महाशय लज्जित होते रहे । 
कलकत्ता को हो एक दूसरी घटना का सम्बन्ध एक मुसलमान भक्‍त 
चिराग भ्रली से है । मकतों की मीड़ में शामिल होना ग्रसम्मव मानकर चिराग 
प्रली तामझ एक मुसलमान किसान घर से दूर हटकर तालाव के किनारे बैठा 


राम ठाकुर ] [ २४७ 
ठाकुर महाशय को स्मरण कर रहा था| यह बात भ्न्तर्यामी ठाकुर महाशय 
जब स्वयं जान गये, तो उन्होंने गृह-स्वामी को आदिशपूर्वक कहा--“*जरा 
चिराग अली को बूला लायें। वह मुझसे मिलने झाये हैं, मगर मीतर आने की 
हिम्मत नहीं हो रही है । वे मेरे बड़े पुराने मित्र हैं। मेरे गाँव के लेंगोटिया 
साथी । 

गृउ-स्वामी ने जाएर देखा तो िराग अली तालाव के कितारे ध्यान-मग्न 
बैठा हुआथा । उसे ब॒लाकर जब्र ठाकुर के पास ले आया गया, तब ठाकुर ने 
कहा, “इतने पुराने स्वजन होकर आपने मुझे गैर क्‍यों मान लिया ? यहाँ 
श्राने में कोई बाघा तो न थी ? मेरे घर का दरवाजा तो सब के लिए खुला 
है ।' 

ठाकुर महाशय के अपनापन का माव देखकर चिराग झली की दोनों 
आँखों से झर-झर आँसू बहने लगे ओर वह ठाकुर महाशय के चरणों पर लोटने 
लगा । 


ठाकुर महाशय ने श्रपने हाथों उठाकर उसे स्नेहपुबंक नाम-मंत्र प्रदान 
किया | 

चिराग अली को सपने में मी यही मंत्र मिल चुका था । इसलिए ठाकुर 
के मुख से उसी मंत्र को पुनर्वार पाकर उसका सर्वांग शरीर रोमांचित हो गया 
और वह फूट-फूट कर रोने लगा । उस दिन से चिराग अली के जीवन में एक 


नई ज्योति का आविर्भाव हुआ और उस क्षेत्र के लोगों के बीच उसकी प्रसिद्धि 
ग्रसाघारण आ्राध्यात्मिक पुरुष के रूप में होने लगी । 


कलकत्ता के ही एक ग्रन्य मक्त के घर में निवास करते समय ठाकुर को 
एक ग्रन्य कृवा-लीला की कहानी भी कम प्रत्तिद्ध नहीं है । 


उस समय मयंकर जाड़े का मौसम चल रहा था । फलकत्ता के बड़ें-बढ़े 
कहने लगे कि वेसी दारुण ठंढ़ उसके पहले कमी नहीं पड़ी थी । गृह-स्वामो 
मक्त ने ठाकुर महाशय के लिए एक मुल्यवान ऊनी चादर खरीद कर ला-दी 
श्रौर अपने हाथों वह वस्त्र उन्होंने ठाकुर महाशय को उढ़ा दिया । ऐसा करके 
मक्त को अतीब प्रसन्नता हुई, साथ-ही-सताथ गोरव-बोधष भी हुआ। रात 


मर उस चादर का उपयोग कर ठाकुर महाशय भयंकर शीत से शरीर का 
बचाव करते रहे । 


मगर, दूसरे ही दिन उन्होंने घर के नौकर को सुबह में जब झाड़ देते 
देखा, तो वह जाड़े से थर-थर काँप रहा था। उसकी कमर से ऊपर का माग 
बिल्कुल प्राच्छादन-होन था । ठाकुर महाशय ने वह्‌ कीमती ऊनी चादर अपने 


२४८ ] [ मारत के महान सात 


हाथों उस सत्य को उढ़ा दी । वह बारम्वार इसका विरोध करता रहा, कित्तु 
ठाकुर महाशय ने आग्रहपूव॑क उसे वह चादर दे-री । 

थोड़ो ही देर बाद जब गृह-स्वामिनी ने उस मृत्य के कंधे पर वह कीमती 

ऊनी चादर देखी, तो झागवबूला हो उढीं। चिल्लाकर बोली-- 'खूसट 
की हिम्मत तो देखिए । ठाकुर महाशय से चादर माँगते इसे जरा मी शरम 
नहीं हुई । 

मृत्य ने बड़े ही विनीत स्वर में कहा, “मालकिन जी ! मैंने यह चादर 
माँगी नहीं । मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने दे-दी है । मैं झूठ नहीं कह 
रहा हूं ।?” 

इस विनयपूर्ण तथ्य-कथन के बावजूद गृह-स्वामिनी का क्रोध शान्त नहों 
हुआ । वे वह चादर उससे छीन कर ठाकुर महाशय के कमरे में चली आई 
और भृत्य के प्रति अपशब्दों का उच्च। रण तार स्वर में करती रहीं । 

ठाकुर महाशय ने जब चादर देखी, तो गृह-स्वरामिनी को लक्ष्य करते हुए 
कहा - “दान दी हुई चोज लौटाई नहीं जाती । इसे आप वापस क्यों ले झ्राई 
हैं ?” 

क्र्द्ध महिला ने ठाकुर महाशय के उक्त वचन पर ध्यान नहीं दिया । 
चादर को सहेज कर उन्होंने ठ'कुर महाशय के पैताते में र दिया और तुनक 
कर नीचे चली गई । 

थोड़ी ही देर बाद लोगों ने सुना कि ठाकुर महाशय बिना कुछ बोले कमरे 
से निकत कर भक्त के उप्त घर का त्याग कर दिया है और कहीं प्रन्यत्र चले 
गये हैं । 

"कक वार ठाकुर के गाँव डीडगमानिक के भक्तों ने ठाकुर महाशय के 
जन्मोत्सव को आयोजन किया । हरि-ता प-कीत्तं न झ्ौर मृदद्भध -करताल के 
उमल नाद से समचे गाँव का वातावरण मुखरित हो उठा । बाहर से भी 
हस्रों को संख्या में मक्तगण आ्राकर इकट्ट हो गये । ठाकुर महाशय के प्रसिद्ध 

भक्त डॉक्टर इन्दु बन्दोपाध्याय भी उन्हीं में मे एक थे। कुछ लोग बाहर 
गे कर संलाप कर रहे थे कि उन।ी नजर दूर के एक पेड़ के तले बैठे हुए 
किसी मुसलमान किसान पर जा पड़ी । उसके हाथ में एक छोटी-सी 
पोटली थी । 

५ पूछने पर पता चला कि उस पोटली में ग्राम और केले के साय थोड़ा-सा 
3 नंयत चावल मो है। यह सन्देश ठाकुर महाशय के चरणों में निवेदित करने 
के लिए वह भ्रनेक कोस पैदल चलकर आ गया है मगर भीड़ के बीच प्रवेश 
ब१र पाना समव न होने के कारण वह एकान्‍्त की प्रतीक्षा कर रहा है । 


राम ठाकुर ] | २४३ 

मुसलमान किप्तान पड़ोस के गाँव का निवासी होने के कारण सवंथा 
अपरिचित नहीं है । वह ठाकुर का समवग्रस्क्र ही नहीं, उनके बचपन का संगी 
मी है। 

इम्दु बाबू ने प्रश्त किया, “अ्रच्छा मिरयाँ भाई ! जब्र तुमने ठाकुर महाशय 
के साथ इतनी लम्बी उमर तिता दी, ठो जरा यह मी वतताप्रो क्ि तुम्हारो 
समझ में ठाकुर महाशय की कौन-सी अच्छाई तुम्हें इस प्रकार खोंद कर ले 
श्राई है?” 

निरक्षर अ्पढ़ किप्तात ने सहज स्वर में उत्तर दिया, “मालिक, मैं तो 
श्रपढ़ मूढ़ ह । इतना हो समझता हूँ कि जेपे समुद्र में ज्वार उठती है, वेसे हो 
घरती पर भी कमी-कमी ज्वार उठती है। ठाकुर महागय उसी ज्वार की तरह 
हैं । उन्हें समझ पाना मेरे वश की बात तो नहीं है! '' 

इम्दु बाबू ने पुनः प्रघत किया--“जव कुछ समझ नहीं पाते हो, तो ठाकुर 
महाशय को देखने के लिए इतने व्याकुल होऋर क्यों चले आये हो ?” 

मुसलमान किसान ने उसी प्रकार सहज स्वर में उत्तर दिया, “ठाकुर 
महाशय को देखने पर प्राण जुड़ा जाते हैं ग्रौर उनकी बातें बहुत अच्छी लगती 
हैं । भले ही मेरं-जसे अपढ़ की समझ में वे समा नहीं पातो हैं ।* 

इन्दु बाबू ने पुनः प्रशन किया, “तुम हिन्दू फकीर को देखने चले आये हो 
श्रौर उन्हें श्रपित करने के लिए केला, आम और चावल मी ले भाये हो । क्‍या 
इसके लिए तुम्हारे मजह॒बवाले मौलवी साहव तुम्हें डॉटंगे नहीं ? वे तो इसे 
गुनाह ही मानेंगे ? 

“गुनाह इसे कौत कहेगा ? ““-कित्तात अन्तत: खीझकर बोला । “ठाकुर 
महाशय के लिए हिन्दू, मुसलमान श्रौर क्रिस्तान का विभेद क्‍या रह गया है ? 
जैसे ऊँचे टीले पर चढ़ जाने के बाद नीचे की तमाम चीजें एक-साथ दिखाई 
पड़ने लगती हैं, बसे ही ठाकुर मद्दाशय तो टीले पर चढ़ऊर बेढठे हुए हैं । उनके 
लिए समी बरात्रर हैं श्रोर सबके लिए वे मी अपने हैं ।' 

अ्रपढ़ किसान के मुह से तत्त्व-बोध की वेसी बहुमूल्य विवेचनी सुनकर 
मक्तों की मीड़ चकित हो उठी | ठाकुर महाशय प्राण-सुन्दर महापुरुष थे, 
इसलिए अपने मकक्‍तों के प्राण में पंठकूर वे प्रजाने ही उन्हें ज्ञान की ऊंँची-से- 
ऊँची बातों की सहज अ्रवगति प्रदान कर देते थे । 

मानव-प्राणियों की द्वी माँति मानवेतर प्राणियों के प्रति भी ठाकुर महाशय 
की झपार कृपा कोई मेद नहीं करती थी । नोआखाली के चौमृहानी गाँव को 
११/२२ 


२५० ] [ मारत के महान साधक 


बात है । ठाकुर महाशय एक घर में लेटे विश्राम कर रहे हैं | ग्रासपास में दो- 
चार श्रद्धालू मक्त बेठे हैं। इसी बीच मक्त-परिवार का एक कुत्ता चीख-चोज 
कर फरियाद करने लगा । जब उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो वह 
ठाकुर महाशय के शयन-कक्ष में सीधे जा-पैठा । उनको चारपाई पर अगले 
दोनों पाँव टेक कर बड़ी ही करुण दृष्टि से ठाकुर महाशय के मुख की तरफ 
निरनिमेष होकर देखता रहा । इस प्रकार अपने कष्ट का निवेदन कर लेने के 
बाद वह चुपचाप बाहर चला गया । 


ठाकुर महाशय इसके बाद तुरत उठ-बेठे और गह-प्वामी को बुलाकर 
हा, “क्या आसपास में पशुरोग का उपचार करनेवाला कोई डॉक्टर नहीं 
है ! उत्तर मिला--'बावा, यहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं है । हाँ, नोआखाली 
में हो सकता है ।' 
ठाकुर महाशय ने विरक्त होकर कहा, “कुत्ते पर झ्रापलोगों का कोई ध्यान 
ही नहीं रहता । उसे जो-सो खाने के लिए, भ्रनाथ की तरह, छोड़ दिया 
है । तमी तो उसके गले में काँटा गड़ गया है और वह पोड़ा से व्याकुल 
ठाकुर महाशय की बात सुनकर घर के लोग इधर चक्तित होते रहे और 
उधर कुत्ते ने जोर से छींक मारी और उसके कंठ में प्रेंटका हुआ काँटा आप- 
ही निकल कर बाहर आ गया । संकट से परित्राण पा-लेने के बाद कत्ते का 
चीखनता-चिल्लाना वन्द हो गया । 
यह गश्रोश्चर्य की ही वात है कि अन्य किसी के प्रति भ्रपना कष्ट निवेदित 
न कर पाने के बाद उस कत्ते ने मी ठाकुर महाशय की ही क्ृपालुता की 
प्रपेक्षा की थी । पशु बुद्धि के इस रहस्य पर भक्तों का चकित होना स्वाभाविक 
हीथा। 
ठाकर महाशय ग्रक्सर कहा करते, “प्राण के प्रति आत्मीयता सिद्ध कर 
लेने के बाद विश्व के समी प्राणी श्रात्मीय हो जाया करते हैं।” ठाकर के इस 
कथन का प्रमाण उम्र कत्ते ने उपस्थित कर दिया था । 


प्र्य कुछ जन्तुप्रों की ऐसी ही आत्मीयता की कथा ठाकुर महाशय के 
जीवन में घटित हुई | एकवार वे वृन्दावन में वात-व्याधि से पीड़ित हो उठे । 
वात-व्याधि का श्राक्रमण इतना भयंकर था कि करवट लेने में भी ठाकुर 
महाशय अक्षम हो गये थे । 

यन्त्रणा जब दु:ःसह हो उठो, तो अचानक उनके कमरे में एक लंगूर आकर 
उपस्थित हो गया । थोड़ी देर तक वह ठाकुर महाशय के हाथ-पाँव की 


राम ठाकुर | [ २५१ 
'परिचर्या मनुष्य को हो तरह करता रहा । उत्त परिवर्या के बाद ठाकुर 
महाशय की पीड़ा सचमृच कम हो गई। इसके बाद घर में रखी गई खाली 
कलशी उठाकर वह लंगूर बाहर चला गया और थोड़ी देर के बाद कहीं से 
ताजा जल मर कर कलशी को अपनी जगह पर वापस रख गया । 

जिन लोगों ने इस दृश्य को श्रपनो आँखों से देखा, उन्हें यह मानने में 
कोई कठिताई न हुई, कि ठाकुर महाशय केवन्न मनुष्यों के प्रति समब॒द्धि नहीं 
रखते थे, प्रस्येक्र प्राणी के प्रति समान भ्रत्मीयता उनमें कृठ-कट कर 
भरो थी । 
वन्दावन के लंगूर की तरह दाभिनी माँ के साँप मी ठाकुर मद्राशय के 
प्रति प्रतन्‍्य मक्ति का परिचय देनेवालों में प्रसिद्ध हैं। मवानीपुर के वकुल 
बागान में मिट्टी के एक छोट-से घर में दामितों माँ साघन-मजन की जिन्दगी 
श्रनेक वर्षों में व्यतीत कर रही थी। ठाकुरजी कमी-कमी उस भिट्टी के घर 
में कुश्य दिनों के लिए ठहर जाया करते । फरशं का धरातल बिलों और माँदों 
सेमराथा। उन्हीं में दो पुराने साँप क्रीड़ा करते रहते थे। दामिनों माँ 
प्यार से उनमें से एक को कन्‍्हाई श्रोर दूसरे को तिताई कद्दा करतीं। 

ग्रीष्म की दुपहरी में जब दिन तवे को तरह तप जाता, तो वे दोनों 
साँप माँद से निकल कर ठाकुर महाशय के शरीर को श्पने स्पर्श से ठंढक 
पहुँचाने के लिए अधीर हो जाते । वे उनके शरोर को चारों तरफ से घेरकर 
उनकी परिचर्या करते रहते थे । 

एक वार वाराणसी के आवास पर ठाकुर महाशय एकाकी निवास कर 
रहे थे। इसी बीच उन्हें मश्रंकर ज्वर हो आया। कैवल्य घाम के महंत 
श्री द्यामचरण चट्टोपाध्याय वैसे ही समय में, दोपहर की वेला में, ठाकुर 
महाशय से मिलने पहुंचे । दरवाजा भोतर से बन्द था। दरवाजे को आड़ 
से जो मीतर का दुश्य उन्होंने देखा, उससे वे मयभीत झ्रौर विस्मित हो उठे । 


उन्होंने देखा कि ठाकुर महाशय के सम्पूर्ण शरीर को अपनी कुण्डली में लपेटे 
महंतनी के मह से चीख फटना 


एक विशालकाय सपं श्रामोदित हो रहा है । 
ठाकुर 


ही चाहती थी, कि ठाकुर महाशय की दृष्ठि उनपर श्रा पड़ी। 
महाशय ने तेज आवाज में महन्तजी को सावधान करते हुए कहा, “आप शीक्र 
वापस चले जायें । मुझे बीमार देखकर मेरी परिचर्या करने के लिए ये सपं 
देवता आ पहुँचे हैं । प्रापके रहने से इनकी सेवा में बाधा पड़ेगी ।” 

ठाकुर महाशय की चेतावनी सुनने के बाद महन्तजी ने दरबाजे के बाहर 
से ही ठाकुर महाशय के प्रति अपना साष्टाड्र प्रणाम निवेदित कर दिया और 


बरंग वापस्त लौट गये । 


कर 
२५२ ] [ भारत के महान साई 


भक्तवत्सल श्रो राम ठाकुर के प्रजस्न उपदेश भक्तों को लिखें गये पत्रों 
के रूप में और श्रन्तरंग भक्तों की डायरी में आज मी खोजे जा सकते हैं !' 
इनके कुछ ग्रन्याकार संग्रह मी भक्तों ने प्रकाशित करा दिये हैं। उनके 
सार-भाग का भी उपस्थापन यहाँ सम्भव नहों है । 


ठाकुर महाशय अक्सर कहा करते कि अकर्त्ता बुद्धि ही स्वभाव है ओर 
कत्तं त्व वृद्धि ही ग्रमाव । कत्तु ्व-बुद्धि को काटकर स्वभाव की उपलब्धि 
करने के लिए मुमक्षप्रों को नाम का सहारा लेना पड़ता है। साधन के इस 
मार्ग में शरणागति और घंयं की आवश्यकता होती है । 
ठाकुर महाशय कहा करते --"मगवान जिम्हें हम कहते हैं, वह सममाव- 
मुलक निरपेक्ष शक्ति की सर्वज्ञता हो तो हैं? यदि कत्त त्व-बुद्धि का श्रर्थात्‌ 
झ्रहंकार का हम त्याग नहीं कर देते, तो उस निरपेक्ष शक्ति का लाम उठाने 
की योग्यता आजित नहीं की जा सकतो ॥ 
डॉक्टर गोपीनाथ कविराज के द्वारा संकलित की गई ठाकुर महाशय की 
उक्तियाँ प्रकाशित हो चुकी हैँ। उनमें ठाकुर महाशय ने प्रारब्ब-मोग के 
सम्बन्ध में कुछ अनठो बातें बतलाई हैं । 
ठाकुर महाशय कहते हैं--“प्रारब्त्र का भोग भोगे बिता त्राण नहीं ॥ 


योग-विमूति के द्वारा उसे स्थगित क्रिया जा सकता है 


, मिठाया नहीं जा 
सकता । 


संसार में प्रारव्य का मोग-मोगने ही तो हम भाते हैं! उसे यदि 
कृपापात के द्वारा थोड़ी देर के लिए या सदा के लिए रोक देने की चेष्टा की 
जाय, तो उसे ग्रनुचित ( माना जायगा । जो निष्ठापूर्वेक शरणागति के 
धरम का पालन करते हैं, उन्हें अ्रटल धेये के साथ प्रारव्व का मोग सहन कर 
लेना चाहिए । यही उचित है ।' 
ठाकुर महाशय कहते हैं कि प्रारब्बवश भोग के जो वेग श,्राते हैं, उन्हें 
धेयंपूवंक सह लेने से मोग से छुटकारा मिल सकता है। ऐहिक सुख की 
पिपास! को तृप्ति देने के लिए हम ग्रधीरतापृवंक श्रावेग से मग्ध होकर 
प्रारव्य-मोग को अनजाने ही निमंत्रण दे बैठते हैं। तभी सीता जैसी सती 
नारी भी सोने के मग के प्रति लब्ध ग्रौर म॒ग्ध हो कर उसके लिए श्रधीर हो 
उडीं। यदि स्वर्ण पृग-त्राष्ति की उ। आकांक्षा को पूरा करने को जिद के 
बजाय उस कुतूहल-बेग को वे धैयंपूर्वक सह लेत्तीं, तो रावण की लंका में पति- 
वियोग का दुख उन्हें वर्षों तक क्यों उठाना पड़ता और लोकापवाद का दुःख 
वे क्‍यों सहतीं ? रामायण को यह कया मनोवेग की प्रबलता का एक स्थायी 
उदाहरण है। मगर, साथ-ही-पराथ उससे यह भी पता चलता है कि धरट्स 


राम ठाकूर | [ २५३ 
का मोग चुक जाने के बाद जैसे सीता को राम की कृपा प्रांप्त हुई, वैसे ही 
शरणागत को भगवान्‌ की कृपा मी प्राप्त हो जाती है । 

ठाकुर महाशय अक्सर कहते कि जैसे नारी जबतक रजस्वला नहीं होती 
तबतक पति के द्वारा गर्भाधान संमव नहीं होता, उसी तरह जबतक शिष्य के 
मौतर तीत्र योग्यता का उतावलापन जन्म नहीं लेता, तब तक गुर को 
ऊपा उसमें फलित नहीं होती । दीक्षादान ही वह गर्माधान है, जिसके द्वारा 
शिष्य के भीतर बीज श्षक्ति के रूप में गृरु स्वयं प्रवेश करते हैं भौर फिर पूर्ण 
शक्ति के साथ प्रकट हो जाते हैं । 
«... ठाकुर महाशय कहते कि बाहर से दाक्ति-संचार करने पर कोई विशेष 
लाम नहीं होता, केवल एक सामयिक्र उल्लास का अवतरण होता है। कभी- 
कमी इसके परिणामह्वरूप शिष्य का उत्थान न होकर पतन भी हो जाया 
करता है । 
कुण्डलिनो के सम्बन्ध में ठाकुर महांशय की एक प्रनूठी धारणा थी । वे 
कहते कि कुण्ड कहते हैं भाधार को । जो आधार या अवलम्बन पर मरोसा 
करनेवाली शक्ति है, वही कुण्डलिनी है। जब अवलम्बन का त्याग हो जाता 
है, तो प्राज्ञा-चक्र के द्विदल-कमल पर पहुंच कर एक ऐसी प्रवस्था श्राती है, 
जिसके ऊपर में अव्यक्त है श्रोर नीचे व्यक्त जगत्‌ । वहाँ जाकर मगवान को 
रक्षा-शक्ति स्वतः प्रकट होतो है--“निराश्रयं माँ जगदीश रक्ष' । 

नाम-जप के बारे में ठाकुर महाशय कहते, “जंसे कुत्ता जब सूखी हड्डी 
को चबाता है, तो उसे कष्ट ही होता है, यहाँ तक कि उसके दाँत दुखने लगते 
हैं भोर मसूड़ों से खून बहने लगता है, किन्तु फिर भी यदि वह चबाना न 
छोड़ता है, तो प्रस्ततः हड्डी के भीतर की मज्जा का रस मी उस्रे प्राप्त होता 
है। इसी तरह, नाम जपने में प्रारम्म में मले ही मन न लगे, किन्तु 
धेयंपूवंक सावधान होकर जो नाम-जप जारी रखते हैं, उनके प्राणों में नाम 
का श्रक्षर-रस प्रंतत: प्रतिष्ठित होकर उन्हें प्रमु के कृपा-लोक तक पहुँचा ही 
देता है । 
ठ/कुर महाशय के लीला-संवरण की घटना चौपुहानों वाले बंगले पर 
जिस दिन घटित हुई, वढ़ वेशाख अक्षय तृतोया के रूप में स्मरणीय है । 
खिस्ताब्द १६४६ के डेढ़ बजे दिन में ठाकुर महाशय ने शरीर-ह्याग किया । 

इसके पहले अपने दो सेवक-मभक्तों--उपेन्द्र कुमार और नरेन्द्रनाथ का 
उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा--''रात की श्राविरी वेला में मैंने एक 
स्वप्त देखा कि चन्द्रलोक से एक रत्र नीचे उतरा है और मैं उत॒ पर चढ़ गया 


२५४ |] [ मारत के महान साधफ 
हूँ ।” इतना कहने के वाद उन्होंने दोनों ही मकतों के सिर पर द्वाथ रख 


कर उन्होंने ग्राशीर्वाद दिया श्रौर उनकी ठुडडी पकड़ कर उन्हें देर तक 
दुलराया मो । 


ठाकुर महाढय का शरीर मृत्यु के बाद पूर्णतः निरावरण श्रवस्था में पाया 
गया । केवल घोती और भ्रेगरख। ही नहीं, लंगोटी तक भी खोलकर उन्होंने 
अलग फेंक दी थी ।, यहाँ तक कि गले फी कंठी-माला भी छिन्न-मिन्न अवस्था 
में गले से उन्होंने! स्वयं उतार फेंकी थी । इसके पीछे संमवतः यही रहस्य 
था कि महापुरुष जिस अवस्था में संसार में आते हैं, उसी निराबरण-निरामरण 
अवस्था में वे संसार से विदा होना मी पसन्द करते हैं । 


उपेन्द्र कुमार श्रौर नरेन्द्रनाथ को. भ्राशीर्वाद देने के बाद ठाकुर महाशय 
बिछावन पर सोने चले गये थें। उसके बाद दूसरे हो दिन उनके शरीर-त्याग 
का यह अड्भूत दृश्य भक्तों ने देखा कि पूर्ण दिगम्बर रूप में वे अपनो शय्या 


पर चित्त होकर लेटे हुए थे और उनकी भ्रघ॑नि्ीलित भ्राँखों में शरीर-त्याग के 
परचात्‌ मी ग्रयूत्रे श्रोलोक उद्मासित हो रहा था । 


नवभारत प्रकान्नन 


लहेरियासशाय, दरभंगा 


आवरण मुद्रण--सत्या प्रिट्श, नयाटोला पटना-४ 


